किशोरलाल भाई की 
जीवन-साधना 


लेसक 
स्‍्व० नरहरि भाई परीख 


अनुवादक 
चेजनाथ महोदय 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाट, काशी 


सनन्‍्तों के अनुज 


स्वर्गीय किश्लोरछाल भाई मुत्यु के उपरान्त लोगों के स्मारक खडे 
करने या उनके जीवन-चरित्र आदि लिखने के विरुद्ध थे। मृत्यु से कुछ बर्ष 
धूर्व उन्होने 'भरण-विधि' नामक एक लेख लिखा था। उसे बड़ी प्रसिद्धि मिलो 
थी। परन्तु उनको मृत्यु के बाद यह जीवन-चरित्र लिखने के विषय में जब 
चर्चा चलने लगी, तो एक भ्रद्धेप दुजुर्ग ने इस तरह के फट्टर विचारवाले मित्रो को 
यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि “जिन्होंने अपनी प्रखर विचार-शव्ति, अविरत 
क्मंपोग और निर्मल चारित्रिक गुणों से अपने देश, काल और समाज को 
प्रभावित किया, उन विभूतियों के जीवन-चरित्र लिखना यदि अनुचित है, तो 
वया व्यसनी, ढुराचारी, सटोरिये, कालछा-बाजार करनेवाले अथवा सिनेमा 
के सितारों के चरित्र लिखकर या लिखवाकर आप सभाज को ऊपर उठाने को 
आशा कर सकते हे ? ” 

तब स्वर्गीय श्री किशोरलाल भाई के निकटतम मित्र और आजीवन सायी 
श्री मरहरि भाई ने यह चरित्र लिखने का काम अपने जिभ्से लिया और श्री नाथजी 
ने इस थोजना को अपना आश्ञोर्वाद देकर इसका अभिननन्‍दन किया। चरित्र- 
छेखन जब रूगभग पूरा होने को आया, तब मायजी ने मुझे छिखा--यहू कल्पना 
ही मुझे अटपटी मालूम हो रहो है कि इस जीवन-चरित्र में आपके उद्गार 
न॑ हों। जो सन्समित्र हमारी आँखों से ओझल हो ग्रयें हे, उनके प्रति सदुभाव 
प्रकट करनेवाले दी शब्द हम लिख दें, इससे अधिक हमारे हाथों में और 
है ही क्या ?” 


श्र मर 4 > 
किश्चोरछाल भाई को सबसे पहले मेने सन्‌ १९१८ फे आसपास सावरमतो- 


आश्रम में देखा या३ तभी उनका शरोर दमियल और रोगी था। जीवन के 
अंत तक वह ऐसा ही रहा। प्रारम्भ में उन्हें ओर उनकी सांप्रदायिक रहन- 


न्प्- 


सहन को देखकर मुझे बहुत बुरा लूगा। धर्म, अध्यात्म अयवा झ्ाास्त्रो की चर्चा 
में उनकी पृथरकरण की शलो और पुरानी परिभाषा को देखकर से परेशान 
हो जाता। नवीन जीवन-दृष्टि सिलने के बाद 'जीवन-शोधन' तथा अन्य अनेक 
ग्रन्थों में उन्होंने अपने प्रखर विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत किये है। इनमें से 
कितने ही विचार तो मुझे अथवा मेरे जैसे अनेक लोगो को अस्वीकार्य लूयते। 
परन्तु इनके मूल में जो नि स्पृहता, सत्यनिष्ठा और सामुदायिक श्रेय फी चिन्ता 
थो, वह हर आदमी के हृदय को स्पश्ें किये बिना नहीं रहती, फिर वह श्रद्धालु 
हो या अश्नद्धालु। 
किशोरलाल भाई ने नायजी को प्रकट रूप से अपना गुरु बताया है। परल्तु 
यह गुरु-शिष्य-सम्बन्ध हमारे देश की परम्परा को छापवाला नहीं था। किशझोर- 
छाल भाई जब सत्य की अपनी खोज में अत्यन्त व्याकुल अवस्था में थे, तब चनायजी 
नें उनका सएय देकर उन्हें एक निश्चित जीवन दृष्टि प्रदान की थो । किशोरलाल 
भाई ने इस ऋण फो सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया है। कृतज्ञता का यह 
भाव उनके हृदय में जोवनभर बना रहा, इतना हो इसका अर्य समझना चाहिए। 
नायजी ने किश्ोरछाल भाई का अयवा अन्य किसीका भो गुरुपद कभी 
ग्रहण नहीं किया। बल्कि अधिकाश आधुनिक पुरुषों की भाँति गुरु-सस्या फी 
बुराइयो का तोत्र भान उनमें भी है। उनसे परिचित सब लोग इस बात फो 
जानते है। किश्लोरलाल भाई की श्रद्धा-उपासना पुराने ढग की थी। जान में 
अथवा अनजान में नाथजी ने इसको जडें पूरी तरह हिला दीं। इसके बाद 
जब तक उनकी बव्याकुलता का शमन नहीं हो गया, तब तक उनका साथ देकर 
उनका मार्गदर्शन करना नायजी के लिए अनिवाय्य हो गया! और सच पूछिय 
त्ती जब किशोरलाल भाई को शान्ति मिलो, तब उन्हें ऐसा छगा मानो अपने 
सिर पर का एक बहुत बडा बोझ हद गया और छूट्टी मिली। ऐसा नायजो ने 
अनेक बार अपने मित्रो के सामने कहा है । 
भें तो समझता हूं कि गुरु-शिष्य का नाता सबसे अच्छे अर्थ में एक सखा- 
सन्मित्र फा नाता है। इस चरित्र-्रन्य में नायजी ने साधना श्ोर्पक अध्याय 
लिखा है। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होने यह बता दिया है। यही नही, बल्कि 
उन्होने किशोरलाल भाई के समान ही कृतज्ञभाव से यह स्वीकार किया है कि 


-+६- 


एक सन्समित्र के रूप सें वे स्वय भी किश्ोरलाक भाई के ऋणी ह। गुस्सत्या के 
इतिहास में यह वस्तु जितनी अनुपम हैं, उतदी ही नवीन भी है 

बिवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहस के निर्वाण के बाद उन्हें प्रसिद्धि प्रदान को । 
परन्तु किद्ौरछाल भाई ने उन्हें जीवितावस्था में ही प्रप्तिद कर दिया। दूसरे 
के नाम से पहचाने जाने में एक पुरुषार्थी व्यक्ति हमेशा सकोच और असुविधा का 
अनुभव करता है। नाथजो का परिचय प्रायः किशोरलाल भाई फे गुरु फे रूप में 
दिया जाता है। अत नाथजी वर्षों से यह सकोच और सकक्‍ट उठाते आये है । 
इस सकोच और सकट से एसे सत्पुरुषो को बचाकर उन्हें उनके अपने व्यक्तित्व 
के मूल्य पर हम पहचानना सीखें, यह व्यक्ति और समाज दोनो के लिए इंष्ट है। 


१44 24 १4 5 


जीवन-द्षंत, तत्त्वज्ञान, शिक्षण, सामाजिक तथा राजनंतिक उत्थान, 
रचनात्मक कार्य, आयिक नियोजन, राजकीय सिद्धान्तवाद और देश की अन्य 
समस्याओं पर किशोरलाल भाई ने अपने अगल्भ विचार लगभग दो दर्जन 
प्रन्‍्यो और 'नवजीवर्', यग इण्डिया, हूरिजन' पन्नों और पिछले बर्षों में समस्त 
देश के अनेक सामरिक पत्रों सें छपे अपने असण्य लेखों में प्रस्तुत किये है। 
इन सबमें उन्होंने गाधीजी को अनेक विचार-घाराओ और सिद्धान्तों को विशद 
किया है। गाधीजो द्वारा प्रचारित आदर्श और कार्यक्रम जनता को विशद 
रूप से समझाने भोर उसके चित्त पर अच्छो तरह भक्त कर देनेवाले प्रामाणिक 
भाष्यकार और स्मृतिकार के रुप में वे प्रतिप्ठा प्राप्त कर चुके हें। स्वयं गाधौजी 
ने एव से अधिक बार उनके इस अधिकार पर अपनो मुहर छगा दी है। 

व्यापक और गहन चिन्तन उनको अपतीो कमाई थी। स्वामी सहूजानन्द, 
गाधीजी, नाथजी अथबा अन्य किसी गुद्जन से भ्राप्त पूँजी पर उन्होने व्यापार 
नहीं फैछाया है। जो परया, उसे पचाया और फिर गुषजनो के ऋण को पूरी 
तरह स्वीकार वरके उसे अपनो वस्तु के रुप में, परन्तु भलाई-बुराई को जिम्मे+ 
वारी एुद उठाकर उसे समाज के सामने पेश विया। यह सब उहोने जितने 
निरभिमान के साथ छिया है, उतनो ही उसके भोतर यह भावना भी रही है कि 
ज्ञान में या अनजान में किसोके साथ अन्याय न हो जय ॥ 


>े 


उनवा समस्त चिन्तन ओर छेखन लोक-जीवन को शुद्धि, वृद्धि, सस्कार और 
नवरचना के लिए होता था और इसमें समस्त ससार के लिए प्रेरणा और सन्देश 
होता था । फुरसतमन्द बुद्धिमानों फे काव्य श्ास्त-विनोद' के लिए उन्होने 
कभी नहीं लिखा। सुशिक्षित और जन-साधारण की सस्कारिता के भेद को 
उन्होने 'भद्र सस्कृति' और 'सत सस्क्ृति' जँसे सुन्दर नाम देकर प्रकट किया 
है। ये नाम हमारे साहित्य में अमर हो जायेंगे १ 
एक प्रखर शिक्षाज्ास्त्री और चतुर सलाहकार के रूप में गाधीजी की 
विविध सस्थाओं के साथ उनका आजीवन सम्बन्ध रहा है। किसी एकाघ 
सस्या से केवल अपने निर्वाहभर के लिए वे छोटी-सी रकम छेते थे। ग्रन्यो अथवा 
छेखो आदि का कोई पुरस्कार नहों लेते थे। फिर भी यदि कोई भेज ही देता 
तो ये दूसरे किसीको दे देते । 
मतिक गुण और सयमी जीवन-व्यवहार द्वारा जनता के चरित्र्गठन का 
उन्हें बडा आग्रह था । इस कारण बहुत से आधुनिक छोग उन्हें अध्यावह्मरिक 
'सतो' में शुमार करसे । साहित्य, सगोत् ओर कला के नाम पर विलासी 
चृत्तियों का अनुशीलन उन्हें अच्छा नहों लगता था। स्त्री-पुदषों के बीच की 
स्वाभाविक मर्यादा को वे कुदरती कानून मानते ये। वे मानते थे कि सुहावने और 
आकर्षक 'लिबलो' फे नाम पर इस मर्यादा को तोडने फा यत्न यदि किया जायपा, 
तो समाज के शरीर और मन के आरोग्य को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। 
सस्‍्त्री-जाति फे प्रति उनके सन में बहुत आदर था और वह सारा गोमतीबहन 
में प्रकट होता था। 
मध्ययुग के ईसाई साधु थॉमस बेंपिस का एक ग्रय है--/ापशाठा 
०९ (07५7 ( ईसा या अनुकरणा ) । आज चार-पाँच शताब्दियो से 
ईसाई जगत्‌ में उसका लगभग बाइबल के समान ही आदर है। मेरा खयारू 
है कि किशोरलाल भाई फे विचार और चचितन कुछ ऐसा ही स्थान प्राप्त करेंगे। 
उनका जोवन-दर्शन विवेक-प्रधान था । में इसे अकसर 'कोह्ड रंशनलिज्मा 
(वेदाम्यास-जडज्ञान) फहता ॥ परन्तु उनका व्यवहार अमृत के समान मधुर 
था। काया एकदम जर्जर यों, फिर भी अतिथि-आगन्तुक का सत्कार उठ- 
कर और सामने जाकर फरते। बडें-बर्ड नेताओं से लेकर अदने कार्यकर्ता 


न्न्ट 


और निकम्मे कालोचकों तक को बात समान सोजन्य के साथ सुनते ओर 
उतने ही धीरज और समता फे साथ उनके जवाब भो देते । इन्हीं सब 
सद॒णुणों पेः कारण दे सवकी थद्धा और आदर के पात्र घन गये थे। 
देगम्बर साहब फे सोजन्य के विषय में कहा जाता है कि उनके समस्त 
जीवन में किसोको ऐसा एक भी प्रसंग याद नहों, जब रास्ते में उन्हें फोई 
मिला हो और उसका स्वागत करने के लिए उनका हाथ पहले नहों उठा 
हो। पहू सौजन्प किशोरलाक भाई में शत-प्रतिशत या। असंद्य छोग इसके 
साक्षी हूँ 
इन्हीं सब गुणों के कारण गांधो-सेवासंघ जेसी देशब्यापी और सर्वोपरि 
संस्था के अध्यक्ष फे रुप में सबने उन्होंश्रों पसन्द किया और सरदार, राजेंद्ध 
बायू। राजानो जसे राष्ट्रमात्य नेताओं में इनके नोचे संघ के सदस्य घतने में गौरव 
माना। इन्हीं गुणों के कारण देशमर में असंस्य छोटे कार्यकर्ताओं के परियारों 
में उन्होंने पृण्य शुजुर्ग का स्थान पाया। प्रान्तोय भाव जसी घोज तो कभो 
उनके अन्दर थी हो नहों। उनका सर्वेधर्मन्समभाव भी ऐसा ही अनुपम था। 
देशवात्तियों फे तया विदेशियों फे और इस देश में बसनेवाले छितने ही छोटे* 
यह मुसलमानों, विदेशी पादरियो और समाज-सेवों के ये मिप्त थे ॥ 
और थे पेवंल विचार-धन फे हो थ्यापारों नहों थे। अत्यंत गिरा हुआ 
स्वास्थ्य होने पर भी उन्होने गांधोजो हारा छेड़ी गयी सत्याप्रह वी प्रत्येक 
खड़ाईं में भाग लिया भोर बार-बार सम्यो सजाएँ जेलों में काटों ॥ सन्‌ १९४२ 
की सड्टाई में भी आदत थे अनुसार पुलिस उन्हें पफडने के लिए आघो रात में 
सेवाप्राम-आधम पहुँची, तो आप घरपा-पूती छेक्र केवल एक ढुर्ता पहन पुलिस 
के साय हो छिपे। नागपुर, जबलपुर वहाँ छे ऊापगे, फोई नहों जानता था ३ 
गोसतीबहन ने सोचा कि पिछलो रात में वहों दमे कया दौरा आया, तो उन्हें 
परेशान फट देया, इसलिए उन्होंने चाहा कि पांघ सोय उनोे हुतें की छेद में 
रण दें। बहने छण---नहों, ये महों सूंगा ५ अद झेरे धरोर को दिन्ता करने की 
जिम्मेषारी सरक्षार वे मत्यें है।” जेल में भो दूसरों शो स्पाय दिसाने के फिए 
आमरण उपदास परने पे लिए सैपार रहते। जेल में भी हर बार असंत्य 
श्तिय वाशर्ताओं के प्रीतिषाश दन गये और उनके साथ आजीवत 


-९-- 


सत्री-एम्वस्ध कायम कर लिया। विदेशों भाषा के साहित्यरत्नो का अनुवाद करने 
में उन्होंने कभी छोटापन नहों महसूस किया ॥ 

गाघीजी की हत्या के बाद 'हरिजन पत्र बन्द हो गये, तब उन्होने उनके 
सम्पादन का भार “राम भरोसे' उठा लिया । उस समय बहुत से छोयो को शका 
थी कि अपने कमजोर स्वास्थ्य के कारण इस भार को वे बहन कर सकेंगे या नहीं । 
परन्तु छह महीने परिश्रम करके उन्होने अच्छे-अच्छो को चकित कर दिया। 
ए 6॥५ ये अद्याक्षर (४ ४.6 के पर्याय बन गये। समस्त देश के का्रेसनन, 
रचनात्मक कार्यकर्ता, मुखिया, मिनिस्टर, सस्याओ के सचालक, विरोधी छोग, 
पेट के कारण और आदत से लाचार आलोचक--सबके सब उनके सामने जी 
खोलकर बात कर सकते थे। सबके लिए वे आश्रय-स्थलू बन गये थे। 

लगातार साढे चार वर्ष तक एक-सा सपादन-कार्य किया। काग्रेसी सरकारें, 
सरदार, जवाह्रलालजी किसीको मुरध्वत नहों की और न किसीसे वे दबे ही । 
कद सत्य कह फरके अच्छे-अच्छों के दिमाय ठिकाने छा दिये। परन्तु विनय कभी 
नहीं छोडी, साथ हो सत्य के समान ही निष्ठर बने रहे । म तो कभी तिलभर 
बात बढाकर कही ओर न घटाकर। रोम्याँ रोलूँ ने सत्य को प्याज की उपमा 
देते हुए कहा है कि इसे खाते समय नाक कनकनाने लगती है और आँखो में 
आँसू आ जाते हे । 

अपने जीवन का अतिम वर्ष उन्होने विनोवा के भूदान-यज्ञ का अति उत्कद 
समर्थन करने में व्यदोत किया। विनोबा को छोडकर इनफे समान लगातार 
और पूरी हांदिकता फे साथ शायद हो किसी दूसरे मेतः ने इसका समर्येन किया 
हो। गाघीजी के तप ओर पुण्य के फलस्वर्प यह देश आजाद हुआ। उसके 
बाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देशव्यापो शुद्ध अहिसात्मक क्रान्ति सफल 
करने का एकमान यही मार्ग है।॥ यह बात हमारे देश की सत-सस्कृति और 
जनसाघारण के अनन्य उपासक घेवल विनोबा को हो सुझो है। इस प्रवृत्ति के 
अन्दर देश की तमाम समस्याओं का अहिसक हल और देश को तमाम घम्पे 
आकाक्षाओ की सिद्धि निहित है, ऐसा वे सानते थे। इस बात पर दृढ़ रहकर 
भूदान-यज्ञ का समर्थन उहोने अपने जोवन के अतिस क्षण तक किया। 

टर ट्रक टरर् ट्रक 


-+१०- 


रोगो और व्याधियो ने आजोवन उनका पीछा नहीं छोडा। प्रतिदिन 
देह-क्प्ट इतना रहता कि देखनेवाल़े घबड़ा जाते। साँस लेने के लिए हर धडी 
फफडो के साथ सग्राम करना पडता और उनके समय जूझते-जझते धारीर उकड़ँ 
हो जाता ५ सितटो तक उन्हें इस तरह सिसटकर येठे रहता पडता॥ आमृसण 
हुलका होते हो वे फिर उठ बैठते और हाथ में लेखनी थाम लेते या फातन छूप 
जाते। अत तक यही दशा रहो। रोगो और उपचारो को सहते-सहते उन्तके 
विषय में इतना ज्ञान हो गया कि अच्छे-अच्छे डॉव्टरो को चक्कर में डाल देते । 
इन अपार देह-कष्टो फे परिहारट्प में था और किसो हेतु से भगवान ने 
उनके अन्दर अपरपार विनोद भर दिया था। दे अपने फो हो हँसी का लक्ष्य 
बनाकर दूसरों को खूब हेँसाते। प्राणहारक बेदनाओ के बीच भी जो कोई 
सामने हो, उसके साथ अयवा गोमती चहन के साथ इनका सुब॒त, निर्देश विनोद 
चलता ही रहता। मिंत्रो के साथवाले पत्र-व्यवहार में भो वह टपकता। उसे 
लिखते बंठें, तो पन्ने के पन्ने भर जायें। 
भृत्यु के कुछ ही दिन पहले की बात है। बारडोली में नरहरि भाई बीमार 
हो गये और अपेण्डिसाइटिस का ऑपरेशन अनिवार्य हो गया । उस 
समय किशोरलाल भाई फा शरोर अत्यत क्षीण हो गया था। फिर भी सास 
तौर पर बे बम्बई भा करके रहे। समाचार लेने के लिए रोज अस्पताल जाते। 
अ परेशन के दिन जबे तक ऑपरेशन पूरा हुआ ओर नरहरि भाई वापस 
होश में भाये, तब तक चे वही अस्पताल में बेठ रहे। 
हर प्रान्त के छोटे-बडे असस्य कार्यकर्ताओं, सपादकों, सत्यावालों, विदे- 
श्षियो, विज्वशज्ञान्ति-परियद्वालों, यराघोजी द्वारा स्थापित विविध सघो, स्थ्रियो 
को सस्याओ, गोसेवा, महारोगियों (कुष्ठपोडितो) को सेवा, हरिजन सेवा के 
कार्यकर्ताओ, वनस्पति-विरोधियो आदि सबके साथ उनकी समान आत्मोयता 
थी। गाधीजो के बाद इनके प्रति सदका समान आदर था। जिस दिन मृत्यु के 
समाचार मिले, अन्त-आत तक फाप्रेस को गालियाँ देनेवाले भी इस तरहू दहाड 
भमार-मारवर रोने छगे, जेछे प्रत्यक्ष उनका पिता मर गया हो। देदा के कोर्से- 
कौन से तया विदेशों से भी तारों और पत्रो का जो प्रवाह उमड़ा, उन समरमें 
इसना दुःख प्रकट हो रहा पा, मात्तो उनका कोई निक्टतम स्वजन चला गया हो । 


अपने अतेवासियो के सामने गराधीजी कई बार कहते कि मेरे सामने भले 
ही तुम्हारए तेज कोई न देख पाये, परन्तु मेरी मृत्यु के उपरान्त ससार तुम्हारा 
भूल्य समझने छगेगा। गाधीजों की इस भविष्यवाणी वो किशोरछाल भाई 
और धिनोबा ने सभ्नह आने सही करके दिखा दिया। 
८ ८ ६ 


इस ग्रन्थ के रूप में श्री नरहरि भाई ने जो चरित्र-निरुपण किया है, उसके 
विधप में कुछ भी लिखने की धृष्ठता से नहीं फरुंगा। स्वथ अपग होते हुए भी 
उनके जसे समत्वशील और निकटतम साथी ने अत्यत प्रेमभाव से इतना परिभ्रम 
उठाकर यहू चरित्र लिखने का काम हाथ में लिया और शुष्क दोखनेवाले 
विषयों को पेश करने में भी जिन रचनाओ ने वलासिक' का दरजा प्राप्त १र लिया 
है, उनमें यह एक और निर्मेछ और ज्ञात वछासिक शापम्तिक कर दिया। इससे 
अधिक अनुरूप और सुहबना और क्या हो सकता है? किशोरलाल भाई ने 
भाधीजी के बाद जिस योग्यता फे साय 'हरिजन-पत्रों का सपादन किया, उत्ती 
मोग्पता के साथ नरहरि भाई मे इस चरित्र-प्रन्य का निर्माण किया है। 

यह प्रस्तावना पूरी करने से पहले किशोरल्ाल भाई के गुरुबन्घु श्री रमणीक- 
छाल मोदी का उल्लेख किये बगर में नही रह सकता, जिन्‍्होने किशोरक्ाल भाई 
के चिन्तन और लेसन के स्रोत और प्रेरणारूप नायजी के विचार-साहित्य का 
धर्षों तक सप्रह, सपादन और अनुवाद अनन्य निष्ठा के साथ किया है। किसी 
भी प्रकार फे बदले की अपेक्षा न करते हुए, शुद्ध भवितभाव से लगातार एक-से 
परिश्रम के साथ उहोने यह काम बरसो किया है। नायजी के तथा फिज्ञोरलाल 
भाई के असख्य लेख, प्रवचन, पत्र-व्यवहारों के पीछे इनका अविथान्त उद्योग 
छिपा हुआ है। इनके निरभिमान ने इन्हें कभी प्रकाश में नहीं आने दिया। 
परन्तु इनके भक्तिलय परिश्रम ने गुजरातो भाषा के चिन्तन-साहित्य में जो 
अभिवृद्धि की है, उसके लिए गुजरात की जनता इनकी सदा छृतज्ञ रहेगी। 


बम्बई, 
९ अगस्त, १९५३ “एस्वासी झ्ानद 


अनुक्रम 


सत्य शोधन को विरासत 
कुद्धम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तिया 
माता पिता 

प्रभु को समर्पण 

बष्तपन के सस्मरण 
बिद्याभ्यास 

बाल मित्र 

गृहस्था थम 

बफालय 

दम की धीमारी 

पिताजी के कुछ सस्मरण 
सावेगनिक सवा क्षेत्र म 
सत्पाम्रह आभ्रम म॒ सिश्षण 
विद्यापीट के महामात 
जगाधना 

“आश्रमी! हाने पर आपत्ति 
बाढ़ पीड़िता की सबा 

बढ़े भाई 

सन्‌ 7३० ३२२ का सत्याग्रह सम्राम 
गाघी सेवा सब के अव्यक्ष 
सन्‌ १९४२ का युद्ध 
“हरिजन पन्ना व सम्पादक 
देह्यान्त 

साहब प्रवात्त 

जीवन दर्शन 


१० 
श्र 
१९ 
रह 
ड्ेरे 


रे 
५० 
58] 
ण्८ 
६९ 
८ 
हक 
३१8 
८ है ई 4 
० 
श्ण्ड 
श्क्ष्रे 
र्जर 
१९८ 
२१३ 
ररेर 
र४१ 
२६५ 


( आइए, 


"३ » पर्क «५३. 





स्वर्गीय थ्री विद्योरछाल भाई 


सत्य-शोधन की विरासत ४:१३ 


क्श्लोरलाल भाई के प्रपितामह लक्ष्मीचद सूरत में रहते थे। बे मझरू 
(रेशमी और सूती मिला कपद ) वुनवाने और बेचने का व्यवसाय करते थे । 
उनसे पहले के पूर्वजों की कोई जानकारी नहीं मिछ्ठ सकी । सभव है कि मह्‌ 
मशरू का धधा उनके वश में कई पुश्ता से चला आ रहा हो। इसी पर से इनकी 
अल्ल “मशब्वाछा' पड मयी। उनके कितने ही भाईवन्ध अपनी अल्ल' मरचण्ट 
भी लिखते हैं। परन्तु यह अल्ल एकदम नयी लगती है। 

लक्ष्मीचन्द दादा परम्परा से तो वल्लभ-सप्रदाय के वैष्णव थे। परन्तु 
उन दिनो वल्लभ-सप्रदाम में बहुत गन्दगी फैली हुई थी । इसलिए उस पर इन्हें 
श्रद्धा नही रही | किच्तु इससे धर्ममात्ञ पर से उनकी श्रद्धा नही हटी। इसके 
विपरीत धामिक जीवन में निश्चित श्रद्धा होने के कारण वे ऐसे किसी धर्म- 
मार्ग की खोज मे थे, जो चित्त को शान्ति प्रदान कर सके। इसलिए बे जुदा-जुदा 
पथो के साधु-सन्‍्ता और वैरागियो से मिलते रहते और अपनी खोज तथा उपासना 
जारी रखते। सत्य वी खोज और उपासना की विरासत 'मशरूवाला' वश में 
पाँच पुश्तों से चली आ रही है। 

इस सत-समागम के सिलसिले में छक्ष्मोचन्द दादा स्वामी नारायण-सप्रदाय 
के साधुओं के सपक में भी आये। उनकी बातें सुनकर श्री सहजानन्द स्वामी 
पर उनकी श्रद्धा हो गयी । 

सहजानन्द स्वामी (६० स० १७८१ से ई० स० १८३०) महातपस्वी और 
बीतराग पुरुष थे। अयोध्या के पास एक गाँव में एक साथुचरित ब्राह्मण 
दम्पति के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इस समय यह गाँव छत्रैया-स्वामी- 
नारायण के नाम से परिचित है। सप्रदाय के अनुयायी इसे बहुत बडा तीर्थ 
मानते है । ठेठ दचपन से वे वैराग्यशील थे। उन्नीस वर्ष को आयु तक' उन्हाने 
केवल त्तपोमप जीवन विताया, और देश के अनेक दीर्थों में घूमे | इसके बाद 
जनता के हित के लिए वाह्य दृष्टि से त्याग के पक्ष को सौम्य करके भवित और 


२ किशझोरलाल भाई को जीवन-साधना 


उपासना वो पुष्टि तथा बहुत से छोगा के समास (लोकसग्रह) के विचार से 
प्रवृत्ति शुरू कर दी। सवत्‌ १८५६ का श्रावण वदी ६ का दिन स्वामी नारायण- 
सप्रदाय के सत्सगियों में वडा मगकू दिवस माना जाता है, क्योकि इसके वाद 
के तीस वर्ष सहजावद स्वामों ने गुजरात-काठियावाड में ही विताये और उद्धव- 
संप्रदाय (स्वामी नारायण-सप्रदाय का परारिभाषिक नाम) का धर्मघुरा वहन 
किया । स्वामी नारायण एबेशदर की भक्ति दा उपदेश करते और मत्र, जन 
तथा मलिन देव-देविया से न डरने की बात समझाते। उनके ये शब्द सीधे 
हुदय॑ में उतर जाने छायक है * 

“जीव वे प्रारब्य कम वा उल्लघन वरके तो रद्र, भैरव, भवानी 
आदि देवी-देवता जीव को सुख-दुख देने अयवा मारनें-जिछाने के लिए समर्थ 
नही है । हाँ, परमेश्वर अवश्य प्रारब्य, कर्म और मुत्यु वो अन्यथा बर सबता है, 
और मृतकों को जिला सकता है अयवा जीवितों को मार सवता है। दूसरे 
बोई देवी-देवता ऐसा नही कर सर्ते। इसलिए केवल एप परमेश्वर वा आश्रय 
हेयर भजन-स्मरण वरले रहना चाहिए और अन्य किसी देवी-देवता वा भय नही 
रखना चाहिए। हम सब तो भगवान के भक्त ओर झूरवोर है। इसलिए 
हरिभयत के मन में तो किसी प्रकार का भय हो हो नही सकता । अगर मत्र-जत्र 
मे नया औपधियों रे कोई मनृप्य जीवित रह सकता तो पृथ्वी पर ऐसा कोई तो 
होता। परन्तु ऐसा कोई दीखता नहीं।” 

इसे अछाया उस समय धर्म के नाम पर अनेव ब-विश्वास तथा सती 
और बाउहत्या जैसी बुप्रयाएँ प्रचलित भी। शादियों वें समय तथा होली बे 
दिना में गन्दे गीत तथा मर्पादाहौन सेल-तमाशें आदि भो प्रचलित थे । इन सब 
बया स्वामोजी ने सफलताएूवेश विशेष प्रिया । उनती सबसे बडी विशेषता यह 
थी वि पारमी, मुमछ॒मान आदि अहिन्दू जातियो को भी उन्होने अपने संप्रदाय 
में शामिठ् बद लिया। 'सी प्रकार शुद्ध गिनी जानेया टी कौमा नो भी संप्रदाय 
में फेयर उनरी पामित्र उपन्तति यौ। स्वामी नारायण ने शसिष्यो में बद्रिया 
(शज), दरजी, बाई , साया (मछुआ), मोयी, ढेट (महार) वर्गरह वारोगर 
रोग बढ बड़ी सस्या में थे॥ उनया सुधार वे कस्दे। नीच गरिनी जानेवाली 
शातिर फो झतर उठावर उनते जदर ऊँचे मह्तार डाटो। उन्होंने देष, मोची, 


सत्य-शीधन की विरासत हा 


बढई, दरजी, कुर्मी और मुसलमानों तक को शुद्ध ब्राह्मणो जैसा रहना सिखा 
दिया। मद्य, मास और मादक वस्तुओं का त्याग करना, रोज नहाना, पूजा 
क्ये बिना कुछ नही खाना और दूध अथवा जल वगैर छाने नही पीना--ये 
स्वामी नारायणीय सस्कार थे। सत्सगी लोग तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम ही मानते 
है। परल्तु दूसरे लोग भी उन्हें एक महान्‌ सुधारक और विशेषत पिछडी हुई 
त्तया नीची कौमो के उद्धारक दे रुप में मानते है। इसमे तो कोई सन्देह ही नही 
कि अपने जीवनवाल में उन्होंने गुजरात और का््यावाड में सुधार और 
शुद्धि की एक बहुत बडी लहर फैला दी । 
दादा जैसे सत्य-ओधक, सदाचार और शुद्धि का इतना जबरदस्त आग्रह 
रखनेवाले, ऐसे सद्‌गुर द्वारा आक्पित हो, यह स्वाभाविक ही था। फ्लत वे 
सवुदुम्ब सहजानद स्वामी के अनुयायी वन गये । वल्लभकुल के आचाये यह 
सहन नही कर सके किः उनके सप्रदाय को छोडकर इस तरह कोई बाहर चला 
जाय। इसलिए उन्होने छक्ष्मीचन्द यो अनेक प्रवार से परेशान व रना-कराना 
शुरू किया। इस बारण उन्हें अनेक सकट सहने पडे और खतरों का सामना 
बरता पड़ा। परन्तु स्वामी नारायण-सप्रदाय के अपने आग्रह वो उन्होंने नही 
छोडा। इसहठिए सप्रदाय में इस कुटुम्ब को 'सिंहबुटुम्ब' वहा जाता है। स्वामी 
निप्कुलानद ने लक्ष्मीचद और उनके घड़े छडके लल्लूभाई का उल्लेख अपनी 
“भवतर्चचतामणि' में क्या है। 
रूद्मीचद दादा सूरत में सैयदपुरा में रहते थे। उतके मयात में सहजानद 
स्वामी वा आगमन हुआ था । इस कारण इस मकान के साथ मशरूवाला 
कुटुस्व वा बडा समत्व रहा है। आथिक बठिनाई के कारण जब इस मकान को 
बेचने वा प्रसग आया, तव चन्दूलाल दुल्छमदास नाम वे' एवं सत्सगी कुटुम्ब ने 
इसे खरीद छिया। अपने बड़े भाई बाडूभाई वे साथ क्शोरठाकू भाई इस 
मज़ान पर एवं वार गये थे। परन्नु वे कहते थे विः उन्होंने उसे पूरी तरह घूम- 
करवे नही देखा था। 
सहजानद स्वामी जय लथ्मीचन्द दादा के यहाँ गये, तब उन्होने अपनी चादर 
प्रिछाकर उम पर धिसे हुए चन्दन में उनके चरणो वी छाप लिवा छी थी । उस 
छाप ये बत्तीम जोद चरण-ठापें बनायी गयी । लट्मीचदजी दे' चार लड़को मे 


है किश्लोरछाल भाई को जीवन-साधना 


जव बेंटवारा हुआ, तब उसमें से आठ जोडी छापें विशोरलारू भाई के दादा 
'रगीरूदास उफे घेलाभाई के हिस्से में आयी थी । इन रगीलदास भाई के भी चार 
छडके थे। प्रत्येक के हिस्से मे दो-दी जोड छापे आयी । किशोरलाल भाई के 
घर ये दो जोड छापें आज भी मौजूद है। 

उस समय के पुराने सप्रदायवालो को स्वामी नारायण-सप्रदाय की यह 
सुधारक वृत्ति जरा भी अच्छी नही छगती थी । इसलिए जिन कुट॒म्बों ने स्वामी 
नारायण-सप्रदाय में प्रवेश किया था, वल्लभ-सप्नदाय के आचार्यों की पैरणा से 
उन्हें जाति से बाहर वरके समाज से भी उनका पूरा वहिप्कार कर दिया 
गया। ब्राह्मण, बनिये, मोची, नाई सव जातियों में यह क्या गया। महाजनो 
के हाथो में उस समय इतनी सत्ता थी कि मुसलमान जुलाहे भी इन बहिष्द्वृत 
कृटुम्वी के साथ व्यवहार करने में डरते थे। उस समय गुजरात में राज्यमत्ता 
एकदम निर्वक्न अथवा नाममात्र की रह गयी थी। सर्वोपरि सत्ता भानो महाजनो 
के हाथो में ही थी। वे अपने गाँव के अधिवारियों को तग कर भारते थे, इसमे 
तो कोई सन्देह नही है। परन्तु दूसरी तरफ ये महाजन सपूर्णतया धर्माचार्यों के 
अधीन रहते। गाँवों में पचायतें और शहरो में पेशेवर 'महाजन' हमारे देश में 
बहुत प्राचीन काल से चले आये प्रजासत्ताक पद्धति के अवशेप थे। राजाओं के 
हाथो में मुख्यत सैनिक सत्ता होती थी । अन्य सारी बातो में वे गाँवों में पचायतो 
वो और शहरो में 'महाजनो' को बात मानते थे। परन्तु मुगलो ओर मराठो बी 
सत्ता गिरने के बाद अठारहवी सदी के उत्तरा्ध में और उन्नीसवी सदी वे प्रारम्भ 
में लयभग अराजबता जैसी स्थिति देश्न में फैडी हुई थी। अराजवता वे इस 
युग में इन प्राम-पचायता और 'महाजनो/ के सामने सबसे अधिक महत्त्व का प्रबन 
आात्मरक्षा वा था। इसलिए उन्होने पुराने को पवडे रखने वी बृत्ति वा आधय 
ले रखा था। अपने वो आश्रय देनेवाले इन सप्रदायो वे भ्रप्टाचार को थे महा- 
जन! न बेवल दरगुजर बरते थे, वल्वि उनका समर्थन भी करते थे। गुजरात में 
अग्रेजी राज्य के जड़ पकड़ छेने वे” वाद जब नियमानुसार वहाँ अदालतों की 
स्थापना हुई, तब इन जानि और समाज द्वारा बहिप्वृत बुटुस्बो ने अदालत बी 
धरण छी। उन्हाने वल्लमपुठ के आचार्य और इन महाजतों पर मुउदमा दायर 
बर दिया, जो छह वर्ष तन चस्त। उसमें वल्छभवुछ के आचाये का बयान छेने 


सत्य-झ्ोषन की विरासत ५ 


वी जरूरत पैदा हुई। इस पर उनकी तरफ से दरखास्त की गयी कि आचार्यजी 
क्य बयान कमीशन पर लिया जाय। स्वामी नारायण पक्ष ने इसका विरोध 
किया और उसकी पुष्टि में कहा गया कि आचार्यश्री नाट्यशालाआ में, 
नाचा में और वाराता के जुलूसा तक में जाते है। वारागनाएँ जिस जाजम पर 
नाचती है, उसी जाजम पर वैठकर उनके नाच भी वे देखते हैं । इस पर कोर्ट ने 
चललभकुल के आचार्य के नाम यह भाज्ञा जारी वी कि वे कोर्ट में आकर ही अपना 
बयान पेश करें। इस पर आचार्य को वडा आघात पहुँचा। वस्तुत इस बहिष्कार 
के प्रकरण में आचाये तो नाममात्र को ही झरीक थे। सारा कर्तृत्व उनके पुत्र 
का था। परन्तु कारोबार तो पिता के नाम से चलता था। वृद्धावस्था में कोर्ट 
में जाने की नौवत आना उन्हें बहुत वुरी तरह अखरा। उन्हाने आज्ञा दी 
कि महाजना को एकत्र करके क्सी तरह यह झगडा निपटा दिया जाय अन्यथा 
वे अपना प्राण दे देंगे । इसका परिणाम यह हुआ कि बहिष्कार के निश्चय रद 
कर दिये गये और महाजना की बैठक सत्सगिया के यहां हुई। महाजना के 
विरद्ध दायर क्ये गये इस दीवानी मुकदमे में लक्ष्मीचदजी के पुत्रों ने और 
विश्ेप रूप से क्शोरलाल भाई के पितामह रगीलदास उर्फ घेलाभाई ने प्रमुख 
भाग लिया था और खर्च का अधिकाद बोझ भी उन्हाने उठाया था। 

यो यद्यपि ऊपर से समझौता हो गया, फिर भी वल्लभकुल और स्वामी 


नारायणकुछ के अनुयायिया के बीच कुछ-न-कुछ अनवन और झगड़े बहुत दिना 
तक चलते ही रहे। विधिवत वहिप्कार तो उठा लिया गया, फिर भी स्वामी 
नारायण-सप्रदाय के अनुयायिया के साथ यथाशक्य सम्बंध न रखने की बृत्ति तो 
कायम ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि क्श्योरलाल भाई के पिता तथा 
चाचा आदि को जाति मे से जल्दी जल्दी कयाएँ नही मिली । समय को देखते 
हुए उनके विवाह बडी उम्र में हो सके । सूरतवाला ने तो लडकियाँ नहीं ही दी। 
इन चार भाइया में से त्तीन के विवाह बम्बई में और एक का बुरहानपुर में हुआ। 
वुस्टानपुर जब वारात पहुँची, तव समधघी की तरफ से कहा गया कि कण्ठी तोडोगे 
तब कया मिलेगी। कया पक्षवाल्य का अनुमान था कि वारात को वापिस 
ले जाने के वदले---वापिस जाना बुरा दिखेगा इस भय से--ये लोग हमारी झतं/ 
मान लेंगे। परन्नु इन्हाने तो अपने आदमिया को हुक्म दे दिया कि 


किशोरलाछ भाई की जोवन-साधना 


वापिस चले चलो। सह देखकर समधी और उनके रिब्तेदार ठण्डे पड़ गये। 
फिर उन्होने यह चाहा कि सम्प्रदाय के दूसरी जातिवाले आदमियो को आप 
शादी में निमन्त्रण न दें। विश्ोरलाछ भाई के बुजुर्गों ने इस वात को भी मानने 
से इनवार कर दिया। अत में समधी को झुक्ना ही पडा। 
स्वीकृत धर्म पर दृढ रहने की एक और कहानी है। अपनी सपूर्ण जाति में 
से केवल किशोरलाल भाई के कुटुम्व ने ही स्वामी नारायण-पथ स्वीकार किया 
था। इसलिए उन्हें वेटी-व्यवहार अपनी जाति के वल्लभ-सप्रदाय को माननेंवाले 
कूटुम्बो के साथ ही करना पडता। कुदुम्व में एक कन्या थी--जडाव बहन। 
इनका विवाह वुरहानपुरवाले उपर्युक्त कुटुम्व में ही बाद में हुआ । जडाव बहन 
के ससुरालवालो ने बहुत प्रयत्त किया कि वे स्वामी नारायण-सप्रदाय की अपनी 
कण्ठी तोडकर फेंक दे। परन्तु उन्होंने बहादुरी के साथ इस सारे प्रयत्न का 
विरोध किया। यही नहीं, वल्कि यह आग्रह भी किया कि कुटुम्ब की ओर से 
वैष्णव मन्दिरों में जिस प्रकार दान, सेवा, पूजा आदि पहुँचती है, उसी प्रकार 
उनकी अपनी ओर से स्वामी नारायण के मदिर में भी दान, सेवा, पूजा आदि 
पहुँचनी चाहिए। इसके वाद मशरूवाल्ा कुटुम्ब की कत्याएँ जिस जिस वुदुम्ब 
में गयी उनमें से बहुत से कुटुम्बो में दोनो सप्रदाया के मदिरों में दान, सेवा, 
पूजा आदि भेजवाने वा रिवाज शुरू हो गया। 
रगीलदास दादा को अपनी धोमिक मान्यताओं की स्वतत्रता के लिए 
आजीवन लडाइयाँ लडनी पडी । इस वातावरण में बढ़े हुए किशोरलाल भाई 
के पिताश्री तथा चाचाओ के हृदय में स्वामी नारायण-सप्रदाय के प्रति सासा 
ममत्व बढ गया था। सप्रदाय के खातिर सर्वस्व का बलिदान करने के लिए 
सारा बुटुम्ब सदा एकमत से ठैयार रहता। 
रगीलदास दादा को अपने जीवन में वहुत कष्ट झेलने पडें। बडा बृद्धम्ब 
और आधिक स्थिति सामान्य | फिर एक बार तो मकान ही जछू गया। अनेक 
वर्षों तक वे समाज से बहिप्ट्वत रहे । वाद में मुकदमेवाजी में वहुत्त जच हो गया । 
इसके बाद पहले-पहल नमक-कर छपगाने पर, जब उसके विरोध मे सूरत में उपद्व 
हुए, तो उनके पुत्र मछाराम भी गिरफ्तार हो गये थे। यह मुकदमा भी बहत 
दिन तक चलता रहा, जिसमे वकीछ-वैरिस्टरा पर बहुत खर्च हो गया। इतने 


सत्य-शोघन की विरासत्त ७ 


पर भी ऐसा तो नही मालूम होना कि कुटुम्व की आथिक स्थिति एकदम दरिद्र 
रही होगी, व्याकि उस समय को देखते हुए उन्हाने अपने छडको को अच्छी शिक्षा 
दी । लडकिया को भी सर्वथा अशिक्षित नहीं रहने दिया। फिर सूरत में 
स्वामी नारामण का मन्दिर बनवाने में इनका तथा इनके भाइया का खासा हाथ 
रहा। किझोरलाल भाई के कुट॒म्व में प्राय गवें के साथ कहा जाता कि सूरत का 
मदिर तो हमारा है। सूरत के मदिर के सचालन में रगीलदास दादा प्रमुख भाग 
लेते रहे। तात्पर्य यह कि इनके पास घन कम रहा हो या अधिक, इनकी प्रतिष्ठा 
अच्छी थी। 

ल्क्ष्मीचद दादा के पुत्रा में केवल रगीलदास दादा के कुदुम्व में ही पुत्र सतायें 
थी। सप्रदाय सम्बन्धी झगडा में भी अधिकाश भार दादा के कुटुम्ब पर ही 
आया। दादा के पुता में इतनी एकता थी कि इसके लोग इस कुटुम्ब को आदशे 
रूप मानते। दादा के पाँच पुत्र थे, इसलिए सप्रदाय में इसका नाम पाण्डव- 
कुल पड गया। 

दादा भी मशरू का ही धन्धा करते थे। क्शलोरछारू भाई के बडे काका 
साव रलाल ने इस धम्धे को चालू रखा था। उनकी मृत्यु सवत्‌ १९३३ (ई ० स० 
१८७७) में हुईं। इसके छह महीने वाद रगीलदास दादा की मृत्यु हुईं। उसके 
बाद इनके कुदुम्व में से मशरू का धन्वा उठ गया । 

हमारे देश में आमतौर पर ऐसा पाया जाता है कवि मनुष्य जिस संप्रदाय 
और जाति में जन्म लेता है, अक्सर उसी जाति और समप्रदाय में वह मरता भी 
है। स्वतन रूप स विचार करनेवाले मनुप्य बहुत थोडे हाते हे। इनमें भी अपने 
विचारा पर दृढ़ रहवर, उन्हें समाज के सामने निर्भयत्ता के साथ पश करनेवाले 
वीर पुरुष तो और भी कम होते है । किशोरछाल भाई के वडे दादा ल्क्ष्मीचदजी 
ने वीरोचित वृत्ति से वल्‍्लभ-सप्रदाय के विरुद्ध वगावत की और अनेक प्रकार 
की मुसीबत और कप्ट उठाकर स्वामी नारायण-सप्रदाय को अपनाया। बडे 
दादा का यह गुण क्शोरलाल भाई में पराकाप्ठा को पहुँच गया था ॥ अथवा 
या कहिये कि उन्हाने उसका विकास करके उसे पराकाप्ठा पर पहुँचा दिया था। 
जिस प्रकार बडे दादा वल्लभ-सप्रदाय में अपने आपको सीमित नही रख सके, 
उसी प्रकार क्शोरलाल भाई भी बडे दादा से परम्परा में प्राप्त स्वामी नारायण 


८ किश्योरलाल भाई को जीवन-साधना 


सप्रदाय में अपने आपको सीमित नहीं रख सके । उनकी विद्ञेपता यह थी कि 
दूसरे किसी संप्रदाय में दे शामिल नही हुए। इसका एक कारण यह था कि 
उनकी धर्म-भावना विज्लेप उत्कट और विवेकयुकत थी। मनुष्य ज्यो-ज्या आगे 
बढ़ता जाता है और स्वतत्र दर्शन करता जाता है, त्या-त्यो कसी भी सप्रदाय की 
चाड उसे अपने वन्धन में नहीं रख पाती। क्श्योरछाल भाई पर गाधीजी का 
प्रभाव बहुत अधिक पडा था। उन्हें किशोरछाल भाई एक सद्युरु मानते और 
उन पर वडी श्रद्धा भी रखते थे। इसके अछावा उन पर इनका पिता के समान 
बल्कि उससे भी अधिक प्रेम था। फिर भी गाघीजी की सभी बातों को वे स्वीकार 
नही करते थे और अपने मतभेद स्पप्टता तथा दृढ़ता के साथ प्रकट भी कर दिया 
करते थे। माधीजी को यह बात्त बहुत प्रिय थी । विचारस्वातत्र्य वो थे सदैव 
प्रोत्साहन देते ये। नीचे लिखी धर्म की व्याख्या उन्हें बहुत प्रिय थी 

विद्वद॒र्भि सेवित. सदुभिर्‌ नित्मम्‌ अद्वेष रागिभि.। 

हृदयेनाम्पनुज्ञातों यो घर्मस्त निबोधत॥ मनुस्मृति-२ १ 


इसमें भी 'हृदयेताभ्यनुज्ञातो” इत झब्दों को वे विशेष महत्व का मानते थे। 
किशोरलाल भाई की सत्य की खोज के विषय में गाघीजी ने एक वार कहा था 

कि हमारी सत्य को खोज एक मार्ग में नही, वल्कि समानान्तर मार्गों में चल 
रही है। धर्म का विचार करने में किशोरछाछ भाई को नायजी से एक नयी 
ही दृष्टि मिली थी। उन्हें वे अपना गुरु मावते और बडी श्रद्धा रखने थे। परन्तु 
उनके विषय में भी अपने स्वतत्र विवेक को उन्होंने छोडा नही था। बेदारनाथजी 
का हमेशा यही उपदेश रहता है कि अपनी साथना में मुख्य आधार आप अपने 
विवेक को ही वनावें। इसी प्रकार अब त्तक हुए समस्त धर्म-प्रवतंका और आचार्यों 
के प्रति किशोरलाल भाई बहुत आदर रखने, तयापि उनमें से किसीकों उन्होने 
कभी सर्वशक्तिमान अच्वा सर्वेज्ञ नही माता। अपनी 'जडमूल से जान्ति' नामक 
पुस्तक में उन्होने घोषणा की है - 

मानो परमात्मा एक केवल 

न मानों देव-देवता-प्रतिमा सकक्‍छ 

न मानों कोई अवतार-गुरु-पैयम्बर 


सत्य-झोवन को विरासत है 


सवे सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थकर 
मानो ज्ञानी विवेकदर्शी केवल 
न कोई सर्वत्ष अस्खलनशील 
भले ऊँची रहवर 
महा धर्मग्रन्यो में अपौस्पेय' और '्रामाष्य' के विषय में उनकी घोषणा 
यह है - 
किसी ज्षास्त्र का वक्‍ता परमेश्वर 
न कोई विवेक के क्षेत्र से परे 
किशोरलाल भाई का वशद्य-वृक्ष इस प्रकार है * 
रगीरूदास उर्फ 89 च्ू्नवलकोर 
जज आज छा सतत 
साकरलछारू नदकोर दामोदरदास मछाराम पार्वती आत्माराम इच्छाराम 


| 
| काश आशा किला कि 


जमनादाम ईश्वरदास नानाभाई जगमोहनदास किशोरछाल हरिलक्ष्मी रमणरूक्ष्मी 
२८ है भर 


जीवकोर बहन विजया वहन गोमती बहन 

क्श्लोरलाल भाई को तीन वहनें ओर एक भाई ठेठ बचपन में ही शान्त हो 
गये थे। सबसे बडे भाई जमनादास और चौथे भाई जगमोहनदास क्रमश. 
१६ और १७ वर्ष की आयु में शान्त हो गये। हरिलक्ष्मी बहन की मृत्यु 
१४ वर्ष की आयु में और रमणलक्ष्मी बहन विधवा होकर २० वर्ष की आयु 
में ज्ञान्त हो गयी । ७०५ 





कुटुम्च की साव॑जनिक प्रवृत्तियाँ ;२: 


ठेठ लक्ष्मीचद दादा के समय से इस कुदुम्ब में सार्वजनिक प्रवृत्तियों के विषय 
में एक प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। रगीलदास दादा दे इस उत्माह को 
कायम रखा था। क्शोरलाल भाई के पिताश्री, काका तथा बडे भाई भी सावें- 
जनिक चन्दे एकभ् करने मे तथा छोक-सेवको की मदद करने में प्रमुख भाग लिया 
करते थे। साथ ही वे अपना धघा भी करते रहते । सार्वजनिक सेवा के लिए 
अपना सपूर्ण जीवन अपित करना तो किशोरलाल भाई के भाग्य में ही था ! 
इनके एक चाचा मछाराम ने सावंजनिक काम करते हुए बहुत कष्ट उठाये। यह 
वात सूरत झहर के इतिहास में सर्वविदित है। दादा रगीलदास का अधिक 
प्रचलित नाम घेलाभाई था। इसलिए मछाराम काका को लोग मछाराम 
घेलाभाई के नाम से अधिक जानते थे। किश्लोरछारू भाई अपने मुदुम्ब के 
सस्मरणों में लिखते है “इनके साथ भेरा प्रत्यक्ष परिचय केवल चार बार ही 
हुआ। परन्तु उनके साहित्य और जीवन-चरित्र के पढने और उतवी कीति से 
मुझे उनवा परिचय है। मैने इनके दूसरे ग्रन्थ तो नही देखे, परन्तु वच्चा के 
विदोदार्थ लिखी दो पुस्तके चतुरसिंग! और 'मूर्खो' मैने दिलचस्पी के साय 
पढी थी ।” 

मछाराम काका सूरत के दिल्ञमित्र” पत्र के आदि सस्थापक थे और अपने 
जीवन के अत तक इसका सपादन उन्होने किया। दिल्लमित्र' पत्र की स्थापना 
से पहले उन्होने सत्य! मासिक और “गुजरात मित' पन चलछाये। उस समय दो- 
एक थार इन पर सरबार की कुदृष्टि भी पडी थी । एक वार तो इन्हें चेतावनी 
देकर छोड दिया गया और दूसरी वार इन्हें अफ्मोस प्रकट करने पर छड़ी मिली 
ऐसा नही छगता कि उन पर बाकायदा कोई मुकदमा चला हो! अपने समय में 
वे सूरत के एक अगुआ ओर उत्साही गृहस्थ माने जाते थे। 

इनके समय में नमक पर पहले-पहलछ कर छगाया गया। इसके परिणाम- 
स्वरूप सूरत में खूब उपदव हुए और अनेक फौजदारी मुकदमे चले । एक मुकदमा 


कुटुम्ब की सार्वजनिक प्रवृत्तियाँ ११ 


मछाराम काका और अन्य पाँच अगुआ पर दायर हुआ | ये मुकदमे एक विशेष 
ट्रिब्युनल को सौंप दिये गये। लगभग सात महीने तक छह अगुए हवाछाती कैदी 
के रूप में जेल में बन्द रहे | इन छहा में मझछाराम काका सबसे अधिक हिम्मत- 
वाले थे। इन छहा अजगुआ के हाथा म हथकडी डालकर उन्हें हवालात से 
अदालत में ऐ जाया जाता। रास्ते में इन्हें देखकर कितने ही आने-जानेवाका 
की आँखा में आँसू आ जाते। तव मछाराम काका उन्हें यह कहकर आश्वासन 
देते कि सोने और छोहे में क्या फर्क है ? सोने की जजीरें तो हम खुद ही पहनते 
है। इनको भी सोना समझ छें, तो काम बना। 
प्रारम्भ में कचहरी के भीतर भी इनके हाया में हयकडियाँ पड़ी रहती। 
बाद में अदालत ने आज्ञा दी कि क्चहरी के भीतर हथकडियाँ हटा दी जायें! 
परन्तु पुलिस ने दो एक दिन तक इस आज्ञा की परवा नही की । न्यामाधीश्ा 
के आने पर अथवा आने से तुरन्त पहले पुलिस हयकडी निकालने के लिए आयी, 
परन्तु मछाराम काका ने उसे वह निकालने नही दी और न्यायाधीश के आने पर 
हाथ ऊँषे करवे' बोले--“दिखिये, यह है आपका हुक्म ।” न्यायाबीश पुलिस 
पर नाराज हुए। उसके वाद फिर ऐसा नहीं हुआ। 
कहते है कि इन पर मुकदमा चलाने में तगलीन उत्तर विभाग के कमिश्नर 
सर फ्रेडरिव छेठी का हाथ था। युछ समय वाद इसी कमिश्नर ने इन्हे 'राव- 
साहय वी पदवी देने वी सिफारिश वी थी। उस प्रसग में उनका अभिननन्‍्दन 
करने दे लिए निमन्वित सभा सें मछाराम काका ने कहा कि 'जब्र इन साहब ने 
भरे हाथा में लोहे वी जजीरें पहना दी थी, तब मैने इनका आभार माना था, 
आज जब वे साने वी जजीरें इनायत फर्मा रह है. तब भी मैं इनका उसी तरह 
आमार मानता हूँ ।” 
इन पर चलाये गये मुनदमे के कारण वुत॒म्ब को बहुत भारी आर्थिक हानि 
सहनी पटी। मछाराम काका वी तरफ से श्री गिल तया सर फिरोजशाह 
मेहता ऐसे दो वैरिस्टर पैरवी करने के' लिए बुटाये यये थे। वहते है कि इनमे से 
गिल तो अतिदिव एप हजार रफ्या लेते थे । आज तो इतनी फीस बहुत मारी 
नही मानी जाती परन्तु उस समय वे एप हजार रुपये आज के पद्रह या वीस 
हजार वे वरायर होते थे। सर फिरोजदाह वी पीस इतनी भारी नही रहो हांगी, 


श्र किज्ञोरलाल भाई की जीवन-साधना 


क्योकि उस समय वे नये-नये ही वैरिस्टर हुए थे और यह उनका सबसे पहला 
बडा मुकदमा था। यह मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा और उसमें सैक्डो 
गवाहो के बयान हुए। इस खर्च की पूर्ति के लिए घर की स्त्रिया के जेवर तक 
बेचने या रेहत रखने पडे थे। अत में छहो अभियुक्त निर्दोप साबित हुए और 
छोड दिये गये | मुकदमे के दिना में मछाराम काका का अखवार किशारलाल 
भाई के पिता और इच्छाशम सूरजराम देसाई (इच्छू बाबा) --इन दोनों ने 
मिलकर चलाया। उस समय एक बार पुलिस ने प्रेस की तलाशी ली थी। 
किशोरल्यल भाई ने लिखा है कि पित्ताजी कहते थे कि एक सदेहास्पद कागज 
पुलिस के हाथो में न पहुँच जाय, इसलिए तलाशी के वीच नजर बचांकर इच्छू- 
काका ने उसे मुंह में रख लिया और चबा गये । इच्छू काका को अपनी जेब में 
चने-मुरमुरे रखने की आदत थी। पुलिस ने इच्छ्‌ काका को कुछ चवाते हुए 
देखा और पूछा, तो जेब में से चने मुरमुरे निकालकर पुलिस को देते हुए कहा 
“लीजिये, आप भी नोश फर्माइये।” 
मछाराम काका जब तक जिये, तब तक सूरत के स्वामी नारासण-मदिर के 
संचालक रहे । जिस प्रकार इन्हें सप्दाय के खातिर अपनी जाति से अनेक बार 
लडना पडा, उसी प्रकार सप्रदाय के आचारयों के साथ भी इन्हें कई बगर लडना 
पडा। आचार्यों की मनमानी वे कभी बरदाइत नही करते थे | वे उसका कडा 
विरोध करते। आचार्य श्री बिहारीलालजी से उन्होने दो-एक बार बडी टक्वर 
ली ओर उन्हे न्याय के मार्ग पर चलने को मजबूर किया। सूरत के मदिर 
का सचालन इन्होने आचारयों से कृगभग स्वतत्र कर लिया था। 


माता-पिता :३५ 


क्शोरलाल भाई के पिताश्नी श्री इच्छाराम का जन्म ता १ जनवरी 
सन्‌ १८५२ के दिन कडोद (सूरत जिले की वारडोली तहसील) में अपने ननि- 
हाल में हुआ। वे दादा को अतिम सन्तान थे ओर बचपन में ही शरीर से दूसरे 
भाइयों की अवेक्षा कमजोर थे। उनका सारा बचपन सूरत में बीता। उनकी 
पढाई मैट्रिक तक हुई ॥ उस समय उनकी उम्र कोई इक्वीस वर्ष की रही होगी। 
मिशन हाईस्कूल में वे पादरी से पढे, इसलिए अग्रेजी भाषा पर उनका अच्छा 
अधिकार था। उनके आजीवन मित्रा में श्री मगनलाछू ठाकोरदास मोदी, उनके 
भाई श्री छयनराल मोदी तथा श्री इच्छाराम सूरजराम देसाई मुख्य थे। पढाई 
पूरी होते ही आधथिज स्थिति साधारण होने के कारण उन्होने शिक्षक की नौकरी 
कर ली। रूगभग सात वर्ष शिक्षक का काम क्या। इसमें से अधिकाश समय 
मिशन हाईस्कूल में वीता । वे एक कुशल शिक्षक माने जाते थे। 
इसके बाद अपने भाई मछाराम के प्रेस तथा समाचार-पत्र के सचालन में 
मदद करते रहे। प्रारम्भ में उन्हें लिसने का शौक भी था। मछाराम काका के 
मुकदमे वे दिनो में उनन्‍्हाने तथा इच्छाराम सूरजराम देसाई दोना ने मिलकर 
समाचार-पत्र चछाया। इच्छाराम सूरजराम देसाई ने हिन्द अने ब्रिटानिया-- 
नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक छिखी थी । उसमें भी इनका बडा हाथ था। मालूम 
हाता है कि बाद में उन्हीने छेखनप्रवृत्ति को एकदम छोड दिया। हाँ, वाचन का 
झौफ उन्हें अन्त तक रहा, परन्तु वह भी धीरे-धीरे घामिक पुस्तकों और उनमे 
भी विशेषकर स्वामी नारायणीय साहित्य तक ही सीमित होता गया । 

मिशन हाईस्वूल में उन पर ईसाई धर्मपदेश का अच्छा असर हुआ। 

कई वर्ष तक उनके दिल में यह सघर्ष चलता रहा वि ईसाईधरम सच्चा है या 
हिन्दूधर्म। ईसाई कहने कि ईमामसीह ही मनुप्या वा तारनेवाछा है। उसकी 
शरण गये बिना मनुप्य वा उद्धार नही हो सकता। मदिरा में साधु लोग कहते कि 

जिन्‍्हाने सहजानद का अनुसरण नही विया, वे भवसागर में गोते सा रहे है! 


श्ड क्षिश्ञोरछ्ाल भाई को जीवन-साघना 


दूसरे सप्रदायवाले भी अपने-मपदे इप्टदेव के बारे में ऐसा ही प्रचार करते। 
इनमें से सच्चा कौन है ? इसका निराकरण कौन करे ? फिर भी उन्होंने 
स्वामी नारायण-सप्रदाय के अनुसार पूजापाठ जारी रखा। परन्तु मन में शका 
पैठी हुई थी, इस कारण उनके चित्त में शान्ति अथवा समाधान नही हो रहा था। 
वे कहते कि “में श्रीजी महाराज अथवा अन्य कसी अवतारी पुरुष को 
ध्यान में रखकर पूजा-पाठ नही कर सकता था। बल्कि परमेश्वर का जो भी 
सज्या स्वरूप हां, उसे अपंण करता और उससे प्रार्थता करता कि मेरे उद्धार का 
जो सही मार्ग हो, वह मुझे बताये । मैने मह भी निश्चय क्या कि ईश्वर से यह 
भार्गदर्शन पाने के लिए सस्तार वो छोडकर उसके चरणो में अपना जीवन अर्पण 
कर दूँ।/ क्ययोरलाल भाई ने लिखा हे कि “अपने इस अतिम निश्चय पर वे 
अक्षरश दृढ़ नही रह सके थे। इस पर पश्चात्ताप फरते हुए मेने भाई (पिताजी) 
वो देखा था।” 
इनके एवं मिश्र बडे मजाक्या थे। वे इन्हें स्वामी-नारायणीयों” बहुकर 
चिढाते। परन्तु एक बार वम्बई में किसी स्थामी-नारायण के सतजन का उपदेश 
सुनपर इस मित्र बे मन को बडी धान्ति मिली, और वही उन्होने स्थामी भारायण 
वी वष्ठी छे छी। अपने मित्र में यह परिवर्तत देखवर पिताजी पर बडा असर 
पडा ! इसमे वाद उन्हें क्या-क्या प्रत्यय हुए, यह तो पता नहीं। परन्तु अनेक 
भिन्न-भिन्न प्रत्यया से इनके मन को निश्चय हो गया कि सहजानद स्वामी ही 
पूर्ण पुरपोत्तम हैं और आज तब न तो कोई ऐसा अवतार हुआ हैं और न हीने- 
चाल है, जा उनवी तुलना में रफन जा सके | उनवा यह निश्चय अत तय दृढ 
रहां। दूसरा वे मन पर भी यह वस्तु अतित करने में सिशनरियों का-्सा उत्साह 
थे प्रवट करते। अपने आधितों, स्वजनों, नौषर-चाप रो, घधे के सिलसिले में 
उनके सपर्य में आनेवाले मजदूरो, व्यापारियों आदि राबको यह निश्चय दिलाने 
गा थे पूरे अत वरण से प्रयत्त यरते और उसमें एफ प्रतार वा आनंद अनुभव 
बरते कि सहजानद स्वामी पुरपोतम थे। अनेर छोगो मे वष्ठा में उन्हाने स्वामी- 
मारायण वी बष्छी डाठी। परन्तु इनमें से बोई हमेझा वे छिए सत्मगी बने हो, 
ऐसा नहीं छयत्रा। हाँ, साप्रदापित परिनाप्रा बे अनुसार गुशवुद्धिवाड़े अपश्य 
अनेर बन गये थे। चार रिप्य वे विधय में उन्हें बदा आदर था। परन्तु घारिव्य 


साता-पिता श्पु 


के साथ-साथ स्वामी सहजानद में श्रद्धा होना मोक्ष के लिए आवद्यक है, ऐसा वे 
भानते थे। इन दोनो के योग को वे सोने मे छुंगन्ध के समान उत्कृष्ट मानते । 
बह स्वाभाविक ही था कि अपना यह घर्मप्रचार वे धर में भी करते । इसलिए 
उनका यह सतत प्रयत्न रहा कि सहजानद स्वामी में उनके जैसी उत्कट श्रद्धा 
उनवी पत्नी की भो हो । 

किशोरलाल भाई वी माता अपने पीहर में वल्‍्लम-सप्रदाय में पठी थी । 
अपने ससस्‍्कारा के अनुसार वे श्रीजी को इष्टदेव मानती । सहजानद स्वामी तो 
एक आचार्य माने जा सकते है । भगवान ता श्रीजी ही हैं । वे मानती मि 
सहजानद स्वामी को श्रीजी की वरावरी में नही वैठाया जा सकता । 

ऐसा लगता है वि स्वामी तारायण-सप्रदाय को स्वीकार कर लेने पर भी 
किशारलाल भाई के दादा अथवा वडे दादा ने श्रीजी अथवा लालजी महाराज 
की सेवा छोडी नही थी । इसलिए जब तक पिताथ्री सम्मिलित कुटुम्ब से 
रहे तब तक बल्लम-स्प्रदाय में पली हुई माताजी के घारमिक अमतोष का कई 
बागरण उपस्थित नही हुआ होगा । परन्तु जब पिताजी विभकत हुए और स्वतन 
घर बसाया गया, तब सेवापूजा का प्रइन उत्पन हुआ। पिताजी अनन्याशक्षयी 
थे। अपने इप्टदेव वे अतिरिक्त अन्य किसी देव का न माननेवाले होने के कारण 
श्रीजी की मूर्ति की पूजा करने में उन्हें श्रद्धा नही थी । इसलिए उन्हाने अपने 
घर में पूजा के लिए केवल सहजानद स्वामी की भूति ही रखी। उधर माताजी 
मानती कि श्रीजी की मूर्ति तो प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति है और सहजानद स्वामी 
की मूर्ति तो केवछ एक आचार्य अथवा गुरु या साधु की मूत्ति है। भगवान वी 
मूर्ति के अछावा सहजानद स्वामी की मूर्ति भी रहे तो इस पर उन्हें काई आपत्ति 
नहीं थी। परन्तु श्रीजी की मूर्ति को हटाकर सहजानद स्वामी की मूर्ति की पूजा 
करना तो उन्हें ऐसा रूगता मानो भगवान का छोडकर मनुप्य की पूजा करने छूग 
गये । इसलिए माताजी ने यह आग्रह किया कि पूजा में श्रीजी वी मति तो होनी 
ही चाहिए। ऐसी एक मूर्ति भेंट-स्वर्प आयी थी उसे उन्हाने पूजा में रख भी 
दिया! पिताजी को भी ऐसा तो नहीं रछगता था कि श्रीजो की मूति को पूजा 
करना पाप है। इसलिए उन्हाने कोई आपत्ति नही को। परस्तु बात दाने से 
समाप्त नही हो सकी । अब मतभेद इस बात पर खडा हुआ कि मदिर की चौकी 


श्द्ध किशोरलारू भाई को जोवन-साधना 


में प्रमुख स्थान पर विस मूर्ति को रखें। पिताजी यह मानते थे कि सच्चे देवता 
केबल सहजानद स्वामी' हो है। वही पूर्ण पुस्पोत्तम, स्वयं परमात्मा है, उन्हें 
छोड कोई दूसरा परमात्मा नही, ऐसी उनकी दृढ़ आस्था थी। इसलिए उनका 
आग्रह यह रहता कि सहजानद स्वामी वी मूर्ति को अग्र स्थान पर वैठाकर उसकी 
पहुंके पूजा को जाय | दूधरी तरफ इसी प्रकार का आंग्रहू श्रीजी की मूर्ति के 
बारे में माताजी को था। दोना के बीच इस विषय में वार-वार चर्चाएँ होती । 
परन्तु किसीके निव्चय का कोई बदल नही सवा । व्यवहार में इसबा परिणाम 
यह होता कि पिताजी पूजा करते, तब पहले सहजानद स्वास्ती की मूर्ति की पूछा 
करते और माताजी पूजा करती, तब पहले थ्रीजी की मूर्ति वी पूजा करती । 
इस तरह्‌ पिताजी और माताजी के दीच वर्षों तर॒ घामिक मतभेद चलता 
रहा। परन्तु पिताजी वी थ्रद्धा बहुत उत्कट थी। अत में उनके उपदेशा का 
असर माताजी के हृदय पर हुआ और दोनो के बीच का मतभेद समाप्त हो गया। 
यहाँ तक वि सहजानद स्वामी में माताजी वी श्रद्धा पिताजी के समान ही तीक्न 
हो गयी और बाद में तो नवदीक्षित के उत्साह के साथ वे और भी दृढ़ हो गयी। 
फिर तो माताजी को सहजानद स्वामी के दर्शत वी लगन लग गयी । वे सहजानद 
स्वामी को प्रूजा-पाठ में बहुत निमग्न रहने लग गयी और उन्हें उनके आदेश भी 
मिलने ढगे। मह वस्तु माताजी की मृत्यु तव॒ जारी रही। परन्तु इस धर्मान्तर 
भें कितने ही वर्ष चीत गये | क्शवारताल भाई ल्खिते है कि ' यह समय 
पिताजी तथा माताजी के लिए बडा अशान्ति वा समय रहा । इसका भनोएरजक 
यर्णन मैठे पिताजी से सुना है ॥/ 
विशारटाल भाई की सात वर्ष की उम्र में उतरी माताजी वा देहान्त हा 
गया । वे लम्बे समय तक बीमार रही। फिर भी रोज स्नात ध्यान ता णारी 
ही धा। विश्योरलाल भाई ने लिखा हूँ 
* पोष सुदी नवमी ये दिन पिताजी वी बरस्गाँंठ थी। माँ ने स्वर भाजन 
यनाने का आप्रह विया। सदिर के पास सिय्रड्ी रखवायी। पुरणपोड़ी बतापर 
ठादुरजी वा भोग लगाया। भांग शगवाप्र बिस्तर पहटा, सो विर नहीं 
घटी । वे डॉय्टर-वैचा बी दवा तो टेली ही नही थी । माँ के रदते साधारण» 
तथा हमारे पर में दॉनदरनैद्या वी दवाएँ आती ही नहीं थी । गुष्ठनलुछ 


माता-पिता १७ 


धरेलू इछांज चलते रहते । अधिकतर तो पानी में मिश्री डालकर ठाकुरजी के 
सामने रख दी जाती और वह पानी बीमार को पिलछा दिया जाता। इस दवा 
पर हम बच्चों वा बडा विश्वास था। इस कारण कई वार हमारा पेट भी दुखने 
राग जाता।” 

माताजी की मृत्यु का वर्णन किश्चोरछाल भाई ने इस प्रकार किया है 

“रात के ग्यारह बजे (ता १-२-१८९८) माँ का देहान्त हुआ। रात में 
रोया धोया नही गया | तीन बजे के रूगभग मैं जागा, तब देखा कि माँ को 
एक तरफ लिटा दिया गया है। पास में घी का दीपक जल रहा है। उनके पास 
पिताजी बैठे है| मुझे देखा, तो पिताजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलवा लिया 
और अपनी गोद में के लिया। कहा कि “माँ अक्षर धाम को गयी ।” तब मैने 
पूछा कि “यहाँ पर यह कौन सोया है? ” तो बताया “तेरी माँ सोयी है। मुंह देखना 
है?” “यहाँ सोयी है और अक्षर धाम को गयी”, इन दो बातो का मेल मैं 
जल्दी नही बैठा सका। परन्तु थोडी देर में ऐसा लगा कि वे मर गयी। मैने 
सुना था कि भनुष्य मरता है, तब भगवान के घर चला जाता है। फिर हम तो 
सहजानद स्वामी के उपासक थे। इसलिए भेरी तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा थी कि 
हमें तो मरते समय स्वयं भगवान लेने के लिए आते है और अपने धाम में ले 
जाते है। इसलिए माँ के मरने की वात सुनकर मुझे दु ख या झोक नही हुआ। 
सबेरे माँ को ले जानेवाले छोग एकत्र होने लगे। शव को ले जाते समय छोटे 
बच्चो को घर में नही रहने दिया जाय, यह पहले से तय कर लिया गया था। 
इसलिए मुझे और मुझसे तीनेक वर्ष बड़े जगुभाई को किसी रिश्तेदार के घर 
भेज दिया गया था। 

“मुझे याद आ रहा है कि ज्ञाम को मैं घर पर था। मगन काका (मगनलाल 
ठाकोरदास भोदी) पिताजी से मिलने आये थे। उस समय पिताजी थककर 
उदास लेटे हुए थे। मेरे मन में शोक जैसा कुछ नही था, ऐसा लगता है। परन्तु 
चर के भीतर फंले हुए शोक वी छाप मुझ्न पर भी पडी थी। पिताजी के प्रत्ति 
मरी मूक सहानुभीत थे।। मगन काका के आने पर वे उठ बैठे । 7मत्र की देखकर 

उनके हृदय में दवा हुआ झोक वाहर प्रकट हो गया। मैने देखा कि दोनों की 
आँखे भीय गयी । पिताजी वी आँखो में मैने कमी आँसू नही देखे थे। इसलिए « 
रे 


१८ क्रिशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


मैं भी रो पडा। मगन काका ने और पिताजी ने मुझे अपदी गोद में लेबर मेरे 
माथे पर हाथ फिराया। 

“इसके बाद हम बिना माँ के बच्चे हो गये--इस तरह के झब्द अनेक बार 
दयाभरी आवाज में हमारे सुनने में आये। वास्तव में मेरे अपने लिए तो पिताजी 
माँ और बाप दोनो थे। कुछ कमी रह गयी होगी, तो उसकी पूर्ति 'जी' (नानी माँ), 
मौसी, वी चाची, जीवकार भाभो आदि नें पूरी कर दी। इल सबने कभी मुझे 
माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। 

“माँ का स्वभाव उग्र, स्वाभिमानी, महत्त्वाकाक्षी, सत्ताभ्रिय, आग्रही, 
प्रेम तथा द्वैप दोनो में उग्र, जो सत्य मालूम हो, उसे किसी वी भी परवा किये 
यग्रैर पकडे रहनेवाछा, धर्म में श्रद्धालु, ससार के रुढ़ रिवाजो के जनुरूल न 
होनेवाल़ा, वात्सल्यपूर्ण शौर बडी उम्गवाला-सा मुझे रूगा। 

/पिताजी का स्वभाव माँ वी अपेक्षा कम उग्र और हठीला, सन्‍्तोपी, सत्ता के 
चारे में अत्यत नि स्पृही, प्रेम तथा ठेप दोनो के बारे में मद वेगवाला, सत्यनिष्ठ, 
धर्म के विषय में माँ वे' जित्तनी ही उत्वद थ्रद्धावाला, आत्मपरीक्षण तया चित्त- 
घोधन के लिए व्यावुरू और प्रयललशीक, धर्म वो छोटकर दूसरी बातो में 
उदामीन, प्रेममरा परन्तु मोह से सर्दधर रहित और क्तेश से ऊबनेबाछा या, 
ऐसा मेरा मत है। दोनों में कजूमी तो नाममात्र को भी नहीं थी॥ उदारता 
अपनी शवित और हैसियत से अधिक थी, ऐसा भी वह सकते हैं। 

#माँ पुस्तकीय ज्ञान अधित नही प्राप्त कर सवी थी। परन्तु इस कारण 
उनके आत्मविश्वास में विसी प्रवार वी न्यूनता नहीं दिखती थी। माँ के 
आग्रही स्वभाव के कारण पिताजी वो वई बार झुकता पढता। उनता व्यक्तिव 
ऐसा नहीं था ज्रि पति जिधर छे जावें, उपर चुपचाप चरटी जायें। बचपन से 
ही उनत्रा व्ययितत्व स्वतत्न था । 

“हमारे यहाँ एवं ईश्वर वी भजित गा आग्रह थोर मनोतो आदि सत्ाम 
पूजा पे प्रति अर्कि हैं, बट पिता सौर माँ ये स्वभावविश्प थे कारण ही है।” 

कक 


प्रभु को समर्पण ४9३: 


किशोरलाल भाई का जन्म कालयादेवी (अम्बई) में किसी किराये के 
मकान में सवत्‌ १९४६ के दूसरे भाद्रपद वदी सप्तमी को रविवार ता ५-१०- 
१८९० के दिन हुआ। इनसे तीन वर्ष बड़े एक भाई थे, जिन्हें घर मे जगुमाई 
कहते थे। उनका नाम जुगल रखा गया। तब से माता पिता ने सोच रखा था 
कि इसके वाद जो बच्चा हो उसका नाम क्शोर रखा जाय, जिससे दोनो भाइयो 
वी जोडी को जुगऊक्शोर बह जा सके) 
क्शोर वे जन्म के कुछ ही दिना वाद पिताजी को अपने काम से अकोला 
जाना पडा। अकोला में दिवाली में रई का मौसम शुरू हो जाता है। उन्ही 
दिनो अलूसी की खरीद भी खूब होती है। एक दिन बालक किशोर के सुलाने 
का पालता अकोला के मकान के बैठक के पश्चिम तरफ की दीवाल के पास 
रखा था। उसके पास ही पड़ोस के बडे हिस्से में जाने का एक दरवाजा था । 
इस हिस्से में अछसी का एक बहुत वडा ढेर लगाया गया था। बालक (किझोर) 
पालने मे मो रहा था और जगु पास ही खेल रहा था। पिताजी तथा मात्ताजी 
अपने-अपने काम में छगे हुए थे। इनके यहाँ गोविन्द नाम का एद पहाड़ी 
नौकर था। उसे बुखार आ रहा था और वह पास के नौकरोवाले मकान में 
सो रहा था। बहते है कि गोविन्द ने बुखार के नश में आवाज सुनी कि 
“उठ, सो क्‍या रहा है, तेरे सेठ के बच्चे मर जायेंगे। ” यह आवाज सुनते ही 
गोविन्द दौडकर बैठक में गया और जगु तथा छोटे बच्चे को अपनी एक-एक वगरू 
में उठाकर अपने कमरे में छे आया और छोटे वच्चे को अपने पास लिटाकर खुद 
भी छेट रहा। जग को क्सीने आम दे दिया था। उसे वह खा रहा था। 
आम वे मौसम से जान पडता है कि यह घटना वैज्ञाख-जेंठ में घटी होगी। 
अर्थात्‌ उस समय क्शोरछाल भाई आठ-नौ महीने के रहे होगे । इघर जैसे ही 
गोविन्द दोनो बच्चो वो अपनी गोद में छेकर उससे वाहर निकला, वेसे ही पालन 
के पासवाला दरवाजा टूट गया और पानी के रेले वी भाँति सारी वैस्व्पंकओं 


२० क््लोरछाल भाई को जोवन-साधना 


अलमी पैछ गयी । पलभर में वह पालना अलमी के नोचे दव गया। गरह 
आवाज सुनते ही पिताजी, माताजी तथा दूसरे सब लोग दौडकर बैठ में पहुँचे 
परन्तु दोतो बच्चो को गोविन्द वहाँ से पहले ही छे गया था, यह कोई नहीं जानता 
था। मात्राज़ी जानती थी कि बच्चा पालने में सोया हुआ है और पिताजी वा 
अनुमान था वि जयु भी वही उसके पास सेलता होगा। इसलिए सबते यही 
समझा वि दोनो बच्चे अली में दव गये । अछसी वो हटाया गया, परन्तु बच्चे 
बहाँ नहीं मिले। इसमें झबकों आइचरय्य हुआ। कहते हैं वि उसो समय जयु 
बहाँ दूसरा भाम मांगने वे छिए जा पहुँचा। जगु ने मुँह पर आसरस छगा हआ 
देशवार सबको आएचर्य हुआ | उससे उन्होने पूछा वि छोटा मुझा बहाँ है? 
जयु ने अपनी तुतठी बोडी में बताया थि दोनों फरों गोविन्द उठावर पहले ही छे 
गया था। तव सवपे सब गोविन्द वे पास पहुँचे ओर उससे पूछताछ मरने लगे। 
उसने पेय ऊपर बतादी आयाज गुनी पी, इसवे अछावा वह बोई साष्टीपरण 
नहीं बार संग । इस पर माताजी और पिताजी जो भी निरचय हूं। गया वि बच्चो 
ो रक्षा में भंग शन या ही हाथ था। उप समय माता-विता मे हृदय में जो भाव 
जड़े शोगे, एसपी फेवड पल्पना को जा सकती है। दोनों इन बच्चों पो टाहु रजो 
के मंदिर में हे गये और उम्हें भगवान के चरणों में रस दिया। उन्होंने अपने 
मे में सम छिएा दि 7मारे बच्चे तो सर गये और अब ये जो यर्फे बचे है, ये 
अपधान के ही दिये हुए है विर ये दोता बच्चा को उद्च लाये। और भगवान 
के दब्नों ने रूप में दोगे 





गो दे नाम के साथ--विता मे नाम ये रुपाय पर साहजान ९ 
रदासी का गाम--पररघास' लिया हा निदय कर लिया । इसी समय पिवाजों 
में हप नई परम शोर ने जा निरयद हिया। उसता सोम जुगेछ-विशोर पनद्याम 
झा रबया गया। 

विशोरशाद भाई लिसहे है ति “मैं बारात देय वा हुआ सय लेक अच्यों भय 
रारीद के समय मं अवोीटा आया पता घा। अच्णी बे देह पर बदना कम 
गो भाइरें या प्याग सेल घा। अरनी में कृम दाने सेडे, हिए भी उमचा 
मेशा ऋघाजुरसप समयात मही हुआ | पुट्टिस के रूप में अभी हद सगे उसे जी 
कीफे था ऋदाता दत्च है। क््कल 


चचपन के संस्मरण :५६ 


“क्श्यौरठाल भाई ने अपने बुठुम्ब के विपय में “श्रूतिस्मृति' नाम से एक 
विवरण सन्‌ १९३० में, जब नासिक-जेल में में उनके साथ था, तभी लिखा 
था। उसमें उन्हाने अपने वचपन के सस्मरण छिस़े है । ये बातें कुछ लोगो को 
शायद मह्त्त्वहीन माटूम पर्डे, परन्तु बालमनाविज्ञान के अध्ययन वी दृष्टि से 
वे बहुत उपयोगी हा सकती हूँ। फिर घर के बडे-बूढ़ा के मुंह से जान में या अन- 
जान में सहज जो उद्गार निकल जाते है, अथवा एकाएक कोई आलोचना निकछ 
जाती है, उतरा बच्चा वे मन पर कैसा असर पड़ता है, वह भी इससे हम जान 
सकते है। बच्चा के प्रति व्यवहार करने में बडा को कितना सावधान रहना 
चाहिए, इसकी चेतावनी भी इन प्रसगा से हमें मिलती है। निम्नाक्ति सस्मरण 
ल्‍हूगभग क्शोरछाल भाई बी भाषा में ही दिये जा रहे है। 

(१) उस समय मे पाँच वर्ष वा रहा हूँगा | मेरे बार बढाये गये थे। 
मुय्ने अच्छी तरह याद है कि मैं वाला में तेठ डालकर बाला को थपथपाने तथा 
बाल संवारने वे लिए माँ से कहा बरता था। मुण्डम-सस्कार की भी मुझे 
अच्छी त्तरह याद है। ठाकुरजी बा चरणामृत मेरे माथे पर डाला गया था और 
फिर उस्तरे से बार साफ किये गये थे। ऐसा नही छूगता कि उसके अलावा और 
भी कोई प्रिधि की गयी हो । 

(२) एक बार 'गोवालिया ग्यारस' के दिन मुझे गोपी या ग्वाला वनावर 
भैला देखने भेजा गया था। वह चित्र मेरी आँखा के सामने है। मुझे यह भी 
याद है कि क्सि तरह बचपन में मुझे माँ रेशमी लहंगा या वुर्ता पहनावर उस पर 
रेशमी रूमाल वॉधवर और सोते के जेवर पहनाकवर वाला वी माँग वाढती और 
हिंगुछ वी विन्दी छगा आँसा में वाजल छगायर जाति मी पव्रित में भोजन करने 
अजती धी। परन्तु वहाँ जाना मुझे अच्छा नही ऊगता था। इगलिए न जाने के 
एिए कुछ हट करता था, फिर भी अत में जाना तो पडता ही था। 

(३) माँ रसोई बनाते-बनाते मुझसे गिनती गिनने वे लिए कहती। 
बम्बई में मेहताजी वे स्वूलछ में मेरा नाम छिसाया था, पर वहाँ जाना मुझे रण 


श्र किशोरलाल भाई को जीवन-साधवा 


नहीं छूगता था। कभी समझा-बुझाकर, तो कभी डरा-धमकाकर माँ मुझे 
स्वूल भेजती । “आज के दिन मै स्कूल नही जाऊँगा ।/--यह मेरा रोज का पहला 
वाज्य रहता था। तब माँ कटती---आज के दिन तो चलछा जा। कल देखेंगे, 
शायद तेरे भाई छुट्टी दिलवा दें ।” हं 

रात को भी हमें गिवती ग्रिनवी पडती ! ग्रिनती पूरो हो जाने के बाद 
“चप्टा/ के पद आदि साम्प्रदायिक नित्थपाठ हम बोलने लगते ) 

(४) बचपन में हम मेहताजों की ग्रामोण पाठशाला में पढें। बाद में 
म्यूनिसिपैलिटी के गुजराती स्कूल में हमें मरती करा दिया गया। परन्तु पिताजी 
और माताजी कौ ऐसा छमा कि हमें वास-बार अकोला जाना पइता है, कुछ 
पढाई भुजरातो में होती हे, कुछ मराठी में, यह ठोक नहीं। दीनो की पढाई 
डीक से नही हो पाती । इसलिए यह निश्चय किया यया कि वम्बई में भी मुझे 
मराठी ही पढायी जाय। परन्तु यह निइचय बहुत दिन वायम नही रहा। क्योकि 
कुछ ही दिन बाद माँ वी सृत्यु हो गयी । उसके वाद तो हम बम्वई पें ही नानी के 
या मौसी के धर रहने लगे। . + 

मेहतानी के स्वूल ने मेरे मन में पढाई की ओर से अरचि पैदा कर दी। 

उनके पास वेंत वी एवं छटी रहती, जो सिरे पर कुछ लाल रगी हुई थी। उसका 
प्रसाद तो मुझे कभी नही मिला, परन्तु दूसरे विद्यायियों जे शरीर पर इसका 
खुले दिल से प्रयोग किया जाता। वभी-वभी मेरे भी वान उम्रठे जाने और एप- 
आध चाँटा भी रसीद विया जाता । स्वूल वी पढाई मैं मेरी रुचि कम करने 
के लिए इतना कापी था। मेरे एवं ममेरे भाई को मेटताजी का खासा प्रसाद 
पमिरत्ता। में विसीजों पिटते भी नही देख सवता था। मार सानेवाछै फे रोने 
से पहले ही मेरी आँसो से आँमू बहने रूप जाते, और मारनवाले के प्रति सेरे मत 
में ढर पैदा हो जाता; फिर भी स्वूल के दूसरे पण्डितों की तुलता में हमारे 
मेहद्ाजी बड़े गरीव और भल्ते माने जाते थे। सुझ पर उनता प्रेम भी या। 
मेरे मन में भी उनरे प्रति आदर चा। इनका स्कूल छोड देने के बाद मेरे मन से 
छापा डर निउछ गया। 

परन्तु पढ़ाई से अत्यधिक अ्ृक्ति तो मेरे मन में अवोख्य वी मराठी झाला 

में की॥ उन दिना शिक्षरो की आम आईत थी जि ये विद्याथियो मे! लिए मपते 


बचपन के संस्मरण र्‌३ 


मुँह से भद्दी-भद्दी गालियाँ निकालते । ऐसी गालियाँ सुनकर मेरा दिल बाँप उठता । 
परन्तु गालियो की अपेक्षा मार की मात्रा और भी अधिक थी । एक बार जगु- 
भाई को उनके शिक्षक में वेत से पीटा । उससे उनके मन पर ऐसी दहझ्मत बेठ 
ग्रयी कि वे बुखार लेकर घर लौटे ! यह बुखार कई दिन तक नही उतरा । 


मराठी की तीसरी कक्षा में दाखिल होने के दूसरे या तोमरे दिन शाला में 
पहुँचने में मुझे देर हो गयी । गुजराती शालाओ में नये विद्याथियो वो नौ दिन 
तक नियम-भग की सजा नही दी जाती थी, परन्तु यहाँ हमारा यह अधिवार 
छिन गया था । सच्ची बात यह थी कि जब तक हमारे यहाँ ठाकुरजी को दूध या 
चाय का नैवेध नही रूगता, तव तक हमे चाय नही मिल सकती थी। जब इसमे 
देर होती, तो हमारे शाला में जाने में भी स्वभावत देर हो जाती। एक' दिन 
इस पर शिक्षक ने दाँत पीसकर खूब जोर से मेरे कान उमेठे । इस अनपेक्षित् 
अनुभव से मैं इतता डर गया कि उन्हें में देरी का कारण भी न बता सका । 
शिक्षक को निश्चय हो गया कि अवश्य ही रास्ते में में तमाशा देखने में छय 
गया। इसलिए उसने मुझे फिर डाँटा, कान उमेठे और खडा कर दिया। 
दस बजे मैं घर लौटा, तब तक भी मेरी आँखा के आँसू टूटे नही थे । घर पर 
भी सिवा इसके मै कुछ नही कह सका कि “में इस शाला में नहीं जाऊंगा ।” 
पिताजी ने समझा वि मैं ढाग कर रहा हूँ, इसलिए वे भी चिद गये। मेरे दम 
में एक पारसी विद्यार्थी था! गुजराती बोलनेवाल्य यह एकमात्र विद्यार्थी वहा 
था। वह दोपहर में हमारे घर आया और उसने शाला में हुई घटना का सारा 
हाल मेरे माता-पिता को सुनाया। तब दोपहर में पिताजी मेरे साथ शाला पर 
आये। उन्होने शिक्षक को वाहर बुलाकर घायद कुछ कहा और फिर मुझे वग 
में बैठाकर वापस चले गये। शिक्षक ने अदर आकर एक दो भद्दी ग्रालियाँ 
देकर मुझसे कहा---“बाप से फरियाद करता है न ? बाप का डर वता रहा है ? 
अब तो तुझे पीसकर रख दूगा, देखता हूँ, अब तेरा वाप मेरा क्या विगाड सकता 
है ?” ज्ञाम को घर लौटने पर मैने पिताजी से सारी वात कही। माँ खूब गुस्सा 
चुई ५ 'तैौसरे फिस फिर देर हे। गये ।इसीलए मैने घर पर है। कह पदिया कक “मैं 
आज शाला में नही जाऊँगा”, परन्तु पिताजी ने डॉट-डपट कर भेज ही | 
इस पर शिक्षक में फिर गालियाँ दी और पसलियो में घूसे मारे। धर 


रथ किशोरकाल भाई की जोवन-साधता 


पर मैं बहुत जोर से रोने छगा। पिताजी ने पुछा, परन्तु मैं अवकी बार भी नहीं 
बता सका। तब फिर उस पारसी विद्यार्थी को बुलाया। उसने जो हुआ था, 
सो सब बता दिया। इस पर पिताजी हेइमास्टर से जाकर मिले और शिक्षक पर 
भी खूब विगडे। मैने अब जिद पकड छी कि मुझे पढाना हो तो घर पर ही पढाइये, 
नहीं तो में नही पढ/ंगा। इसके बाद अकोला की झाला में में नही गया | बम्बई 
में भी सुझे मराठी इगला में ही भरती किया। दहाँ के शिक्षक भी कभी-कभी 
सजा देते। गालियाँ तो रहती ही । इस तरह शिक्षा हमें अपमानजनक लगती 
और गालियाँ तो सहन ही नही होती थी। अत में माँ की वीमारी बढी ओर 
उसकी मृत्यु भी हो गयी । इस कारण शिक्षक और शाला दोनो से छूट्टी मिल गयी । 

(५) शिक्षक की भद्दी गालियाँ मुझे सहन नही होती थी, फिर भी गालियो 
के सस्वार मेरे चित्त पर असर करने छूग गये थे। 

माँ की मृत्यु के पहले से मुझे कुछ खराब लडको वी सोहवत लग गयी थी, 
यह बता देना जरूरी है। इसमें से दो को गन्दी गालियाँ देनें की आदत थी। 
इसके परिणामस्वरूप यद्यपि मुझे जवान से गालियाँ देने की आदत तो नही लगी, 
फिर भी मन ही मन में तो गालियो की आवृत्ति हो ही जाया करती । उनके 
क्रियात्मक अथे में भी उस छोटी उम्र में मेरा प्रवेश होने छगा था। ये 
बुसस्कार मेरे बडे होनें तक मुझे तक्झोफ देते रहे । इन कुंसस्कारा ने मेरे जीवन 
में से स्वास्थ्य वा भानंद हमेशा के लछिए मिटा दिया । 

(६) मेरे चाचाजी के एक छडके को गन्दी गालियाँ वकने की आदत थी । 
जब मुझे यह मालूम हुआ, तब भेरे मन पर इसका जबरदस्त आधात छगा। 
स्वामी सारायण के धर्म का पालन करनेवाला ऐसी गन्दी गालियाँ दे सकता है, 
यह में सपने में भी वत्पना नहीं कर सकता था। घर आने पर मैने उसके बडे 
भाई से यह बात कही | इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी गिनती चुगल्खोरो में 
हो गयी। मेरी उम्र के इन भादयों ने मुझे अपने हँसते, खेलने और साथ में 
घूमने-घामने मे अलग कर दिया। बम-अधिव परिमाण में यह वहिप्वार कोई 
दो वर्ष तव जादी रहा। मुपे खेलना होता, तो मैं वेवक अपनी छोटी वहना वे 
साथ ही खेल सकता था। द्यरीर से वमजोर और इन सब वहनो में सबसे वडा । 
इर्शाएए उनके छाप सेलना मुझे वुश ते कहे उणता था ४ परन्तु मे केवडक रडक्यों 


बचपन के सस्मरण श्५्‌ 


के साथ खेलने छायक वायला' (जनाना) समझा जाने लगा और वे भाई 
मुझे ऐसा कहकर चिढाते भी। इस तरह अत में मैने उनसे इस आश्षय के कुछ 
शब्द कह दिये कि तुम्हें जो बोलना हो सो बोलते रहो, परन्तु मुझे अपने साथ 
खेलने दो। इस तरह मैं झुक गया। इस सोहवत के उल्टे परिणाम हम सबको 
भोगने पडे। हमारे साथ हमारी ही जाति का एक और भी छडका था। उसकी 
जवान तो बहुत ही खराब थी। उसके साथ खेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल 
हो जाता। 

ऊपर लिखे बहिप्कार से मै घघडा न गया होता, तो मेरा बहुत लाभ होता । 
इस सोहबत का परिणाम मेरे चित्त पर बहुत ही बुरा हुआ। जो गन्दे शब्द ये 
भाई क्वल एक आदत के रूप में बोलते, वे अपने पूरे अर्थ सहित मेरे दिल में 
टकराने रहते । और यद्यपि मैने जबान से तो ऐसे शब्द निकालने की शायद 
ही कभी हिम्मत वी हो, परन्तु मन में तो अनेक वार इनका उच्चारण कर ही 
छेता और इनके अर्थ में भी मेस चित्त प्रवेश कर जाता। इसके अछावा भी 
इस कुसगति ने मुझे बडी तकलीफ दी। 

(७) आत्माराम काका को हम आतुकाका” कहते | ४९ वर्ष की उम्र में-- 
मेरी माँ की मृत्यु से कुछ ही दिन पहले-उनका देहान्त हुआ । उनका मेंझला लडका 
गोकुलभाई था। उसे और मुझे उनवी मृत्यु के समय सबेरे से ही किसी मित्र के 
यहाँ भेज दिया गया। दोपहर के वाद उस मित्र की पत्नी ने गोकुलभाई से 
कहा कि 'तरे पिताजी मर गये, अब तू घर जा।” यह समाचार सुनकर मुझे 
बहुत आनद हुआ और मै हँसने छगा (उम्र ८ वर्ष), परन्तु गाकुलभाई की 
आँखा से आँसू बहने लछंगे। मैने अभी तक किसी निकट सम्बन्धी की मौत 
नही देखी थी। मृत्यु बे विषय में केवल सुना ही था। मेरे आनद का कारण 

यह था कि मैने सुना था कि आदमी जब मरता है, तव भगवान के पास चला 
जाता है। मेरी यह भी दृढ़ श्रद्धा थी कि सहजानद स्वामी के उपासक वो लेने 
के लिए स्वय भगवान आते है और अपने धाम ले जाते है। इस कारण मुझे 
अपने मन मे मृत्यु विवाह से भी अबिक झुभ लूमती। मेरी यह श्रद्धा बहुत बडी 
उम्र तक कायम रही। आतुकाका के कुछ ही दिन बाद मेरी माँ वी मृत्यु 
हुई और पाँच-छह वर्ष बाद जगुभाई वी भी मृत्यु हो गयी। उस समय तथा 


श्द विज्ञोरल्मलू भाई की जोवन-साधना 


दूसरे संगे-सम्बन्धियों को मृत्यु के समय भी मुझे दुंख॑ नहीं हुआ था। आज भी 
विसीकी केवल मृत्यु से मुझे बहुत दु ख नही होता ! मुझे ऐसा याद पडता है कि 
मृत्यु से पहले-पहल मुझे दु ख तव लगा, जब मेरे वहमोई मरे और मेरी बहन विधवा 
हो गयी (ई० स० १९१३ )। उस समय भी दु ख वहनोई की मृत्यु पर नहीं हुआ। 
उनका कुछ अशुभ हो गया, ऐसा नहीं लम रहा या, परन्तु बहन का अशुभ 
हो गया, इसका दु ख था। उस समय तो मेरी उम्र २२-२४ वर्ष की थी। मृत्यु 
का यह पहला आघात मुझे इतने जोर से छगा कि मैं पाँच-छह महीने बीमार रहा 
और डॉक्टरो को डर हो गया कि मुझे कही क्षय न हो जावे । 
आतुकाका की मृत्यु के बारे मैं मुझे जो आनद हुआ, उसे मैं छिपा नही 
सका। मेरे आनद से गोकुछभाई को दुख हुआ। परत्तु मैं उसके रोने का 
कारण नही सम्रझ्त सवा। जिस प्रकार उन दिनो में हँसता रहा, उसी प्रकार 
तीन दिन बाद, जब भेरी माँ की मृत्यु हुई, तब भी मै हँसता ही रहा । यद्यपि दोनो 
+ समय दूसरो के रोने-पीटने को में सह नही सकता था, उसे देस-सुनकर मेरी 
आंखों में भी ऑसू आ जाते ! 
(८) ठेठ बचपन से ही स्वाभाविक टीति मे मै नानी माँ के यहाँ जाता 
रहता था। परन्तु मै सात-आठ वर्ष का हुआ, तब तक मुझे पता नही था कि 'जी/ 
(नानी) रिश्ते में मेये कौन होती हैं। जब कभी जी' के यहाँ जाता, तब उन्हे 
अकेला और काम-काज करते देखता! इससे भेरे मन में दया आती ॥ अपनी 
सातवी वर्षगॉठ के दिन मैं 'जी' को प्रणाम करने गया । जी" खाना पका रही 
थी या पूजा कर रही थी । उस दिन॑ मेरे मन में दया का प्रवाह कुछ अधिक जोर 
से उमड़ा । मैने कहा-/“जी, आपको सारा काम खुद करना पडता है ) मदद करने- 
बारा कोई नहीं। हमारे यहाँ दो लडकियाँ है (मेरी छोटी बहनें--एक पॉँच 
बर्ष की और दूसरी छीन वर्ष की ), आपके यहाँ एक भी नही, सो एक को आप 
रुप छीजिये, तो वह आपकी मदद वर दिया करेगी।” यह सुनकर जी” 
हँसने लगी। उन्होने कहा-'हाँ, भाई वे तो जरूर मदद करेगी। भेज देना। 
परन्तु उनके बजाय तू ही क्या नही रह जाता २?” अब क्या कहता ? मेने दया 
वी तो जी' ने परीक्षा कर छी । में समझ रहा था कि लडकियाँ ही इस तरह के 
आरके के; में सत्य कर सकती, है. ५ इसहन्यिए मैले करा मुझे, आटा यह कगण 


बचपन के संस्मरण २७ 


भा सकता है ?” घर लौटने पर मैने माँ से कहा--माँ जी” के यहाँ एक भी 
लडकी नही है। हमारे यहाँ दो-दो छडकियाँ हैं। एक लडकी जी” को दे दे, 
तो कैसा रहे ?” इस तरह मेरी दया दूसरों से काम करा देने तक ही सीमित 
थी। परन्तु उस समय यह वात मेरे ध्यान में नही आयी। फिर माँ ने पूछा-- 
“मैं जी' की कौन हूँ, यह तुझे मालूम है ?” मैने वहा---“नही ।” तब माँ ने वताया 
कि मैं तो जी की लडकी हूँ । मेरी माँ-जितनी वडी स्त्री किसीकी लडकी हो 
सकती है, यह बात मुझे वडी आइचरयंजनक लछगी। थोडी देर बाद मैने माँ से 
पूछा---/फिर तू 'जी' के साथ क्यो नही रहती २” तब माँ ने कहा--“मैं 'जी” के 
पास चली जाऊं, तो तू अकेला रह जायेगा ?” यह जरा कठिन वात थी। मैं 
माँ के साथ जाऊं, तो पिताजी अकेले रह जावें और पिताजी के साथ रहें, तो माँ 
को छोडता पड़ें। परन्तु उस वक्‍त यह बात नहीं सूझी कि सब छोग एक साथ 
क्यों न रहें ? कोई भाग नही सूझ् पडा, इसलिए “जी” के प्रति मेरी करुणा वही 
शान्त हो गयी । परन्तु 'जी' के साथ का रिव्ता तो मालूम हो गया | 

(९) माँ के मरने के वाद मुझे कई धार मौसी के घर या जी” के घर रहना 
ओर खाता पडता। 'जी' हमेशा आग्रह करके एक-दो रोटी अधिक खिंदाती। 
हमारी मान्यता थी कि जी' के हाथ की रोटियाँ चाहे कितनी ही खा लें, तो भी 
हजम हो जाती है। यह बात भी सही है कि मौसी के या 'जी' के घर हम कभी 
बीमार नही पडे, यद्यपि 'जी' के यहाँ उनके आग्रह से और मोसी के घर वरावरी 
के लडके से होड लगाकर मौसी की रोटी खतम करने बैठ जाने और खूब खा जाते । 
अधिक खा जाने का एक कारण शायद यह भी था कि वहाँ प्रसाद की ऐसी भरती 
नही होती धी। हमारे घर पर तो प्रसाद के निमित्त से लगभग दिनभर हमारी 
मुँह वी चक्वी चछती ही रहती और वह आरोग्य के लिए वाघक होती । 

(१०) बचपन से हमें माला फेरने और पूजा-पाठ करने की आदत थी। 
जी! वी बहन के यहाँ सवकी इस पर आश्चर्य होता। हर कोई पूछता--/भरे 
अभी से माछा फेर रहा है ? माला तो बुढ्पे में फेरी जाती है ! वितनी माल्ठाएँ 
रोज फंरता है ?” ऐसे प्रश्न कई वार पूछे गये होगे। इनके जवाब मे हम--- 

अर्थात्‌ जगुमाई और मै--वहते “कही बचपन में हो मर गये, तो फिर बुटापे 
में माला कैसे फेर सकेंगे २” हमारे मुंह से मरने की बात वार-बार सुनकर ये 


र 


८ किश्ञोरलाल भाई की जोवन-साधना 


लोग बडे चिढ्ते ) वे कहते--“ भरने की दातें क्यो करते हो २” उन्हें और अधिक 
चिढाने के लिए कई बार हम कहते कि हम तो जल्दी मरनेवाले है । 

(११) जी के यहाँ जानू नाम का एक पहाडी था। वह उन्हीके यहाँ 
नौकरी करते-करते यूद्धा हो गया था। उससे हम खूब वहानियाँ सुनने । महा- 
राष्ट्र के साधु-सन्तो, हृष्ण की वाछ-छीला आदि की बाते वह बडे मबोरजक ढंग से 
कहता । 

(१२) स्त्रियों और खास सौर पर भाभियों के प्रति अरुचि प्रकट करना 
मैं ठेठ वचपन से सीख गया था । घर का सारा काम करना तथा बडी छनियो की 
सेवा करना भाभियों कॉ परम घम्मे है, ऐसा में मानता था। जो भामियाँ अपने 
इस परम धर्म का पालन करने में आना-कानी करती मुझे दिखाई देती, उन्हें 
सजा देकर रास्ते पर लाना एक देवर की हैसियत से मेरा परम धर्म है--ऐमा मैं 
मानता था। 

(१३) भोजन के समय उगलियाँ खराब न होने पायें, इसलिए मैं दाल 
चावल छाता ही नही था । रोटी भी दाल में उत्तनी हो डुबाता, जिससे उगलिया 
में दाल न लगने पायें । काफी बडा होने तक अपने हाथ से खाना नही खाता था । 
पिताजी था तौकर खिलाते, तव खाता। ऐसे खेल भी पसन्द नहीं करता था, 
जो कपडे विगाडनेवाले होते थे। 

(१४) मौसी के महाँ हम रहते थे, तव एक बार होली बी छीला देखने के 
लिए हम हवेली (मदिर) पर गये थे। लाल वावा वी हवेली में मैने जो वीभत्म 
चदनाएँ देखी, उनसे मेरे मन पर ऐसा भारी आघात पहुँचा कि उन मदिरों और 
उनके भवतो पर से मेरी श्रद्धा एकदम उठ गयी। उसके वाद मेने छाछजी वी 
हवेली में कभी कदम नहीं रखा। 

(१५) हम अग्रेजी स्कूल में पढते, तब हमें दोपहर में जलपान करने 
के लिए दो-दो पैसे मिलते थे। इन पैसा को खर्च करने के बजाय हम इनमें से 
बुछ बचा छेते। इस बचत में से हमने एक एक शिक्षेप्पत्री (स्वामी नारायण- 
सम्प्रदाय वा एक वोधपग्रन्य ), एक रगो की पेटी (वॉटर क्छर बॉक्स ), एव एट- 
हस, तोने के लिए एक पिजडा, हॉलोवे के पत्मुपक्षी के चित्रा वा एक पैकेठ--ये 
चीजें सरीदी थी, ऐसा याद जा रहा है। बालुभाई (सबसे वडे भाई) को यह 


बचपन के संस्मरण २९ 


पसन्द नहीं था। उनकी राय यह थी कि तुम्हें खाने की जरूरत रहती है, 
इसलिए ये पैसे दिये जाते हैं । इसमें से वचत करना ठीक नही है ! अगर तुम्हें 
खाने की जरूरत नही हो, तो पैसे छेने ही नही चाहिए। फिर बचे हुए पँसो से 
भी वगैर इजाजत के तुम्हे कुछ नही खरीदना चाहिए । किन्तु हम तो समझते 
थे कि दो पैसे लेने और उनका जिस तरह हम चाहें उपभोग करने में हमें रूढि- 
प्राप्त अधिकार है। 

(१६) मोटा बापा (ताऊ) के साथ की एक घटना मुझे याद रह गयी 
है। जगुभाई और मै मलाड में उनके यहाँ रहता था। हमारा कादावाडीवाला 
मवान कर्ज करके खरीदा गया था। मैं इतना समझने लूग गया था कि भाई 
तथा बालूभाई को इस कर्ज की चिन्ता रहा करती है। मोटा वापा भी मलाड 
में बेंगला बनवा रहे थे। शायद इसमें भी उनका अन्दाज से अधिक खर्च हो गया 
या कर्ज लेना पडा । इस कारण उनको भी चिन्ता रहा करती। एक दिन 
चाय पीते समय मोटा बापा ने कुछ उदगार प्रकट किये । बडो के बीच में बोलने 
वी बुरी आदत मुझे थी। उसके अनुसार मैने भी कहा--देखिये न, भाई 

(पिताजी) को भी मकान के वारे में चिन्ता करनी पड़ती है।” इस पर मोटा 
वापा ने कहा--/मैं आधा मूर्ख हें ओर तेरा 'भाई पूरा मूर्ख है।” 'भाई' के 
विधय में इस तरह तूकारात्मक और अपमानभरी भाषा सुनकर म॑ वहाँ से 
चुपचाप उठ गया। थोडी देर बाद जगुभाई और मै घूमने गया। मेरे मन में 
यह बात घूम हो रही थी । इसलिए मैने कहा---/मोटे बापा “माई के बारे में कसा 
खराब बोले | इस पर जगुभाई ने वहा-- तू तो पागछ है। इसमें क्या हो 
गया ? मोटा बापा तो “भाई के बारे में ऐसा कह सकते है। क्योकि वे भाई 
के बढ़े भाई है । इसमें कोई गाली देने का हेतु थोड़े ही था! बालूभाई या 
मै क्या तुझे मूर्स नही कहता ?” में इतना तो जानता था कि मोठा बापा हमारे 
ताऊ होते है। परन्तु यह दर्शन नही हुआ था वि भाई से उनका सम्बन्ध इतना 
ही निकट का है, जैसा मेरा और वादूभाई या जगुभाई वा है। जगुभाई वी 
दलील मे समझ गया। फिर भी मेरी तन वी समझ के अनुसार भाई को दी गयी 
गाली बा दुस मेरेदल पर बहुत दिन तक रहा । वल्पना से बहुत पहुले हो हम 

मछाड़ से बम्वई चक्े यये। इस बारण यह घटना मेरी स्मृति में रह गयी । 


झ० किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


बाद में मेरे मन में इस वात का कोई असर नही रहा । हम वई वार मछाड में रहने 
के लिए जाते । उस समय मेरी उम्र ग्यारह वर्ष की रही होगी । 

(१७) मोटा बापा कुछ समय जाति के पठेल भी रहे | इस कारण उनके 
छोटेन्बडे कई शत्रु भी हो गये थे । मशस्वाला-परिवार वड़ा था। फिर पुरानी 
वम्वईवालो का उन्हें अच्छा समर्थन होने के कारण मोटा वापा का पक्ष जाति 
में अच्छी तरह सफल होता रहता । परन्तु मुझे याद नही कि इससे लाभ उठाकर 
उन्होनें कभी अपना कदम पीछे हटाया हो अथवा क्सीको तग किया हो । 

(१८) सवत्‌ १९६० की वात है। बिरादरी में कही जीमने जाना था। 

फागुन का भहीना था। जगरुभाई को और मुझे विरादरी में कही जाना अच्छा 
नही ठगता था। बहुत आग्रह करने पर कभी कही जाते । परन्तु उस दिन 
बगैर अधिक आग्रह के जगुभाई जाने के लिए तैयार हो गये । उन दिना लडके 
भी जेबर पहनकर जीमने जाते। उस दिन जगुभाई जरा बन ठउनकर 'जी' के 
चर से रवाना हुए। “'जी' के घर के नीचे ही गराधी की दुकान के घवूतरे पर 
एक बेंच पर बैठ गये और दूसरे छडको की राह देखने छूंगे। दुकान के आदमी 
परिचित थे। एक ने पूछा---“ओहो जगुभाई, आज तो तू खाना खाने जा रहा 
है! अब तेरी शादी कब हो रही है।” जगुभाई ने कहा--“मै अपनी झञादी 
में ही तो जा रहा हूँ ” उसने कहा-- अच्छा ! किससे झादी हो रही है?” 
जगुभाई में कहा--- चितागौरी के साथ ।” इस पर वह आदमी खिढ गया। 
खाना खाकर लौटते ही जगुभाई हमारे घर पर सोने चढ़े गये। उस समय 
बम्बई में बडे जोरों का प्छेग फैला था। में मौसी के घर सोया था / सभव 
है कि हमारे धर में रोग की छूत आ गयी हो, इसलिए जगुभाई का घर पर 
सोना खतरनाक साबित हुआ। कुछ समय से व्यायाम आदि करके जगुभाई ने 
अपना शरीर अच्छा बना लिया था। बचपन में वे रोगी रहते थे। उन्हें पढने 
लिखने का भी कोई खास शौक नही था। परन्तु पिछले एक वे में वे विछकुल 
बदल गये थे। ड़ेढ महीने में छह महीने की पढाई करवे मैट्रिक के दर्जे मे भरती 
हो गये थे। 

सवेरे उठकर में धर पर गया और देसा तो जगुभाई बुखार में परे है। 

चानाभाई उनकी शुझूषा कर रहे थे। सानाभाई ने और मैने निश्चय क्या कि 


अचपन के संस्मरण ३१ 


जगुभाई को मौसी के घर ले जाना चाहिए। वहाँ जाकर डॉक्टर को बुलाया। 
दवा दी गयी, उलछटियाँ भी हुई। रात को फिर डॉक्टर को बुलाया। उसने 
एनिमा दिया। जितना पानी दिया गया था, वह वाहर भी नही निकल सका। 
उस समय एनिमा एक नई चीज थी और लोग मानते थे कि यह्‌ एक राक्षसी 
उपाय है) जब बीमारी बहुत ही गभीर होती है, तभी एनिमा दिया जाता है- 
ऐसा भी एक वहम लोगा में था। डॉक्टर ने कहा कि प्लेग की आशका है और 
पिताजी को तार करने की सलाह दी। तार मिलते ही पिताजी अकोला से 
खाना हो गये। मौसी ने जगुभाई की खूब सेवा-शुश्रूपा की ॥ चार-पाँच दिन 
में डॉक्टरा और दवाओं पर कोई तीन सौ रुपये खर्च हो गये। परन्तु यह सब 
चेकार साबित हुआ। सवत्‌ १९६०, फागुन वदी दशमी के दिन झुक्रवार को 
दोपहर के! तीन बजे जगुभाई के प्राण-पखेंर उड गये। उस समय वे अपना 
सनहवाँ वर्ष पूरा करने को थे। 

उनकी मृत्यु से दो-तीन घण्टे पहले मैं उन्हें देखकर आया था। तब वे होश 
में थे, परन्तु बोल नही सकते थे। दाहिना हाथ भुजा के नीचे से सूज 
गया था। अपनी पूजा की मूर्ति (मणिया के स्टैण्ड पर रखी सहजानन्द 
स्वामी की मूर्ति) पर उनवी नजर गडी हुई थी । उसके चरण छना 
चाहते थे। परन्तु दाहिना हाथ उठाने की झत्ति नही थी। पिताजी ने कहा कि 
बायें हाथ से चरण-स्पर्श बरने में भी कोई हज नही है। तव दायें हाथ से चरण 
स्पर्श बरके प्रणाम किया। साधु-ब्रह्मचारिया को भी बुलाया गया था। वाये 
हाथ से ही उन्हें भी प्रणाम किया और धोतियाँ अपित की। यह सब देखकर 
मुझे छगा कि यह मृत्यु पवित्र है, इसके बाद मुझे 'जी' के घर भेज दिया गया। 
हाँ, उन्हें स्मशान ले जाने से पहले नानाभाई ने आकर हमें उनकी मृत्यु के 
समाचार सुना दिये थे । अपनी समझ के अनुसार यह सुनकर मुझे खुशी हुई । 
मुझे लगा कि भाई भगवान के घर चले गये और सुखी हो गये। परन्तु दूसरे 
बच्चे अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत रोये। जमना वहन ने मेरी प्रसन्नता पर 
मुझे फटकारा । अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने उसे अपनी श्रद्धा समझायी। 
मेरी श्रद्धा को बुद्धि से तो वे मान्य कर सकी, परन्तु हृदय से नही ॥ 'भाई जैसा 
भाई चला गया और उसदी मृत्यु पर भी मुझे दु ख नही हो रहा है--यह देखकर 


३२ किशोरल़्ाल भाई को जीवन-साधना 


उसे आइचये हो रहा था। परन्तु मुझे तो--यह भाई ईश्वर के घाम में गया है--- 
इतता ध्रुव ओर निश्चित सत्य लग रहा था, मानो में उसे स्दय ले जाकर वहाँ 
छोड आया था! स्वान करने के बाद शाम को हम वच्चो ने जितने भजन और 
आरतियाँ हमें जवानो याद थी, सव गायी। 

दूसरे दिन पिताजी तथा वालूभाई के साथ मैं अकोला गया। जून महीने 
में में अकोला से वम्बई वापिस आया। रेल में भी अकेले आना पडा और घाला 
में पढ़ने के छिए भी अकेले ही जाना पडा | मृत्यु के दशशन से और बहू विछाप 
भरुनंकर जो बेदना उस समय नहीं हुई थी, वह अब शाला में अवेले जानें-आने में 
होने छगी। अब मुझे प्रत्यक्ष भान होने मा कि मै सचमुच अकेला रह गया। 
जगुभाई का नाम जुगल था और मेरा नाम किश्नोर। सब रिश्तेदार जुगल- 
किशोर की जोडी कहकर पुकारते | अब यह जो डी टूट गयी--ऐसा भी वार-वार 
कहते। शाला जाते समय जोडी टूटने का भान मुझे भी हुआ और जुगछूभाई के 
वियोग पर पहली बार आँखों में आँसू आये। | 


विद्याभ्यास ६: 


हम देख चुके है कि किशोरलाल भाई की प्रायमिक शिक्षा अनेक भिन्न- 
भिन्न झालाओ में हुईं। पिताजी को वर्ष में छह महीने अकोला में और छह महीने 
बम्वई में रहना पडता था। इसलिए किशोरलाल भाई को वर्ष में दो झालाएँ 
वदलनी पडती थी। फिर वम्बई में हमेशा उसी झाला में उन्हें प्रवेश नही मिल 
पाता था। माताजी के देहान्त के बाद शालाओ में कुछ स्थिरता आ सकी | 
फिर भी अग्रेजी की पाँचवी कक्षा के बाद ही शाल्मन्तर किये वग्रैर उनकी 
पढाई हो सकी। 

प्रायमिक शिक्षा पूरी होने पर उन्हें न्यू हाईस्कूल की पहली एलिमेंटरी में 
भरती करवाया गया। यहाँ पर उन्हें दो आजीवन मित्र मिले--मगलदास 
'विद्ठलदास देसाई तथा उनके छोटे भाई गोरघनदास ॥ तीनो एक ही कक्षा में 
थे। मगलदास पढने में बहुत तेज थे। कक्षा में उनका नबर पहला-दूसरा 
रहता। गोरधनदास का भी चौथा-पाँचवा नम्बर रहता। किशोरलाल भाई 
ने लिखा है--पढने में ऊँचा नम्बर लेने की इच्छा मुझे सदा रहती, परन्तु 
में दस से ऊपर शायद ही कभी आ सका। मेरा नम्बर प्रायः दस और वीस के 
बीच रहता। इस कारण मगरूदास और गोरघनदास मेरे लिए उपास्य विद्यार्थी 
थे। परन्तु हमारे बीच गाढी मित्रता होनें का कारण तो दूसरा ही था ।“-यह 
हम अगले प्रकरण में देखेंगे । 

अग्रेजी की तीसरी कक्षा पास करने तक जगुभाई ओर किशोरलाछू भाई 
न्यू हाईस्कूल में पढे। न्यू हाईस्कूल की अपैक्षा गोकुलदास तेजपाल हाईस्कूल में 
फीस कुछ कम थी। उस समय यह्‌ कुटुम्ब वडे आथिक सकट में था। इसलिए 
बड़ो ने इन दोनो भाइयो को गोकुछदास तेजपाल हाईस्कूल में भेजने का निश्चय 
क्या। किशोरछाल भाई कहते है कि “न्यू हाईस्कूल छोडते समय मुझे अतिझय 
दुश्व हुआ। इस स्कूल के प्रति मेरे मन में अतिशय आदर और भक्ति थी-। 
इस दु.ख का एक अन्य कारण प्रिय मित्रों का वियोग भी था ।” उस समय न्यू 
हाईस्कूल बम्बई के अच्छे-से-अच्छे हाईस्कूलो में गिवा जाता था। उसके दो 

डे 


श्ड किश्योरछाल भाई की जोवन-साधना 


प्रिन्सिपल मजेबान और भरडा वहुत विख्यात शिक्षक थे। नीचे की कक्षाआ 
के बग भी वे लेते । मो० ते० हाईस्कूछ में क्शोरलाल भाई केवल दो ही महीनें 
पढे। उस समय उन्हें मलेरिया बुखार आने छग गया था, इसलिए बालूमाई 
इन्हें अपने साथ आगरा ले गये। वहाँ उन्हें सेन्ट जान्स कॉलेजियेट स्कूल में 
भरती कराया गया वहाँ चौथी और पाँववी कक्षा पास की। आगरा मैं हिन्दी 
के अतिरिक्‍त कुछ उर्दू भी पढी। वम्बई लोटने पर एस्प्लेनेड हाईस्कूल की 
अग्रेजी की पाँचदी जूनियर कक्षा में भरती हुए। दो महीने बाद वहाँ के 
प्रिन्सिपल ने इनकी योग्यता देखकर इन्हें सीनियर वर्ग में ले लिपा। इस तरह 
एक सन की बचत हो जाने से मैट्रिक के लिए पूरा एंक वर्ष बच गया। नवम्बर 
१९०५ में थे मैट्रिक पास हुए। वर्ष बचाने के छोम से ममल्दास गोरघादास 
तथा अन्य क्तिने ही विद्यार्थी न्यू हाईस्कूल छोड़कर एस्प्लेनेड हाईस्कूठ में 
आकर गग्नेजी छठी में मरती हो गये | तब से लेकर एल-एल० वी० तक किशोर- 
छाल भाई और मगरूदास ने साथ-साथ ही अध्ययन किया। एस्प्लेनेड हाईस्कूल 
का ध्येय-मत्र ?८४४९ए८०॥८० (निरन्तर प्रयल) था । किश्लोरलाक भाई कहते 
हैं कि झाला के इस ध्येय-मत्र को मैने दिल से अपना लिया था। 
मैट्रिक कर लेने के वाद वे विल्सन कॉलेज में भरती हुए। यह कॉलेज 
पसन्द करने का केवल एक कारण था--वह यह कि वहाँ छानवृत्ति मिलने की कुछ 
आशा थी। जाति के कोप से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी उन्हाने अर्जी दे दी 
थी और २५) मासिक की छात्रवृत्ति उन्हें मिल भी गयी ६ परन्तु जाति की छात्र- 
वृत्ति छेने में हमारी कुछ हेठी है--ऐसा डुट॒म्व में सवको लग रहा था। इसलिए 
दो महीने वाद जाति की छात्रवृत्ति लेना उन्होने बन्द कर दिया। उन्हें काठेज की 
छानवुत्ति मिल गयी | यदि वह न मिली होनी, तो कुदुम्व वी स्थिति ऐसी चेही 
थी कि वे अपनी पढाई जारी रख सकते, तव तो झायद वही नौपरी दँढनी पडती । 
'किल्नारलाल भाई कहते थे कि कॉलेज में उन पर वाइबल के नये करार तथा 
मिथ्वनरी प्रोफेसरा के व्याख्याता का काफी असर पडा । सस्दृत के अध्यापक 
भडकक्‍्मक्र के प्रति उनके मन में सदसे अधिक पूज्य भाव था। दूसरे अध्यापका 


का भी उन पर प्रेम था। अपनी कॉलेज वी पढाई के बारे में क्शोरलाल भाई 
ल्खिने हूँ 


विद्याम्यास श्प 


“जाला में मैं आयद ही कभी दसवें नस्वर से ऊपर गया हूँगा। परन्तु 
कॉलेज में मै दूसरी या पहली श्रेणी मे ही आता। इसका मुझे आइचर्य होता। 
इटर में में पहली श्रेणी में पास हुआ और अपने कॉलेज में मेरा नम्बर पहला घा। 
'इसी प्रकार एल-एल० बी० के दूसरे वर्ष में भी में पहली श्रेणी में ही पास हुआ। 
पहले वर्ष मे एक विद्यार्थी के साथ मैने पढने में खूब होड की थी । उसके वाइ को 
किसी परीक्षा के लिए मैने इतनी मेहनत नही की थी--ऐसा लगता है। परन्तु 
बाद की परीक्षा का परिणाम अधिक अच्छा रहा। इसका कारण यह मालूम 
होता है कि इटर में मुझे पढने की सही पद्धति सूझ गयी थी। छॉ-प्रीवियस मे 
जिस विद्यार्थी के साथ मेरी और मगलूदास की होड छूमती थी, उसे अपने परिश्रम 
की तुलना में कभी फल नही मिला, क्योकि उसकी पद्धति ही गठत थी। उसकी 
आदत थी, विपयो की वार-बार आवृत्ति करना, अर्थात्‌ पाठच् पुस्तकें वार-बार 
पढ़ना | प्रीवियस में हमने उसीका अनुकरण किया था। परन्तु इण्टर के वाद 
हमने अभ्यास की पद्धति एकदम बदलरू दी | हमने इस तरह पढना शुरू किया 

कि विषय की भाषा भले ही जवान पर न आये, परन्तु विपम को बुद्धि अच्छी 
तरह समझ छे। सामान्यत किसी चीज को मुखाग्र करने में में बढा कच्चा हूँ। 
भजनो को छोडकर शायद ही किसी विपय की लगातार चार-छह पक्तयाँ मुझे 
याद हांगी। गद्य तो जरा भी याद नही रहता। इस कारण यह वात सही ह 
कि भाषा पर मेरा बहुत प्रभुत्व नही है, परन्तु विषय की तह में उतरकर 
उसका पृथक्क्रण करके उसे बुद्धि द्वारा अच्छी तरह समझ लेने की मुझे टेव 
टे। इस कारण घुलता में कम श्रम उठाकर मैं पढाई कर सकता था--ऐसा मेरा 
खथाल था । जब तक केवल परीक्षा ही ध्येय था, तव तक विपय का प्रतिपाद्य क्या 
है--यह इस तरह समझ लिया करता $ वाद में खयाछ आया कि अमुक विपय 
में छेखक का अभिप्राय क्या है--केवल इतना ही जान लेना काफो नहीं। यह तो 
पोयो-पाण्डित्य हुआ। असल में यह समझ लेना जरूरी है कि किस मनोदशा के 
परिणामस्वरूप अथवा जीवन की किस बुनियाद को स्वीकार करने पर हम इस 
अभिप्राय पर पहुँचते है--यह भी खोज करके हर वात को समझ लेने की जरूरत 
है। इससे हम किसी अनिरूषित विषय पर भी लेखक के विचारों का पत्ता मा 
सकते है । इसके अतिरिक्त उसने जिस चीज को मूल समझकर पकड़ रखा है, 


रद किशोरलाक भाई की जीवन-सापना 


बह सही है या गलत, यह जान छेने के कारण हम फिर यह भी समझ सकते है कि 
उसके अभिप्राय्रों में विचार-शुद्धि अथवा विभार-दोप कहाँ तक है। हाँ, यह वो 
निश्चित है कि जिसे स्वतत्र रूप से विचार करने की आदत है अथवा जिसे अपने 
लिए विचार की कोई निद्चिचत दृष्टि मिल्ल गयी है, वही यह कर सकता है।” 

सन्‌ १९४९ में किसीने क्शोरलाछ भाई से पूछा कि "जिन्दग्रोभर से 
यह दमे की वीमारी आपके पीछे छग गयी है, फिर भी आप काम कर सकते हैं 
और वुद्धि की त्तेजस्विता कायम रख सकते है, इसका रहस्य क्या है ” आप 
किस चीज का पालन करते हैं, जिससे यह्‌ सभव हुआ है ४” इसका उन्होंने निम्न- 
लिखित उत्तर दिया है । अध्ययन करने की अपवी जिस पद्धति का उन्होने ऊपर 
उल्लेख किया है, उसके साथ इसकी तुलना देखने योग्य है - 

“जिसे लोग भेरी बुद्धि की तेजस्विता या कुशाग्रता समझते है, वास्तव में 

बह तेजस्विता है ही नही। मेरे विपय में यह एक निरा भ्रम है। मैं बुद्धिवादी 
हँ--इस तरह मेरी ब्याजस्तुति भी की जाती है । परन्तु वस्तुत मे बहुत बुद्धिमान 
नहीं हूँ। सीधी-सादी बातो में मेरी बुद्धि जहूर काम करती है! परन्तु राजनीति 
मे, कूटनीति में, भको और शास्त्रीय शोघो की गृत्यियो में, भास्थो और साहित्य 
के अर्थ रूगाने में, वाव्यकछा आदि की खूबियों की जाँच में--ऐसे-ऐसे अटपदे 
विपयो सें मेरी बुद्धि बहुत कम अथवा धीरे धीरे चलती है। मेरा खयाल है कि 
मेरे भीतर कोई असामान्यता नही है। यह मेरे किसी विश्विप्ट आहार-बिहायर 
के कारण भी नही है। मै एक ऐसे कारीगर के समान हूँ, जो केवछ अपनी नजर 
से सीधे-ठेढे की पहचान नहीं कर सकता, वलिक हाथ में फुट-पट्टी लेकर ही यह 
देख सकता है। परन्तु हाँ, वह फुट-पट्टी सही हो। 

“जिसे छोग मेरी बुद्धि की सूक्ष्मता अथवा कुद्ाग्रता समझते है, वास्तव में 
बह मेरी बुद्धि की सूदमता नही है, वल्कि मुझे सदभाव की एक सहीन्सही 
फुट-पट्टी मिल गयी है, उसके उपयोग के कारण हे) जिसे आप मेरी बुद्धि 
की विश्ञेपता समझते है, उसे अगर सूक्ष्मता से देखेंगे, तो उसके अन्दर आपको 
अत में सहृदयता, नीति के प्रति आदर और अनीति तथा सकीर्णता--तग दिली--- 

* के प्रति असहिष्णुता ही मिलेगी । 
“स्तुत थे ज्ञान का उप्ासक हूँ । इसलिए उसे यहाँ-वहाँ सर्वत्र दूँढवा रहता 


विद्यास्यास ३७ 


हैं; परल्तु मै बुद्धिमान पडित नही हूँ। भक्त मुझमें स्वभाव से ही है। इसलिए 
मुझमें उसका वाह्य स्वद॒प अथवा कोई खास उपासना नहीं दिखाई देती । 
इस कारण मुझे छोग वुद्धिवादी समझ लेते हैं। 

“यह वात मै झूठी नम्रता से नहीं कह रहा हूँ। अपनी वास्तविक योग्यता 
से कम बताना सत्य की उपासना में शोमा नही दे सकता | इसलिए अपने बारे म 
में जो कुछ कह रहा हूँ, वह सही है--ऐसा ही समझें ।” 

किशोरलाल भाई के भतीजे भाई नीलकण्ठ ने उनके कितने ही सस्मरण 
मुझे लिस भेजे है । उनमें वे लिखते है * 

/“वृज्य काकाजी का सबसे पहला मस्मरण तब का है, जव वे वम्बई में कादा- 
वाडीवाले मकान में रहते थे। उस समय वे किशोर थे | विल्सन कॉलिज में 
पढते थे। उन्हें सादी किन्तु व्यवस्थित पोशाक पहनने की शुरू से ही आदत 
थी। सफेद लम्बी पतलून, लम्बा पारसी कोट, बगलोरी टोपी तथा बूट-मोजे | 
इक्हरे शरीर पर इस पोशाकवाली उतकी मूर्ति आज भी मेरी आँखों के सामने 
खड़ी हो जाती है। वे वकील हो गये और अकोछा में वकाऊुत करने लगे। 
बल्कि १९१७ में आश्रम में गये तब तक भी वे यही पोशाक पहनते थे। इसी तरह 
को व्यवस्थित पोशाक हम वच्चो---मुझे तथा मेरे भाई-बहनो--को भी पहननी 
चाहिए--ऐसा। उनरा आग्रह था। कोई भी बच्चा बगर कुरता पहने अथवा 
बगैर रबडवी फ्रॉक पहने घूमे, इसे वे पसन्द नही करते । 

“मेज के सामने कुरमी पर बैठकर अयवा वरामदे में टहलछते हुए जोर से 
शुद्ध उच्चारण करते हुए वे पढ़ते | वे हमेशा कहते कि जोर से पढने से हमारा 
ध्यान उसीमें रहता है और पढी हुई चीज याद भी रह जाती है। अपने कमरे में 
वे कभी-कभी अकेले मानी भाषण बरते अथवा धीरे-धीरे प्रवचन देते | मुझे 
याद है कि एक वार वैवछ अग्रेजी वर्णमाठा के 'ए' से लेवर “जेड' तक के अक्षरों 
को भिन्न-भिन्न भावों के अनुसार उन्होने इस तरह न्यूनाधिक भार देकर बोलना 
शुरू क्या, मानो बोई भाषण बर रहे हो। यह सुतकर पड़ोस के कई मित्र 
समझे कि सचमुच कोई मापण हो रहा है और उसे सुनने के लिए एकत्र हो गये। 
करीब पाँच-सात मिनट तक उनका यह भाषण जारी रहा। फिर पूछने ठगे-- 
“बयो भाषण कसा रहा २” और वे स्वय तथा दूसरे भी हँसने छग गगे 


झट किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


“कादावाडी के मकान की दूसरी वात मुझे जो याद आ रहो है, वह है वहाँ 
की चर्चा का वातावरण। हमारे कुटुम्ब में दो पक्ष थे। एक का झुकाव तिलक 
की ओर था तथा दूसरे का गोखछे की ओर। मेरे पिताजी ग्रोखक़े का पक्ष 
लेते, तो मेरे ताऊजी तिछक के विचारों को पसन्द करते थे। पू० क्शोरल्ताल 
काका का झुकाव पहले से गोखले की ओर था। परन्तु बाद में स्थिति पलट 
गयी! फिर हमारें घर में तिछक या गोखले के प्रति विशेष आग्रह नहीं रहा। 
तीनो भाई दोनों नेताओ को आदर की दृष्टि से देखने छग गये । इससे पहले भी 
उनके मन में किसी भी नेता के प्रति कडवाहट तो नही ही थी । परन्तु पीछे तो 
उनके प्रति समभाव उत्पन्न हो गया $ तीनो भाइयो ने पहले से ही राष्ट्रीय कार्यो 
में रस लिया। परन्तु ज्यो-ज्यो वापूजी के साथ सम्बन्ध बढता गया, त्यो-्त्यो 
तीनो ने अपनी-अपनी शवित के अनुसार उनका काम किया ) सारे धर वा वांता- 
वरण उससे भर गया । 

“इग्लेड की पार्ूमेंट के विवरण भी समाचार-पत्रों मे आते। उन पर भी 
हमारे घर में वातचीत तथा चर्चाएँ होती। पडोस के मित्र भी इन चर्चाओ में भाग 
छेते | छिवरलू, कण्जरवेटिव, ग्लैडस्टन, चचिछ इत्यादि शब्द मैं समझ तो नहीं 
सकता था, परन्तु इनके उच्चारणो को मैने तभी से पकड़ छिया। चर्चाएँ गुज- 
राती मे और अग्रेजी में भी चलती। हमारा कुटुम्ब स्वामी नारायण-सप्रदाय 
को मानवता था । दूसरे क्तिने ही मित्र आर्यंसमाज को मानवेवाले थे, अथवा 
धर्म के विपय में उदासीन थे । पू० किश्ोरछालू काका को वे पुराने विचारवाले 

मानते या पता नही क्यो उनके मित्र उन्हें 'भद्ग भद्र! कहते ! वाद में उन्हें वे केवल 
“श्री! कहकर पुकारने छंगे। 

“स्वामी वारायण के मदिर मे दर्शन के लिए जाने का नियम हमारे घर में 
था। किशोरठाल बाका बम्बई में कॉलेज में पठढते समय तथा उसके वाद भी 
बहुत दिनो तक इस नियम का पालन वरावर करते थे। सन्‌ १६१०-११ में 
में और काकाजो पु० दादा के साथ वडताल भें क्तिने ही दिन तक साथ-साथ रहे। 
उन दिनो स्वामी नारायण के प्रसाद से अनुगृहीत प्रत्येक स्थान उन्होने मुझे साथ 
के जाकर बताया और प्रत्येक स्थान पर महाराज ने क्या प्रसगलीला कौ--यह 
नी सुनाया। पूरे भक्तिभाव के साथ उन्होने यह सारा वर्णव किया ।7 


विद्याम्यास ३९ 


अब हम प्रस्तुत विषय पर फिर आयें। ऐच्छिक विपय के रूप में पदार्थे- 
विज्ञान (फिजिक्स) तथा रसायनश्ञास्त्र (केमिस्ट्री) छेकर किशोरलालू भाई 
ने नयम्वर १९०९ में बी० ए० किया। सन्‌ १९१३ के जून-जुलाई में उन्होने 
वकालत पास वी | वी० ए० पास करने के वाद एल-एल० वी० पास करने में देर 
छूगने का कारण यह था कि उनकी छोटी बहन गिरिजा उफ रमणलक्ष्मी विधवा 
हो गयी । इसका इनके शरीर पर वहुत असर हुआ | वे इसके कारण लगभग 
आठ महीने वीमार रहे। उन्हें मद ज्वर तथा खाँसी आती रही । डॉक्टरा को 
भय हो गया कि इसमें से कही क्षय न पैदा हो जाय | इसलिए एल एल० वी० वे 
दूसरे वर्ष की परीक्षा देने का विचार परीक्षा के दो महीने पहले छोड देना पडा । 
क्मजारी बढती ही जा रही थी । हवा बदलने के लिए जलगाँव, अकोला आदि 
स्थाना पर गये, परन्तु कोई फल नही निकला | अत में वडताल गये । वहाँ 
एक वैद्य का इलाज क्या । उसने सवा महीने त्तक दूध और गन्ने का प्रयोग किया $ 
इससे बुखार और खाँसी दोना चले गये । 
एल एल० बी० वी इर्ते पूरी वर रहे थे, इसी बीच उन्हाने १९१० के मार्च 
महीने में मेहता और दलूपतराम सॉलिसिटर्स की फर्म में आर्टिकल्ड का वाम छे 
लिया । इस फर्म वे वे पहले ही आटिकल्ड बलव॑ थे। इसलिए दोना सॉलिसिटर्स 
उनवी ओर पूरा ध्यान देते ओर काम-काज सिखाने में खूब परिश्रम करते । 
उन्हें मैनेजिंग बल का काम भी सीप दिया गया । क्शोरलाल भाई लिखते है 
“मेहता सेठ कडे मिजाज के आदमी माने जाते थे! एक एफिदेविट लिखने 
में मैने भूल कर दी । दा मुकदमा में छगभग एक-से नाम थे। गफलत से दूसरा 
ही नाम इस एफिडेविट में छिस दिया। ऐसी गफलत सॉलिसिट्स के धन्धे में 
कभी नही चल सकती । इस विपय में उन्हाने मुझे इतना कटा उलहना दिया कि 
तीन घण्टे तव' मैं अपना रोना रोक नहीं सका था। उन्होने मुझे यह काम सिखाने 
में जो परिक्षम क्या, वह आगे चछकर वकालत के धन्धे में मेरे लिए बहुत मददगार 
साबित हुआ।” 
मार्च १९१३ में आटिकल्ड वलर्व वी हैसियत से सॉलिसिटरी वी उम्मीद- 
यारी उन्होने पूरी की। फिर जून में एड-एल० बी० की परीक्षा दी और उसमें 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 9५००१ 


रा ८७ 
बाल-मत्र १७१ 
किश्चोरछाल भाई ने अपने वालमिजों की चर्चा अपने परिवार वी श्रुति- 
स्मृति के साथ ही कर दी है। वह उन्हीके शब्दों में इस प्रवार है: 

“अकोला में हमारा एक बूढा मजदूर था-आपा । उसका बडा छडका दादा 
लगभग बाढूभाई की उम्र का था और दूसरा छडका हरि लगभग मेरी उम्र 
का था। मराठी शाला में यह मेरे वर्ग में था) आपा के रहने के लिए हमते 
अपने कम्पाउण्ड के पिछले भाम में जगह कर दी थी; इसलिए कह 
सकते है कि वह हमारे साथ ही रहता था। हरि मेरा बाल-मित्र था। हम 
दोनों के बीच गाढा स्नेह था। वम्बई से अकोला पहुँचते ही सबसे पहले' में 
ग्रोशाला में जाता और नये जनमे हुए बछडो को देखता और उनसे जान-पहचान 
करता। हरि प्राय वही मिलता | यदि वहाँ वह न मिलता, तो मेरा दूसरा काम 
उसे दूंढकर मिलना था। आपा के मरने के बाद हरि की माँ उसे लेकर दूसरी 
जगह रहने चली गयी थी । बाद में हरि अपने बडे भाई दादा के साथ रहने के 
लिए आ ग्या। यद्यपि दादा अपने लिए अलूग झोपडी बनाकर दूसरी जगह 
रहता था, फिर भी जब कभी मै अकोल्ा जाता, हरि मुझसे मिलने के छिए आये 
बिना न रहता। मैं अग्नेजी पठ गया और सेठ का छडका था, इसलिए वाद 
में हरि भेरे साथ अदब के साथ पेश आने छुगा। परन्तु उसके प्रति मेरा प्रेम तो 
पहले जैसा ही था। ऊँच-नीच के सस्कारो से में ऊपर नही उठा था और सस्कार- 
हीन गिने जानेवाले लोगो से मैं अवायास नही मिल सकता था। फिर भी हरि 
और भेरे बीच ऐसा कोई परदा नही था। बडे होने पर हरि में अपने वाप का-- 
कुली का पेशा दादा के साथ शुरू कर दिया था। उसका झरीर बडा मजबूत 
और कुझ्तीवाज था। वकालत करने के लिए जकोला जाने पर मैने वहाँ होलिका- 
सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में एक वार दगलू किया 
गया था। सबसे अच्छे कुश्तीवाज को एक पगडी देने का निश्चय किया गया था। 
दगछ समाप्त होने पर पहले नवरवाले पहलवान का नाम पुकारा गया, तो 


बाल-मित्र डर 


क्या देखता हूँ कि हरि मेरे पैरो पर पडा है। मेरा बाल मित्र पहला रहा, इस पर 
तो मुझे बहुत आनद हुआ । परन्तु मेरा यह छगोटिया दोस्त मेरे पैरो पर पडा है- 
यह देखकर मुझे अपने पर बडी लज्जा आयी। मेरे लिए यह असह्य हो गया। 
इसके कुछ ही दिन वाद हरि का मुझसे सदा के लिए वियोग हो गया। अवीला 
में प्लेस फैल गया। इसलिए दादा तथा हरि-मजदूरो के लिए खोले गये-दूर के 
शिविर में रहने के लिए चले गये। वहाँ हरि को प्लेग की गिल्टी निकल आयी। 
उसकी बीमारी के समाचार मुझे मिले। में उसे देखने गया। उससे पहले ही 
उसने शरीर छोड दिया था। दूसरे दिन दादा मेरे पास आकर बहुत रोने लगा । 
इस पर से मुझे अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिल गया ।” 

दुसरे मित्र थे--मगलूदास और ग्रोरधनदास। उनके बारे में बहुत कुछ 
तो विद्याम्यासवाले प्रकरण में आ ही गया है। किशोरलाल भाई ने और भी 
लिखा है 

“न्यू हाईस्कूल के पीछे की तरफ एक दरवाजा था। वह हमेशा बन्द रहता था। 
उसके सामने बैठने के लिए दा-तीन सीढ़ियाँ थी । उन पर दो तीन लडके बैठ 
सकते थे। एक दिन मगलदास, एक दूसरा विद्यार्थी और मैं दोपहर की छुट्टी 
में इन सीटियों पर बैठा था। बच्चो को भहत्त्वपूर्ण मालूम होनेवाली अपने सुख- 
दुख वी बाते हम कर रहे थे। मगलदास ने अपने जीवन वी वार्ते शुरू की । 
उसके माता-पिता वचपन में ही मर चुके थे। बचपन में ही माता-पिता का 
मर जाना मुझे अतिशय करुण और आधातजनक लरूगा। उसकी उस 
दिन की वात का मुझ पर इतना असर हुआ कि जिसकी कल्पना मगलदास को 
भी नही हुई होगी। वुद्धिमात विद्यार्थी की हैसियत से इन दोनों माइयो का मैं 
पहले से ही आदर कर रहा था । इस दुर्भाग्य के कारण ये दोनो भाई मेरी करुणा 
और प्रेम के अत्यधिक पात्र बन गये। मैने मन में निश्चय कर लिया कि वे तो 
मेरे ही है। अपने माइयो से भी अधिक मैं उन्हें मानने लूगा। धीरे-धीरे 
इन भाइयो से मेरे मत पर इतना अधिकार कर लिया कि सहजानद स्वामी, मेरे 
पिताजी तथा ये दो मित्र--इनमें से किसके प्रति मेरे मन में अधिक भक्ति है, यह 
मैं निर्णय नही कर सकता या। 


डर किल्लौरखाल भाई की जीवन साधना 


बीच के दो-तीन वर्ष छोड दें, तो बकाछुत पास करने तक मयछदास ओर 
मे साथ ही रहा  मगल्दास ने मुझे अपने सुख-दु ख की बाता का भागीदार वनाया, 
इसहिए यह स्वाभाविक है कि इन दो भाइया में मगलदास मेरा अधिक निरट वा 
मितर हो गया। मेरे हृदय में भी इसके प्रति वरावरी वा और रघनदास के 
प्रति गुरुगन जैसा भाव है। मेरे सुझ-दु स वी बाता बा यह पहला क्षोता और 
भागीदार बनता । सन १९०७-८ में हमारा कुटुम्व अत्यधिक कष्ठ में था। 
चारा ओर से आ्िक सक्‍्ट उमड पड़े थे। उन दिता मेरे लिए अपने दिल को 
हलवा बरने का स्थान केवल भगलदास ही था। अपने शरारती और उमगभरे 
स्वभाव से वह मुये प्रसन्न रखने वा यत्व करता और मेरे हृदय में आशा और 
उत्माह भरता रहता। बचपन में यदि मु ऐसे शुद्ध मित्रा वा छा न होता, 
तो बडा होने पर अनेव छोगा वे साथ जो हादिक मित्रता मै वर सता हैं, बह 
धार सदता या नही, इसमें मुझे सता है। 
इन दोनों भाइया के साय पिद्योरराल भाई यी यह गाड़ी मित्रता आजीयन 
रही। मगलदाम आजकछ वम्बई हाईकार्ट में बैरिस्टर है। बुछ समय वे तप 
हाआोर्ट वे जज भी हा गये थे। भारपनभाई सर हरविसनदास भम्पताऊ 
के प्राणशप सचाल्फ हैं। 
विद्योरटाक भाई यी मैत्रीभावना के विषय में भाई नील्कण्ठ ने टिखा है 
* मित्रता करना, उसे चालू रसना और निभाना, इसयो एव ऐसी तरकीय 
उनके हाथ छग गयी थी कि पहले धुटुम्ब वे आदमी, उसके बार पास वे! और 
शाटा बे' साथी, अनतर अवाएा का ववीलमइल, और अन में सारेजनिय बाय 
के सिएसिे में अनेक व्यवितया दे साथ छात्रा स्नेह हो गया॥ उन सारे साथ 
वे गप रसते। प्रसयोपात्त उससे गिलते रहते, जिनसे मिरना गही हो पाया, 
उनके सगायार ये पषो द्वारा मेंगाते । यट सय ये इतने प्रेम भौर उसाट ये साथ 
परो कि उाके हमेया के अत्यास्थ्य दे छिए यह वस्तु दृ्ठ अब में आरसूप भी 
वा णागी। परन्तु उटातेबभी इप भाद सटी समझा। मही इसे जीया यो 
तथा पा गु्वास और सुपच थी। ३० 


गहस्थाश्रम ८१ 


क्च्लोरछालू भाई की सगाई का मिश्चय करने में उनवी मौसी ने बहुत 
बड़ा भाग लिया। उन्हीने विद्योरछाल भाई के लिए ग्रोमतीवहन को पसन्द 
क्या । ऐसा लगता है कि किशोरलाल भाई विवाह नहीं करना चाहते थे। 
परन्तु इस विषय में उन्हाने कोई पदफा निश्चय कर लिया हो--ऐसा नहीं जान 
पडता। क्लोरछाल भाई पद्रह वर्ष के हो गये थे। कॉलेज के पहले वर्ष में 
ये रहे हागे। उस समय एक दिन मोसी ने किश्योरछाल भाई को अपने पास बिठा« 
बर गोमतीवहन के गुणा का वर्णन शुरू क्या । लडकी काली नही है। उम्र 
में छोटी है, तेरी पढाई में हज नहीं करेगी--इस प्रकार माँ के-से छाइ-प्यार और 
कौमछता से उन्होने अपनी वात रक्‍्सी और विवाह के वारे में इनकार न करने 
बो समझाया। क्शलोरलाल भाई लिखते हँ--'मै मौसी के छाड मे आ गया 
और अग्रिवाहित रहने के अपने मनोरथ को छोडकर मैने अपनी सम्मति दे दी।” 
परन्तु वाटूभाई ने सम्बन्ध का निदपचय करने मे आपत्ति की) उन्हाने कहा-- 
“पिताजी थी स्व्रीकृति के बगर मैं यह जिम्मेवारी नहीं छे सकता। मै उन्हे 
लिखूँगा और उनका जयाव आ जाने के बाद हम बातचीत बरेगे।” मौसी ने 
सो गामतीबहन वी माँ रो मिलकर तिलक का मुहर्त भी निश्चित कर छिया था| 
परन्तु वादूभाई वी इस आपत्ति के कारण निश्चित मुहूर्त पर तिछ॒क नही हो 
सका। इसके बाद यह वात एक वर्ष आगे टू गयी । इस बीच गोमतीवहन की 
माताजी अपना मनार्थ पूरा होने से पहले ही गुजर गयी। गोमतीबहन वे” 
पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे । अत में सवत्‌ १९६३ (ई० स० १९०७) 
मे माघ महीने में किशोरछाल भाई वी सगाई पक्‍्यी हुई । उसके बाद चैत्र सुदी 
€ वे दिन यह सम्बन्ध पक्का बराने में उत्साह रखनेवाली उनवी मौसी भी शान्त 
हो गयी। उनके बारे में विश्योरछाछ भाई ने छिपा है--“हमारे लिए तो 
मौसी ने माँ वा स्थान निष्ठापूर्वक संभाछा था। हमारे और उनके बच्चो वे 
बीच बिसी प्रसार भी भेदभाव रा गया हो, ऐसा हमें कभी नही लग/ 


४ क्िशोरलाल भाई की जोवन-साधना 


यह सगाई छगभग छह वर्ष तक रही । किशोरछाल भाई के भन में इस 
तरह का अम हो गया था कि वे केवल वीस इक्कीस वर्ष ही जीवित रहनेवाल्ले 
हैं। इसलिए गोमतीवहन के प्रति वही जराज्सा भी प्रेम उत्पन हो गया, तो 
फिर उनवा भावी जीवन एक पतिनिप्ठ नही रह सकेगा--ऐसा उतका खयाल 
बन गया था। इसलिए वे गोमतीवहन की तरफ देखते भी नही थे । बातचीत 
करना तो दूर को वात थी। 

किश्येरलाल भाई लिखते है 

“सवत्‌ १९६९ के फागुन वदी ८ के दिव हमारा विवाह हुभा। सॉलिसिदर 

फी उम्मीदवारी से मैं १६-२-१९१३ को मुक्त हुआ और मभाचे वी ३० 
तारीख को हमारा विवाह हुआ । एल एल० बी० की परीक्षा देना वावी धा। 
बह जूत में होनेवाली थी। मेरी इच्छा थी कि परीक्षा के बाद झादी होती, तो 
अच्छा होता, जिससे यह न कह्य जा सकता कि अध्ययन-बाल के बीच में ही 
गृहस्थ बन गया। परन्तु में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मैने आशा 
की भी कि परीक्षा पूरी होने तक तो गामती नैहर में रह सकेगी। परन्तु वह 
अपैक्षा भी गछत साबित हुई। विवाह के दूसरे या तीसरे ही दिन मैने गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश कर दिया । विवाह के एक या दो सप्ताह वे अन्दर ही मुझे इन्फन्यूएजा 
हो गया। यद्यपि इसवा स्वरुप घवडा देने छायक नही था । परन्तु डॉ० दलाल 
ने बडी कडी सूचनाएँ दी। उन्हाने कहा वि मैं उठकर बैढूँ भी नही, बिस्तर तो 
छोडना ही नहीं चाहिए, और राप्टी पछाजिस्टीन (अब तो मेरे सीने से यह रेप 
बहुत परिचित हो गया है। परन्तु उस समय तो इसबा नाम पहछे-पहल ही 
सुना था) तो छगाये ही रहूं। इत सब सूचनाआ के वारण पिताजी, मामती 
तथा अन्य निफ्ट वे लागा का सपाल हो गया कि यीमारी गरभीर है और वे राव 
बड़े चिन्तित हो गये। परन्तु करीब नो-दस दिन में ही मैं मच्छा हो गया और 
अपनी पढ़ाई में छग गया । 

* शादी के पहले में हमेशा विवाहित जीवन वा तिपेध बरता। में कहता था 
दि यह आदश स्थिति नही है। बादूभाई के एक मित्र मेरे दा विचारों को 
बदरने पे लिए मेरे साय गूब चर्चा करते। तब में बहता त्रि “में आप सवते 
जीवन यो देखता हूँ। उसमें मुझ्ते काई आर्घर तत्त्व नहीं दीसता । मैने आज 


यूहस्थाश्रम डप्‌ 


तक कोई आदर दम्पति नही देखे।” मेरे इन विचारों में बाद के अनुभव से 
कोई फ्क नहीं पडा। जिस मनुष्य को समाज के काम के लिए सेवामय जीवन 
व्यतीत करना है, उसे विवाह का मोह छोड देना चाहिए--ऐसा मै मानता हूँ । 
मेरी यह सलाह बहुत से माता-पिताओ को अच्छी नही लगती । वे कहते है-- 
“दया शादी करने पर मनुष्य देश की सेवा नही कर सकता ? गाधीजी और आप 
सब घादी करके भी देश की सेवा कर ही तो रहे है।” परन्तु मेरे मन को हमेशा 
लगता रहा है कि अगर इन सबने विवाह न किया होता, तो वे अधिक कीमती 
सेवा कर सकते | इससे उलटी दूसरी बाजू का भी मुझे अच्छा अनुभव है। 
अविवाहित देद-सेवका में मैने एक दोष देखा है। अगीकृत कार्य के प्रति जिम्मे- 
दारी की भावना तथा उसमें लगे रहने की दृढ़ता मेरे देखने में बहुत कम 
आयी है। यह भी अनुभव आया है कि रूम्वे समय तक चलनेवाले काम उनके 
भरोसे नही छोड़े जा सकते । इसी प्रकार विविध स्वभाववाले मनुप्यो के 
साथ हिलमिल कर रहने की योग्यता भी इनमें कम पायी जाती है। कई बार 
इनमें केवल व्यक्तिगत स्वार्य देखने की ही आदत होती है । ये सारे दोष कितने 
ही अविवाहित सेवको में अवश्य पाये जाते हैं । परन्तु मेरा यह खयाल अभी 
गया नहीं है कि गृहस्थ के गुणोवाला मनुप्य अविवाहित रहे, तो अधिक अच्छा 
बाम कर सकता है। 
“गोमती को हमेशा यह इच्छा रही है कि वह अधिक विद्या प्राप्त कर छे। 
परन्तु उसकी यह इच्छा अपूर्ण ही रही। प्रारम्भ में पढने-पढाने के प्रयत्न 
अवश्य हुए। परन्तु जिस प्रवार मेरा व्यायाम करने का वार्यत्रम कभी बरावर 
नहीं चर सका, उस्री प्रकार उसका भी पढने वा कार्यक्रम कभी निविध्न रूप से 
नहीं चछ सवा। इसके लिए उसने अपने प्रति लापरवाही दिखाने के आरोप 
हमेशा मुझ पर छगाये है। इसके विरुद्ध मेरा उलटा यह आशक्षेप रहा है कि 
प्रारम्म में गत सयाऊ के कारण उसे पढाने के मेरे सारे उत्साह को उसीने तोड 
दिया। अब वह जो विषय सीखना चाहती है, उन्हें सीखने के लिए उसे जो श्रम 
करना पडेगा, उस मात्रा में उसे जो ज्ञान मिलेगा, उससे उसके जीवन का कोई 
उत्वर्ष नही हो सवेगा । उन विपयो को वह न भी पढ़े, तो उसवे' कारण उसवा 
उत्पर्ष स्वेगा नहीं--ऐसी मेरे मन की प्रतीति है, फिर भी उसवी इच्छा से मै 


गृहस्थाश्रम ४७ 


इसलिए करते ही रहते । हमारे घर में एक पुराना रिवाज था--शौच जाने पर 
स्नान करना । इसलिए कभी-कभी तो गरमी के मौसम में भी हम भर दोपहरी 
में स्नान करने के लिए नदी पर जाते । इस वात पर आशक्षम के छोटे-वड़े 
सभी हम पर हँसते | बाद में पु० काका पू० नाथजी के सपक में आये और 
उन्होने जब समझाया कि इस तरह स्नान करना घर्म का अग नही है, तब यह सब 
एकदम छोड दिया गया और धीरे-धीरे घर के अन्य लोगो ने भी इसे छोड दिया। 
मुझे नही लगता कि ऐसा करने से हमारे घर में कोई अस्वच्छता आ गयी । 
मुझे तो छगता है--और पू० काका भी कई वार वहते--कि नहाने की झझट के 
कारण हम कई बार झौच जाने में आलस कर जाते। वह अब चछा गया, 
इसलिए इससे छाभ ही हुआ ॥” 
सन्‌ १९२५ के बाद वे सावरमती आश्रम में एक साथ अधिक दिनो 
तक नही रहे। उसके वाद दोना का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा। इस 
कारण काम-काज में उन्हें दूसरे की मदद लेनी पड़ी । इसलिए तव से ऊपर 
के जैसे दृश्य भी दीसने बद हो गये। 
उनके गृहस्थाश्रम का मुख्य अय अतिथि-सत्कार और परस्पर की सेवा- 
शुश्रूपा रहा है। 
दोनो हमेशा बीमार रहते। फिर भी दोनो ने अपना हँसमुख और विनोदी 
स्वभाव कायम रखा। किय्योरलाछ भाई तो अतिशय वेदनाओं में भी कई बार 
अपनी बवीमत पर विनोद करने में नही चूकते थे । इनके घर मेहमानों को कभी 
परायापन नही लूगता था। यह इस कुटुम्ब की अपनी पुरानी परम्परा रही है। 
मिलने आनेवालो का वे हमेशा बडे प्रेम से सत्कार करते । इस विपय में 
भाई नीलकण्ठ लिखते हैं 
“कोई भी परिचित व्यक्ति मिलने आता, तब यदि वह उम्र में वडा होता, तो 
बे अवश्य उठकर खडे हो जाते और उसे लिवाने के लिए आगे जाते । तयीयत 
अच्छी न होने पर भी जाते समय उसे पहुँचाने जाते। सातारुज मे जब घर पर 
रहते, तब खेर, मुरारजी भाई, वैकुण्ठ भाई, रामेश्वरदास बिय्छा आते या 
उनके कोई पुराने मित्र अथवा परिवार में से ही कोई आता, अथवा कोई छोटा- 
बडद्ाय बिलकुल नवीन व्यवित आता, तो वे यह्‌ सब विधि किये बलि न. ४7 


बट किशोरछाल भाई की जीवत-साधना 

इसमें जो श्रम होता, उसके बारण उन्हें कई बार बाद में वडा कष्ट भी उठाना 
पद है। स्वामी आनद, काका साहब या महादेवभाई में से कोई मिलता तो 
बडे प्रेम से गले मिलते | वापूजी, नाथजी या बडे भाई आते, तो उनके पैर छूते । 
चुराने छोगो की भाषा में कहें, तो ये दृश्य देवदुर्रुम होते,थे | छोटो में मुझे 
अभवा चि० झ्ञाता को वे आश्ञीर्वाद देते | कई वार छाती से भी छगा छेते ! 
उस समय उनसे हमें जो गरमाहट और निश्चिन्तता मिलती, वह कमी भुलायी 
नही जा सकती ।” 

“बम्बई में हमारे यहाँ एक पुराना नौकर था रामभाऊ ओर सुन्दरीबाई 
नाम की एक दाई थी। मुरब्वी गोरघनभाई के यहाँ रामा नाम का एक नौकर 
था और एक रसोइया भी था। इन सबसे वे बडे प्रेम के साथ मिलते और 
उनके कुशल-समाचार पूछते । बचपन में घर के नोकर-वाकरों को दे नीची 
दृष्टि से देखते थे--ऐसा कई बार ये लोग कहते । परन्तु बाद में उन्होने इन सारी 
भूछो को घो डाला था और मानवसात्र के प्रति समान भाव रखने का पूरा 
प्रयत्म क्या ! 

कभी दूसरे के घर अतिथि के रूप में जाते, तो दोनो इस बात का बहुत ध्यान 
रखते कि आतिथेय को कम-से-कम कप्ट हो। यही नही, बल्कि गोमतीवहनन 
का तो इस ओर विश्ेप ध्यान देने का स्वभाव रहा है कि आतिथेय की सुविधाओं 
की ओर भरपूर ध्यान रखा जाता है या नही । 

एक वार गोमतीबहन ने वापू की देख-रेख में पद्रह दिन का उपवास क्या 
था। उस समय किश्ोरछाल भाई उनकी जो सेवा करते ये, वह दृश्य अदभुत 
था। स्वय किशोरछाल भाई को एक बार बुखार आया, तव बापु ने उनसे 
उपवास करवाया | उससे बुखार तो एक हफ्ते में चला ग्रया, परन्तु कमजोरी 
इतनी आ गयी कि लगभग आठ महीने तक वे पहले की भाँति काम करने छायक 
न हो सके । उपवास के इस अनुभव के बाद दोनो इस नतीजे पर पहुँचे थे कि 
प्रा तिक उपचार धनवानो के ही वूते बी चीज है। गरम पाती के स्नान, वारवार 

मिट्टी के लेप करना, और वीमार का लम्बे समय तक आराम वरना--यह सव 
साधारण स्थिति के मनुष्य की शक्ति के बाहर को थातें है । इनकी बीमारी के 
ह्यए गएू कई बार प्रहूलिल: साज्एए, ऋरल को चचते ५ पुसन्‍तु जो चएे 


गृहस्थाक्षम ९ 


आसानी से हो सकती, उनको छोडकर वे कभी प्राकृतिक उपचार का आश्रय 
नही छेते थे । 

दोनो एक-दूसरे की सेवा करते। परन्तु अधिकतर मौंको पर गोमतीवहन 
ही किशोरलाल भाई की सेवा करती । सेवा करते-करते वे एक प्रशिक्षित नर्स 
के समान अपने काम में कुशछ बन गयी । बीमार कोई चीज माँगे, उससे पहले 
ही उसकी जरूरत को समझकर बह चीज हाजिर कर देना, समय पर भोजन 
अथवा दवा देना--यह सब करने का उन्हें खूब अम्यास हो गया। कभी-कभी 
सारी रात जागरण करना पडता । यह सारा कष्ट उठाते हुए भी उनका चेहरा 
हमेशा हँसमुख ही रहता । इस सेवा के अछावा दूसरे कामो में भी वे किशोरछाल 
भाई की मदद करती रहती । किशोरछालू भाई जब दवीमार रहते, तव उनकी 
डाव पढकर सुनाती, वे जो उत्तर लिखाते, सो लिख देती। कागजा की नकल 
कर देती, कागजो को फाइल करती। मतलब यह कि एक मनी का पूरा काम 
करती । इसके अतिरिक्त किशोरलाल भाई के विकास करनेवाले विचास 
को समझ करके उनका अनुसरण करने का भी वे प्रयत्त करती । इस प्रकार वे 
सच्चे अर्थ में सहधर्मचारिणी थी । किश्ोरछाछ भाई ने अपनी पुस्तक गाधी- 
विचार-दोहन' गोमती बहन को अपंण करते हुए लिखा है---/जिसकी चिता- 
भरी शुध्रूपा के बगैर इस पुस्तक का लिखना ओर उसे पूरा करना बहुत कठित 
था, उस प्रिय सहधर्मचारिणी को यह अपित है।” यह बिलकुल सही है । किज्ञोए- 
छाछ भाई के एक घनिष्ठ मित्र ने बात-बात में एक बार वहा था कि “सचमुच 
यह जोडी सवेरे उठकर पैर छूने योग्य है।” +०% 


“वकालत कप 


एल-एल ० वी० पास करने वे वाद क्शोरलाल भाई के सामने दो मार्ग थे। 
एफ सो पशाई-जारी रसकर सॉलीसिटर की परीक्षा देना अथवा अकोला जावर 
बकाझत शुरू कर देना, और ववालत करते-करते सॉलीसिटर की परीक्षा के 
लिए अध्ययन जारी रसना। अभी बुदुम्य वी आथिव कठिनाई दूर मही हुईं 
थी। अवोल्य और बम्वई के दोनो घरो का बोझ वालूमाई पर था। क्शोर- 
छाल भाई सोच रहे थे कि यदि अगोला में वकालत अच्छी चठ निते, तो बालू- 
आई वा बोझ हलया हो सत्ता है। उन्हें यहू भी आशा थी कि ववालत वरते- 
धरते अपने अब्ययन के लिए भी वे समय निवाल सकेंगे । परीव ढेढ यर्ष ता 
उन्हाने सॉलीमिटर वी परीक्षा देने वा विचार नहीं छोडा भौर परीक्षा वी दृष्टि 
से अपनी पढाई जारी रसी । परन्तु ज्योज्यों वग्ालत वा वाम बदने छगा, 
स्यो-त्यों परीक्षा घी तैयारी जारी रसना उन्हें असभय हूगने छगा । दसलिए 
सॉजीसिटर बनते वा विचार छोड दिया । 


चरझालत प्र 


पहचान के व्यापारियों और आइतियो के केस उनके पास आने छूग गये । इसके 
अलग वे अपने मुवक्किलो को भी सतोप दे सकते थे । इस कारण उनवी वका- 
लत अच्छी चलछ निकछी । इनके द्वारा तैयार क्ये गये दावों के मसबिदा की 
प्रशस्ता बकीछा और जजा के बीच भी होने छगी । किशोरलाछ भाई लिखते 
है--'बडे वकील मुझे अपने साथ खुशी-खुशी रखते। वहाँ एक अग्रेज बैरिस्टर 
--श्रीवाल्श था। उसके मातहत बवील की हैसियत से काम करने की व्यवस्था 
पहले से ही कर ली गयी थी । इसके अतिरिक्त वहाँ के एक बडे प्रमुत ववीछ के 
साथ भी काम वरना पडता था।” 
बकाछत के साथ-साथ अकोला की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में तथा कितने ही 
सेवा-कार्यों में भी वे काफी भाग लेते रहते थे। वकारूुत शुरू करने के कुछ ही 
दिनो बाद दक्षिण अफ्रीका में गाधीजी द्वारा जारी क्ये गये सत्याग्रह वी मदद 
के लिए कोप एकत्र करने के सम्बन्ध में माननीय श्रीगोखले ने अपील जारी की । 
यह कोप एकत्र करने में किशोरछाल भाई ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। श्रीमती 
बेसेंट वी होमरल लीग में तथा जिला काग्रेस के कामा में भी वे काफी भाग लेते 
रहते। अकोला में उन्होने होलिका-सम्मेलन की प्रवृत्ति शुरू की थी । आज से 
पैतीस-चालीस वर्ष पहले होली का त्यौह्मर क्तिने भद्दे ढय से मनाया जाता था--- 
इसका स्मरण पुराने लोगा को होगा ही । इस वारे मे भाई नील्वण्ठ लिखते है 
“हम स्वामी नारायण सप्रदायवाले है । इसलिए हमारे यहाँ भगवान वी 
मूर्ति पर अवीर-गुलाल अथवा टेसू के फूल्य वे पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
डाल सकते थे। उत्सव के प्रसाद के रूप में भाजन में मिप्टान्न बनता । परन्तु 
अपडब्द बोलने या मन्दे खेल खेलने जैसी कोई बात नही होती थी। किश्ोरढालू 
काका वा यह आग्रह था कि सर्वत्र इसी तरह से होली मनायी जानी चाहिए। 
इसलिए उन्हाने तथा वहाँ के एक-दो मारवाडी सज्जनो ने होलिकोत्सव मनाने का 
निश्चय किया। अपझब्द तथा गन्दे खेछो वा त्याग करने को सूचनाएँ तथा ध्वजा- 
पताकाएँ लेकर वे जुटूस निकालते और मर्दाने खेलो का बोई कार्यक्रम बनाते । 
सारे समाज पर, मजदूरों और कुलियो पर भी इसका अच्छा असर हुआ एॉ 
क्शोरलाल भाई की वाणी में कमी क्टुता नही आती थी--इसका अनुभव 
तो अब बहुतो को हो गया है । ऐसा भी देखा गया है कि वे वई बार सच्ची परन्तु 


चर क्शिरलाल भाई की जोवन-साधना 


कडवी वात नहीं वह सकते थे। फिर भी उनमें इतनी खालिसत थी कि वे 
कट सत्य इस तरह वह जाते कि सुनकर आइचर्य होता, साथ हो सुननेवाले 
के मन पर यह असर हुए विना न रहता कि उसके पीछे उनवा हेतु सदभाव शुद्ध 
ही होता भा । क्मीको वे भले ही उसके मुँह पर कडवी वात वह जाते, फिर भी 
उनके भन में उसके प्रति वभी द्वेप नहीं रहता था। इसके विपरीत जब बह्‌ 
आदमी उनके सदभाव को पहचान जाता, तब वह इनका मित्र बन जाता । 
कितने ही मणिस्ट्रेटो और मुन्सिफो वा उन्होने वडा विरोध किय/। परतु 
उन्हीमें से कितने ही छोगों के साथ उनकी मितता भी हो गयी । एक मुन्सिफ (सब- 
जज) के विपय में विशोरछाल भाई तथा दूसरे वहूत से वकीलो का यह स़यालू 
बन गया था कि वह महाराष्ट्रियो और बडे खबीछो को अधिक सहूलियतें देता है 
और छोटे वकोलो वी बात भी अच्छी तरह से नहीं सुनता--किशोरलछाल भाई ने 
अपनी महू राय मुकदमे की वहस के दोरान में ही उस सब-जज वो सुना दी। यह 
सुनते ही वह एकदम गरम हो गया। बहुत से वद्ीछो को छूगा कि अब इस 
अदालत में कदम रखना भी विशोरलालछ भाई के (छिए वठिन हो जायेंगा। परल्तु 
वह सज्जन अतिशय प्रामाणिव' और सच्चे दिलवाले थे। उन्होने विश्ञोरलाज भाई 
के नि स्पृह और सत्य कयन वी उचित कद्र बी॥ व्िशोरलछाल भाई लिखते है: 

“इस अदालत में मेरे तो रोज मुकदमे होते और बड़े-बड़े मुकदमे होते। 
फिर भी इस घटना के बाद उनवे और मेरे बीच कभी झगड़ा होने वा कारण 
उत्पन्न नही हुआ। यही नहीं, चत्कि मेने जब ववाल॒त छोडी, तव वे ओर एव 
अन्य मजिस्ट्रेट मेरे यहाँ मोजद करने भी पधारे। उसके बाद उन्हें वम्बई आना 
पडा, तर भी भेरे घर पर वे पघारे थे और अपनी बेटी वा इल्यज ढॉ० जीवराज 
मेहता से करवाना चाहते थे, सो वह काम मुझे सौंप गये थे ।/ 

एव दूसरा विस्‍्सां अकोछा मे ध्यदवराव बापट बील वा है। उनते 
विपय में फिशोरणाऊू भाई ने लिखा है: 

“बे बट्टर तिलक पक्ष के थे ॥ मेरी होल्वि-सम्मेलन बालो प्रवृत्ति के 
उतलादव थी देवपर आदि गोसले ये पक्ष के थे । इसलिए इनशी इस अवत्ति 
से श्री बापट वा ठीप विरोप था। इसको ऐेवर एक घार उन्होंने मुझसे बड़ा 
झगड़ा जिया था। परल्तु मेंने जान लिया था वि वे एक प्रामाणिव आदमी है । 


वकारूत प्र 


इसके बाद तो वे मेरे घरिष्ट मित्र वन गये । हम लोग म्युनिसिपैलिटी में गये । 
उसके दोपो को दूर करने के विषय में अनेक वार हमारा विचार-विनिमय होता। 
जोधी स्वभाव और क्षयरोग के कारण उनकी मृत्यु जवानी में ही हो गयी, नही 
तो वे अकोला के एक अच्छे नेता बन जाते ।” 

अकोला के डिप्टी कमिश्तर के साथ घटी एक घटना के बारे में किशो रछाल 
भाई लिखते है * 

“मेरे वकालत छोडने के कुछ ही समय पहले अकोला में ऐसे चिह्न 
दिखाई देने लगे कि यहाँ जोरो का प्लेग फैलेगा। पिछले वर्ष प्छेण फैला था 
और उसने गजब ढा दिया था। इस वर्ष डिप्टी कमिश्नर ने सोचा कि प्लेग 
की रोकथाम के लिए पहले से ही कडी काररवाई करनी चाहिए। इसमें जनता 
का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होने नागरिकों की एक सभा की। सरकार 
को ओर से नागरिको के सहयोग की माँग करनेवाली यह शायद पहली ही सभा 
थी। उपस्थिति अच्छी थी। परन्तु डिप्टी कमिश्नर ने लोगो को ढाढस बंधाने- 
बाछा और मार्गदशंक भाषण करने के बदले अपनी सत्ता और अधिकारो का 
बयान करनेवाला भाषण दिया और कहा कि सूचित सावधानी की हिदायतो 
का लोग पालन नही करेंगें, तो उन्हें दडित होना पडेगा । यह सुनकर 
मुझे बहुत बुरा मा और मैने खडे होकर डिप्टी कमिश्नर के भाषण में जो 
उद्धतपन था, उस पर खेद प्रकट किया। मैने कहा कि जिस समय समाज पर 
सकट आया हुआ है, उस समय उसे हिम्मत दिलाने और मदद करने की जरूरत 
है। उसके बदले इस तरह का रुख प्रकट करने से लोगो का समभाव विगड 
जायगा और उनका सहयोग सरकार नही प्राप्त कर सकेगी । मैं बोल रहा था 
कि एक प्रमुख नागरिक ने मुझसे भाषण बन्द करने के लिए कहा। परन्तु मुझे 
कहना पडेगा कि डिप्टी वमिइ्नर ने मुझे बगैर रुके अपनी बात पूरी तरह से कह 
लेने दी और मेरा जवाव देते हुए कहा--“बर्पों से हम छोग सत्ताधारी रहते आये 
है, इसलिए हमारी भाषा ही ऐसी हो गयी है। वास्तव में हमारा उद्देश्य यह 
नही है।” परल्तु वाद में श्रीवाल्श द्वारा मुझे कहछाया गया कि “झब आगे कभी 
इस तरह का बर्ताव करोग्रे, तो चविक्यों का मुकावछा करना होगा। माद 
रखना ।” परन्तु अकोछा के लोगो ने मेरी हिम्मत पर मेरा अभिनन्दन किया । 


पड क्च्ोरलाल भाई को ्ीवत-साधना 


कितने ही मित्रो नें यह भी कहा कि ववालत छोटने का तुम लगभग निश्चय 
कर चुवे हो, इसी कारण ऐसा भाषण कर सके । झायद यह बात भी सही हो ।'* 
अच कुदुम्ब की आाथिक स्थिति खुधरने रूप गयी थी। बादूभाई के भाग्य- 
जत्न ने फिर जोर मारा। उन्हें जापानी वम्पतियों वा काम मिलने लग गया 
था। इसी वर्ष उनका परिचय जमनालछाछजी के साथ हुआ! उद्धोने भी अपना 
बाम वादूभाई को देने वा आश्वासन दिया । बालूभाई ने ईग्वर्दास दी कम्पनी 
के नाम से दछाली और जुगलक्योर धनश्यामलाल दे नाम से मुप'हम का बाम- 
इस तरह दो-दो काम शुरू कर दिये । मे दोनो वाम चाहूभाई की इतते लाभ- 
दायप प्रतीत हुए कि सन्‌ १९१६ में विशोरलाछ भाई से उन्होने आग्रह किया कि 
वे वकालत छीडवर उनवी मदद के लिए यम्बई चले आयें। पिताजी को महू 
पसन्द नही था, फिर भो विश्योरलाठ भाई वत्रातृत छोडकर बम्बई चले गये ! 
विश्ोरलालछ भाई ने कुछ तीन वर्ष वक्तालत्त बी। जिस, समय उन्होने 
बााएत छोडी, उस समय वकी छ-मण्टछ ने उनके प्रति वडा प्रेम प्रसट किया। णजा 
ने भी उसमें भाग छिया। उनया पहले से ही यह स्वभाव था वि जो चीज उसके 
सामने आती,उसे वे अच्छी तरह समझ छेते। इस विपय में माई नीलपण्ठ लिप़ते हैं: 
“बालिज थी पढाई पूरी करबे एल-एल० यौ० था अध्ययन गरते हुए, 
गॉलीमिटसं के यहाँ आटिक्ल्ड वदय॑ ये रुप में रहे, तव तथा वषातत मे दिनी में 
भी वे प्रत्येत पुस्तक और अपने मुदइमे सूब एसाग्र होए'र पदेते ओर उस पर मसेन 
बरते। इसी प्रशार अपनी बिलाओें, कागजात और पादखें बहुत ख्यवस्थित 
रसते। उन्हाने छृूमभग तीन वर्ष तर बबाठत यी। इस भ्मय इनवे पास जो 
दो बढय थे, वे बहुत सुश रहते ;पय्ोक्ि वे स्वय बढुत व्यवस्यित रीति से वाग 
बरतने और करों से भी दमी प्रयार काम ऐेले। जो मुवविवल् आने, उन्हें ऐसा 
नहीं टगता रि यदौल साट्य कोई गैर आदमी है, यल्कि ऐगा छगता कि ये 
चर ने हो अपने आदसी हैं। इस गुए वा उन्होंने उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो किया 
ह। उावे पास जो जाता, वह उन आदइसी दल झाता । उनरी प्रेमभरी मद 
सुभपुराटद पर ने हर आाइमी को, मित्रो रो, सारेजनिव बापेपर्ताओं यो और 
अर में स्थविदभाद शो ७ «० ४ रेजी | उनसे जो मिलते संपदा सज्पर 
केचेंमादे, ये भी ए 7. जाह।/ ९ ++ 


दमे की वीमारी ४ १०: 


किश्लोरछाल भाई के पिताजी सूरत छोडकर वम्बई जाने के वाद नारण- 
दास राजाराम की फर्म में नौफरी करने रूगे । यह फर्म एफ अग्रेजी फर्म की 
आइत करती और अलसी, गेहूँ आदि वस्तुएँ भारत से सरीदकर विदेशों को 
भेजने का काम करती । इसलिए जहाँ-जहाँ इन वस्तुओं का मौसम शुर होता, 
चहाँ-वहाँ खरीददारों को भेजना पडता। तदनुमार पिताजी को वर्ष में लगभग 
आठ महीने भारत के भिन्न-भिन्न भागो में जाना पडता। इसी दौड-धूप में एक 
बार उन्हें गुलवर्ग में छम्बी और सख्त बीमारी भोगनी पड़ी। इससे उन्हें बहुत 
दिनो तक वडी कमजोरी रही और फेफड़े को भी कुछ हामि पहुँची । कुटुम्ब 
में ऐसी मान्यता है कि पिताजी की इस बीमारी के वाद जितने भी वच्चे पैदा 
हुए, उनके फेफड़े कमजोर ही रहे ॥ इस प्रकार नानाभाई और क्द्योरदाल भाई 
की फेफडो की कमजोरी उन्हे पिताजी से विरासत में मिली थी। 

किशोरलाल भाई वकालत छोडकर वम्बई चछे तो गय, परन्तु वे वालूभाई 
की कोई आथिक मदद नही कर सके। उनके शरीर और स्वभाव दोनो के लिए 
रूई बाजार का काम अनुकूल नही पडा। वम्बई जाने से पहले अकोला में ही 
उन्हें दमा और दम घुठने के दो दौर आ चुके थे । किशोरलाछ भाई लिखते है . 

“घर के भीतर बडी गरमी महमूस हो रही थी, इसलिए में रात के साढे आठ 
बजे के करीब बाहर खुले में वेंच पर पडा था। थोडी देर के लिए आँख रूप गयी 
थी कि एकाएक मेरी नींद खुल गयी | मैने देखा कि में साँस नही ले सकता । 
दम घुट रहा था। दमे का मेरा यह पहला अनुभव था। मुझे कॉफी पिलछायी 
गयी और छाती पर अजवाइन रखी गयी । इससे यह दौर आधे-पौन घण्टे के 
भीतर समाप्त हो गया । परन्तु कुछ दिन वाद फिर ऐसा ही दौर आया । उसके 
बाद जकोला में दौर नही आया। परल्तु वम्वई आने पर मालूम हुआ कि दमा 
अप हमेशा का साथी वन गया है। दसे के शुर-शुर के दौरो में बहुत अधिक दम 
घुटता था। कई बार तो में जोरजोर से रोने रूग जाता जौर उममें कुछ 


पद किश्ोरलाल भाई को जीवन-साधना 


हलकापन भी मालूम होता । अगरेजी में जिसे &॥2ए778घ5 एथा85 वहते 
है उस तरह का यह दम्मा था-ऐसा मु्े लगता है। इसका असर कुछ हो घण्टे 
रहता था। ऐंठन चली जाने के वाद लग्रता था कि कुछ नही हुआ | परन्तु 
वम्बई में रूई वाजार की धाँस के कारण तथा भारी वर्षा के कारण मुझे स्थायी 
रूप से सर्दी रहनें छय गयी । इसमें से इल्प्मायुक्त इ्वासनछिका के सकुचन और 
जठरद्वार (डायाफ्राम) की जडतावाले दम ने घीरे धीरे मेरे शरीर में अपना 
घर कर ल्या। 
दमे के कुछ सादे उपचारः की बाते बहुत प्रचल्ति रहती है। कोई कहता 
कि अमुक्‍ मनुष्य की दवा का सेवन कैवछ एक बार कया और दमा चला 
गया। अब इस कुटम्व में दमे के तीन मरीज हो गये थे। नानाभाई उनका 
बढों लडवा शान्ति ओर क्शोरलांल भाई। उन्हाने क्सीसे सुना कि शासी 
के पास ओरछा नाम का एव स्टेशन है। उसके पास के एक गाँव में एक राजपूत 
हर रविवार को दमे वी दवा देता है ! उसे केवल एक वार लेने से और एक सहीने 
के पथ्य-पासुन से दम्मा चछा जाता है। क्शोरलाल भाई ल्खिते है 
* अबाला के स्टेशन मास्टर को दमे वी शिकायत थी। उसने इस दवा का 
सेवन किया था और वहू इसवी तारीफ करता या । हम और अकोला के एक 
दूसरे वकील लालच में आकर वहाँ गये । गोमठी और एक नौकर हमारे साथ 
था। रास्ते में नानाभाई दमे से बहुत परेशान हुए। उन्हें उठावर प्शेटफाममे 
बदलूना पहता। ओरछा स्टेशन से एक डोली में डारकर उन्हें उस गाँव में ऐे| 
जाना पडा। वहाँ उसने बुछ जड़ें पीसकर उसका एक छोदा-सा गोला बनाया 
और उस पानी में घोलकर उन्हें पिला दिया। उस दिन वे! भाजन में गाय वे 
थी में पायी पूडियाँ मोजकर घी-गुद के साथ उनका चूर्मा लेना था । दूसरे दिन 
सबेरे के भाजन के लिए पहले दिव ही चादल पक्ाकर उसमें जल डालकर उसे 
रातभर बाहर रख दिया गया था। दिसम्बर का महीना था। सवरे चार बने के 
बरीय पड़ोस के एप क्एँ पर जावर स्नात बरने वे रिए हमें बहा गया। नावाभाई 
के ऊपर तुरात ही दवा का इतना असर हुआ कि वे चलने फिरने लग गये । 
यही महो, वल्वि सवेरे वहाँ जायर स्नान वरने का साहस भी उनमें जा गया। 
नहा ऐने वे बाद उस पद्दे हुए मात में से पानी निताएकर उसमें गाय वा दही 


दमे की बोमारी प्‌ 


मिलाकर सबको खाने के लिए दिया यया। छह-साढे छह बजे तक यह सब निपट 
गया और हमें छुट्टी मिल मयी । नानाभाई स्टेशन तक अर्थात्‌ लगभग चार 
मीक पैदल चले आये। एक महीने तक गाय का घी, दूध, बहाचर्य और दूसरे 
कुछ पथ्य पालन करने के लिए कहा गया था। दवा के लिए हम तीनो से तीन- 
तीन आने धर्मादाय के रूप में रखवाये गये। परन्तु सेकेण्ड क्लास का रेल- 
फिसिया और अत्य खर्च---इस तरह कुल मिलाकर कोई दो सो रुपये हमारे खर्च 
हो गये। दवा का छाभ केवल शीतकाछ भर रहा। उसके वाद हमारी स्थिति 
जस-की-तस' हो गयी ।” आगे के वर्णन में आश्रम के प्रति आकर्षण के घीज 
अनजान में किस तरह पड़ गये, इसका वर्णन है। 

"झाँसी से लौटने के बाद गोमती के साथ मैं वापस बम्बई चला गया। 
उसके कुछदित बाद गोमती, मै, नीलू और निर्मछा (बालूभाई के पुत्र और 
पुत्री) गढडा जाने के लिए निकले । वापस लोटते हुए वे सारगपुर, अहमदाबाद, 
खेद (किशोरलाल भाई के चाचा के पुत्र श्रीवरजीवनदास वहाँ सिविल सजंन 
थे), उमाण, बडताल आदि स्थानों पर होते हुएं लगभग सवा महीने में वम्बई 
लौटे। अहमदावाद में उस समय कोचरव में सत्याग्रहाश्रम था, वहाँ भी गये। 
दूसरे आश्रमो और मदिरो में पाँच-दस रुपये भेट रखते आये थे, उसी प्रकार 
यहाँ भी पाँच रुपये भेंट के रूप में रख दिये । 

“बम्बई लौटने के कुछ दिन बाद ज़ेडा में मुरब्बी वरजीवन भाई बीसार 
हो गये। इसलिए फिर वहाँ गया। वहाँ में महीना-सवा महीना रहा। वहाँ 
मुझे समाचार मिला कि श्री चदूलाल वाशीराम दवे आश्रम में रहने के लिए गये 
है। बे तो केवल दो-चार दिन के लिए ही वहाँ गये थे, परन्तु मैं समझा कि वे 
आश्रम में झामिल हो गये है। वे मेरे मित्र थे । इसलिए मैने आश्रम के उद्देश्य, 
नियम, ध्येय आदि के विषय में उनसे जानकारी मेंगायी । वह उन्होने भेजी । मुझे 
ऐसा छगा करता था कि मैं बम्वई में नीरोग नहीं रह सकूंगा। इसलिए एक 
तरफ तो ऐसे विचार उठते कि अकोलः जाकर मुझे फिर वकालत शुरू कर देनी 
चाहिए और दूसरी तरफ मन में राष्ट्र का वाम करने की अभिछापा भी जाग 
गयी थी ! ” 

परन्तु इसके लिए तो एक स्व॒तत्र प्रकरण लिखना होगा । +९+ 


पिताजी के कुछ संस्मरश :११६ 


किशोरलाछ भाई के नानाजी ने अपनी ऊछडकियाँ मशख्वाला कुटुम्द में दी, 
तो अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रत्येक लडकी को वम्बई में एक मकान 
खरीदने के लिए कुछ दिया जाय । तदनुसार अपने मृत्यु-पत्र में इस काम के लिए 
प्रत्येक लडवी को उन्होने पद्रह हजार देने की व्यवस्था कर दी। सूरत वी 
नौकरी से पिताजी को सन्तोष नही था। उन्हें स्वभाव से ही नौकरी प्रिय नहीं 
थी। इसलिए यूरत छोडकर दे बम्वई जाकर वस गये, यद्यपि वहाँ भी कुछ वर्ष 
ता उन्हें नौकरी करनी ही पडी । जान पटता है कि पिताजो की भाँति अन्य सब 
चाचा भी वम्बई में जाकर वस गये। हाँ, वे सब एक साथ गये हो-ऐसा नही 
रूगता । एक के बाद एक गये और जैसे-जैसे वहाँ पहुंचे, अलग-अलग मकाब लेकर 
रहने ठग्रे। जब आत्माराम काका और पिताजी वम्बई गये, तव नानाजी ने 
दोना के छिए एक-एक मकान लेकर रख लिया था। 

हम जानते है कि बम्वई सें पिताजी ने नारणदास राजाराम की फर्म 
में नौकरी कर ली धी। इस नौकरी में उन्हें बहुत अधिक घूमना पडता था, 
इसलिए उन्हें यह पसन्द नहीं थी । अत उन्होंने सोचा कि कोई अनुकूल स्थान 
दूँढकर वहाँ अपना कोई निजी धन्धा शुरू करना चाहिए। अपने दौरो के 
बीच इस काम के लिए उन्हें अकोछा उपयुक्त जान पडा और वहाँ जाकर 
वे बस गये। यह घटना किशोरलाहू भाई के जन्म के एकाघ वर्ष पहछे या बाद 
की होनी चाहिए । वहाँ उन्होने शुरू में नारणदास राजाराम की फर्म के आढ- 
तिया के तौर पर काम शुरू किया। परन्तु कुछ समय वाद आढत छोड दी और 
जुगलकिशोर घनश्यामछाछ के नाम से स्वतत्र रूप से काम शुरू कर दिया। 
किसान आसपास के गाँदो से अपना माल अकोला को मण्डी में बेचने के लिए 
छाते। उसे दे बाजार में विकवा देते ओर उसवी कौमत चुकवा देते । इसके 
मेहनताने के रुप में वे दछाली ले छेते । इन छोगो के साथ उन्हें थोडा-सा लेन-देन 
व्‌ व्यवहार भी करना पडता? 


पिताजी फे छुछ संस्मरण ५९ 


फिशोरलाल भाई ने अपने विवरण में लिखा है : “लेन-देन में अथवा आढइत 
में पिताजी से जिन-नजिन का सम्बन्ध हुआ, पिताजी की प्रामाणिक्ता के कारण 
उनवा इस कुटुम्व के साथ जाजतक उसी प्रफार का घरेलू सम्बन्ध बना हुआ 
है। पिताजी ने यह काम पद्रह-सोलह वर्ष तक किया। परन्तु इस बीच एक 
बार भी उन्होने अदालत में कदम नही रखा । इस कारण उनका बहुत-सा पैसा 
डूब भी गया। परन्तु ऐसे भी बहुत-से उदाहरण है, जिनमें कर्जंदारो ने मियाद 
के बाहर का कर्ज भी ईमानदारी के साथ चुका दिया। मेरी बकाछत में इनमें 
से क्‍्तिनें ही आदमियो ने मेरी मदद छी है। इसी कारण मेरी वकालत 
जल्दी जमने छगी थी। घधामिक और चारित्यवान पुरुष के रूप में अकोला में 
पिताजी की प्रतिष्ठा प्रथम पक्ति के पुसपो में थी। नाताभाई ने इस प्रतिप्ठा 
में खासी वृद्धि की। उनके असामियों में एक अपढ मुसकूमान किसान था। 
पिताजी का उसके साथ निजी मित्र जैसा सम्बन्ध था, जो अत तक कायम रहा। 
बह मुसलमान था, तथापि उसकी सज्जनता, प्रामाणिकता, निर्मेशता आदि गुणों 
के कारण पिताजी के दिल में उसके बारे में कभी भेदभाव पैदा नही हुआ ।” 
क्शोरलाल भाई ने अपने सस्मरणा में लिख रखा है 
“अबोला में पिताजी ने प्रारम्भ से ही एक निर्भय व्यक्ति के रूप में स्याति 
प्राप्त कर छी थी। यूरोपियन फर्मों के गोरे मैनेजर कई बार केवछ अपनी चमड़ी 
के रग के कारण अधिक सहूल्यतें प्राप्त करने में सफल हो जाते। परन्तु अन्य 
व्यापारियों के साथ उनका व्यवहार तिरस्कारपूर्ण होता। पिताजी के मन में 
गोरी चमडी के प्रति तिरस्कार तो नही था, परन्तु उन छोगो से वे रत्तीभर भी 
दवते नही थे। उतके साथ भी बे दूसरो के समान ही व्यवहार रखने का आग्रह 
रखते। दूसरे व्यापारो साहवो' से डरते और उनसे झुककर रहते। राको 
'भदसी के यूरोपियन मैनेजर ने पिताजी को वहुत तग और परेश्यान करने का 
यल क्या। परन्तु पिताजी ने उसकी एक न चलने दी। अत में उसे पिताजी 
के साथ समझौता करना पडा ओर वह उनका मित्र बन गया। पिताजी ने 
इसके साथ जो टक्कर ली, उसके कारण लोग उन्हें 'अकोला का शेर' बहने 
लगे थे। 
“अत तक उनका स्वभाव तेज रहा। वे असत्य को कभी बरदाश्त नही कर 


६० क्िशोरलाल नाई की जीवन-साधता 


सकते थे। मेत्री की सदा इच्छा करते, परन्तु खुशामद तभी न करते। वालू- 
भाई ने वम्बई जाते ही वहाँ के वाजार पर अपना प्रमाव डाला। इसी प्रकार 
नील्कण्ठ (बालूभाई के वढे पुत्र) द्वारा जापान में प्राप्त प्रतिप्ठा और नाना- 
भाई तथा उनके चिरजीव शान्ति द्वारा अकोला में प्राप्त प्रतिष्ठा में पिताजी के 
उपयुक्त गुणो की ही विरासत है। 

“शाम को मोजन के वाद दो-चार गानेवाले हरिजन भजनीक तथा घर के 
छोग एकत होते । इस भण्डली में पिताजी वचनामृत सुनाते, निर्गुणदासजी की 
बातें बताते, और भ्रक्तचिन्तामणि अथवा पुर्षोत्तम-चररित इत्यादि ग्रन्थों में 
से कुछ पढकर सुनाते। इसके वाद भजव गाते और अत में आरती करने। 
आरती के वाद “देष्टा/ के पद गाये जाते ॥ बहुत दिन तक उन्हें यहू अभिलापा 
'रहा करती कि अक्षर घाम में जाकर श्रीजी की पसन्दगी के पक्‍वान्न बनवाने के 
काम में छग जाऊँ। ठाकुरजी को पूजा-सेवा के हर काम में स्वाद और कला- 
कुदलता कई उन्हें वद्य घ्याव रहा करता था। 

“पिताजी का स्वभाव सामान्यत झात था, फिर भी कमी-क्भी उन्हें वडा 
ज्ोध आ जाता। परन्तु इस क्रोष पर बाद में उन्हें बहुत परचात्ताप होता। 
सीक्ष चोघ आने पर भी व्सीके साथ दुश्मनी कर लेना, उनके स्वभाव के घाहर वी 
बात थी। नोकरो और गुमाइ्तो पर वे अपने वच्चो के समान प्रेम करते। 
नौकरो के प्रति पिताजी जो आत्मीयता प्रकट करते और उन्हें जितनी आजादी 
देते थे, उसे सहमे छायक निरमिमानता मुझमें नही थी । उमर समय मेरे विचार ही 
ऐसे थे कि नौकर को नौकर होने का खयाल रखना चाहिए और अपनी मर्यादा 
वा ध्यान रखकर बर्ताव करना चाहिए । इसलिए पिताजी के बर्ताव से मेरे 
मन में असन्तोष होता ओर मैं उसके प्रति अपना विरोध भी प्रकट वरता ॥ कभी- 
कभी अपना रोप प्रकट करने के लिए मैं नौकरो का अपमान भी कर देता। 
परन्तु इस पर मुझे पिताजी का उलटना सुनना पडता । मुझ वे हमेशा कहते कि 
“तोवर' के मानी गुलाम' नहीं समझना चाहिए। अपने घर के आदमियों की 
तुलना में उन्हें हम नीचा क्यो समझें ? नौकरों के प्रति मेरी असम्यता पर 
वई बार पिताजी उनसे क्षमा भो माँगवे । यह सब सहने की ७७। १ 
नहीं थी। इसलिए मै निश्चय करता कि जब तक वहाँ ये न 


. पिताजी के कुछ संस्मरण दर 


अकोला नही जाऊँगा। परन्तु बाद में अपनी गलती समझ गया और जिन नौकरों 
पर नाराजी प्रकट की थी, उन्हीको मैने वम्बई में फिर रख छिया। 

'पपताजी की इस समभाव की वृत्ति के कारण उनमें वर्ण या जाति का 
अभिमान नही था। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आदर था। 
परन्तु नोची गिनी जानेवाली जातियो के प्रति जरा भी तिरस्कार की भावना 
नही थी। हमारे असामी कुनबी या मुसलमान होते और मजदूरो में ईसाई, मराठे, 
अछूत आदि। अछूत का पेशा करनेवाछे को छू लेने पर नहाने का सस्कार 
अभी कुदुम्व से गया नही था। परन्तु उन्हे छोडकर शेप सब लोग चौके के 
दरवाजे तक आ सकते थे। ठाकुरजी के सामने अथवा आस-पास एकत्र होकर वे 
भजन गाते और गवाते। पुराने ढग का पक्तिभेद तो माना जाता था, परन्तु 
किसी भी नीची जाति के मनुष्य के प्रति अपमान की भावना नही होती थी। 
एक बढ़ई का कण्ठ मधुर था। भजन गाने के लिए पिताजी उसे ठाकुरजी के 
सामने वैठाते । हमारे कई मित्र देशी ईसाई थे और अभी तक हैं। वे घर में 
आजादी से घूम-घाम सकते थे। पिताजी के पास काम करनेवाले मजदूरों, 
भालियो आदि के प्रति वे वात्सल्यभाव रखते । हमारे अहाते में झोपड़े बनाने के 
लिए पिताजी ने उन्हें जगह दे रखी थी ॥ यह पद्धति आज तक जारी है। इनमें 
अगर कोई बीमार होता, तो पिताजी फौरन दौडकर उसका समाचार लेने जाते 
और दवा आदि का प्रवन्ध कर देते। यह उनका स्वभाव ही था। ईसाई मिश- 
नरियो के लम्बे सहवास और देशाटन में वहुत अधिक समय बीतने के कारण भी 
शायद उन पर ये सस्कार पड़े हो। 

“नौकरो, आश्चितो और निराघारो के प्रति पिताजी के दिल में जहाँ दया- 
दृष्टि थी, वहाँ सत्सगियों के प्रति उनके मन में बघुदृष्टि थी। किसी सत्सगी को 
यदि आश्रय की जरूरत होती, तो वह उसे उनसे अवश्य मिलता। 

“अनेक तरुणो ने उनसे व्यापार की त्ालीम पायी | कुछ समय अकोला में 
यह प्रशिक्षण प्राप्त करके वे शाखाओं में चले जाते और दो-चार वर्ष वाम करके 
नारणदास राजाराम कपनी के स्थायी गुमाइते वन जाते अथवा किसी अन्य 
व्यापारी के यहाँ नौकरी कर लेते ॥ इन युवकों को पिताजी के पास धामिक 
सस्कार और शुद्ध व्यवहार की तालीम मिलती । इसके अतिरिक्त उनके सरल 


६० किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


सकते थे। मैत्री की सदा इच्छा करते, परन्तु खुशामद कभी न करते। बालू- 
भाई ने बम्बई जाते ही वहाँ के बाजार पर अपना प्रभाव डाछा । इसी प्रकार 
नीलकण्ठ (बालूभाई के बडे पुत्र) द्वारा जापान में प्राप्त प्रतिष्ठा और नाना- 
भाई तथा उनके चिरजीव शान्ति द्वारा अकोला में प्राप्त प्रतिष्ठा में पिताजी के 
उपर्युक्त गुणो की ही विरासत है। 

“श्ञाम' को भोजन के बाद दो-चार गानेवाले हरिजन भजनीक तथा घर के 
लोग एकत्र होते। इस मण्डली में पिताजी वचनामृत सुनाते, निर्गुणदासजी की 
बातें बताते, और भक्तचिन्तामणि अथवा पुरुषोत्तम-चरित इत्यादि प्रन्यों में 
से कुछ पढकर सुवाते। इसके बाद भजन भाते और अत में आरती करते। 
आरती के बाद “बेष्टा! के पद गाये जाते । बहुत दिन तक उन्हें यह अ्रभिछापा 
रहा करती कि अक्षर धाम में जाकर श्रीजी की पसन्दगी के पक्‍वान्न बनवाने के 
काम में छग जाऊँ। ठाकुरणी की पूजा-सेवा के हर काम में स्वाद ओर कला- 
कुशलता का उन्हें बडा ध्यान रहा करता था। 

“पिताजी का स्वभाव सामान्यत शात था, फिर भी कभी-कभी उन्हें बडा 
कोघ आ जाता। परन्तु इस क्रोध पर बाद में उन्हें बहुत पश्चात्ताप होता। 
तीब्र ओध आने पर भी किसीके साथ दुश्मनी कर छेता, उनके स्वभाव के वाहूर मी 
बात थी। नौकरो और ग्रुमाइतो पर वे अपने बच्चों के समान प्रेम करते! 
नौकरों के प्रति पिताजी जो आत्मीयता प्रकट करते और उन्हें जितनी आजादी 
देते थे, उसे सहने लायक निरभिमानता मुझमें नही थी । उस समय मेरे विचार ही 
ऐसे थे कि नौकर को नौकर होने का खयारू रखना चाहिए और अपनी मर्यादा 
का छ्यान रखकर बर्ताव करना चाहिए । इसलिए पिताजी के बर्ताव से भेरे 
मन में असन्तोष होता और मै उसके प्रति अपना विरोध भी प्रवट करता ] क्भी- 
कभी अपना रोप प्रकट करने के लिए मै नौकरों का अपमान भी कर देता। 
परन्तु इस पर मुझे पिताजी का उछहना सुनसा पडता। मुझे वे हमेशा कहते कि 
“तौकर' के मानी गुलाम' नहीं समझना चाहिए।॥ अपने घर वे आदमियों की 
तुलना में उन्हें हम नौचा क्‍यों समझें? नौकरो के प्रति मेरी असम्यता पर 
कई बार पिताजी उनसे क्षमा भी माँगते । यह सब सहने कौ उदासता मुझमें 
नहीं थी। इसलिए में निदवय करता कि जब तक वहाँ ये नौदर होगे, मै 


पिठाजो के कुछ संस्मरण ६१ 


अकोला नही जाऊँगा। परन्तु बाद में अपनी गलती समझ गया और जिन नौकरो 
पर नाराजी प्रकट की थी, उन्हीको मैने बम्बई में फिर रख लिया। 

'पपृताजी की इस समभाव की वृत्ति के कारण उनमें वर्ण या जाति का 
अभिमान नही था। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आदर था। 
परन्तु नीची गिनी जानेवाली जातियो के प्रति जरा भी तिरस्कार की भावना 
नहीं थी। हमारे असामी कुनवी या मुसलमान होते और मजदूरो में ईसाई, मराठे, 
अछूत आदि। अछूत का पेशा करनेवाले को छू लेमे पर नहाने का सस्वार 
अभी जुदुम्ब से गया नही था। परन्तु उन्हें छोडकर शेष सव लोग चौके के 
दरवाजे तक आ सकते थे। ठाकुरजी के सामने अथवा आस पास एकत्र होकर वे 
भजन गाते और गवाते। पुराने ढग का पक्तिभेद तो माना जाता था, परन्तु 
किसी भी नीची जाति के मनुष्य के प्रति अपमान की भावना नही होती थी। 
एक बढई का कण्ठ मघुर था। भजन गाने के लिए पिताजी उसे ठाकुरजी के 
सामने बैठाते। हमारे कई मित्र देशी ईसाई थे और अभी तक है। वे घर में 
आजादी से घूम-धाम सकते थे। पिताजी के पास काम करनेवाले मजदूरों, 
मालियो आदि के प्रति वे वात्सल्यमाव रखते । हमारे अहाते में झोपडे बनाने के 
लिए पिताजी ने उन्हें जगह दे रखी थी। यह पद्धति आज तक जारी है। इसमें 
अगर कोई बीमार होता, तो पिताजी फोरन दौडकर उसका समाचार लेने जाते 
और दवा आदि का प्रवन्ध कर देते । यह उनका स्वभाव ही था। ईसाई मिश- 
नरियो के लम्बे सहवास और देझाठन में बहुत अधिक समय बीतने के कारण भी 
शायद उन पर ये सस्कार पडे हो। 

“तौकरो, आश्षितो और निराधारो के प्रति पिताजी के दिल में जहाँ दया- 
दृष्टि थी, वहाँ सत्सगियो के प्रति उनके मन में बघुदृष्टि थी। किसी सत्सगी को 
यदि आश्रय की जरूरत होती, तो वह उसे उनसे अवश्य मिलता । 

“अनेक तरुणों ने उनसे व्यापार की तालीम पायी। कुछ समय अकोला में 

यह प्रशिक्षण प्राप्त करके वे शाखाओं में चले जाते और दो-चार वर्ष काम करके 
नारणदास राजाराम कपनी के स्थायी गुमाइ्ले वन जाने अथवा किसी अन्य 
व्यापारी के यहाँ नौकरी कर लेते ॥ इन युवको को पिताजी के पास घामिक 
सस्वार और शुद्ध व्यवह्मर की तालीम मिल्ती। इसके अतिरिक्त उनके सरल 


दर किशोरलराल भाई की जीवन-साधना 


स्वभाव और प्रेममरे वर्ताव दी छाप इन युवकों पर पड़े बिना नही रहती। 
हर तरुण हमारे यहाँ उतनी ही आजादी, प्रेम और जाति का अनुभव करता, 
जितनी अपने माता पिता के पास उसे मिलती | यही नहीं, बल्कि वह अपने 

“घर पर रहने की अपेक्षा हमारे यहाँ रहना अधिक पसन्द करता। पिताजी के 
समय हमारे घर का वातावरण ऐसा रहता था । यह वातावरण विचार- 
पूर्वक अर्थात्‌ प्रयत्नपूर्वक रक्खा जाता हो, ऐसी वात नहीं। पिताजी का तो 
यह स्वभाव ही था। बाहर के इतने आदमी हमारे घर में रहते, और आजादी 
से घूमघाम सकते थे कि इसे देखते हुए घर के वातावरण में जो पवित्रता पायी 
जाती थी, उसे आइचर्यजनक ही मानना चाहिए । 


“शिक्षापत्री की स्पप्ट आाज्ञाओ और समाज की मर्यादाओ के पालन में पिता 
जी अंत्यत सावधान थे। किसी भी युवक को पर-स्त्री के साथ माँ, वहुन अथवा 
छूडकी के साथ भी एकातवास नहीं करना चाहिए--इस आज्ञा का थे अक्षरणश 

* पालन करते और कराते थे। चौदह नर्ष की मेरी एक छोटी बहन जिस कमरे में 
थी, वहाँ एक परिचित पुरुष चला गया, तो वह स्वय उठकर वाहर नहीं चली 
गयी--इस भूल पर पिताजी ने उससे उपवास कराया था । विधवा स्त्री से कभी 
स्पर्श हो जाता, तो वे एक बार का भोजत छोड देते थे। 
“माँ की मृत्यु के बाद पिताजी का जीवन विशेष उदासीन बनता ग्रया, 
ऐसा लूगता है; तब से अनेक कोटुम्बिक आपत्तियाँ आरम्म हो गयी । जवान 
लड़के लडकिया की मृत्यु, धन्धे का बन्द होना, खचें तथा के वा वोझ-इन सबने 
पिताजी को चिंता और दु ख में डाछ दिया । सन्‌ १८९८ से लेकर १९१४ तक 
के छूगभग सोलह वर्ष पिताजी तथा बाढूमाई के छिए अत्यत सकट और सघर्षों 
के वर्ष थे। पिताजी का उद्देग शान्त था। इन विपत्तिया को ईइबराघीन ओर 
दैवाधीन समझकर शायद वे उदासीन से हो यये थे । विधाद और चिन्ता वाटू- 
“भाई को भी थी, परन्तु वे अत्यत पुरुषार्थी और प्रयत्नशील रहे । इसलिए अत में 
“नाव किनारे छूम गयी! 
*सवत्‌ १९७३ (ई० स० १९१६) की कातिक वदी सप्तमी को पिताजी ने 
शरीर छोडा | इसके आठ महीने पहले वे प्राय बिस्तर पर ही पड़े रहे। रोग 
किसी प्रकार का नहीं था--ऐसा छूगता था, परन्तु झरीर का प्रत्येक अब मानों 


पिताजी के कुछ सत्मरण ६३० 


ढीला हो गया और प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति क्षीण हो गयी। मृत्यु के पहले- 
बाले माघ या फागुन में मैं पिताजी को अकोला से बम्बवई छे आया! मेरा खयाल 
है कि उस रोज टोपीवाला की विल्डिग में पिताजी को कुर्सी पर बैठाकर जो 
ऊपर वी मजिल में छे गये, सो फिर वे जीवित अवस्था में नीचे नही उतरे। 
“अगस्त १९१६ में मैने वकालत छोडी और गोमती तथा मे बम्बई आये। 
बम्बई में पिताजी की शुश्रूपा का काम ही मुख्य हो गया । वे प्राय मेरे हाथ से 
ही भोजन करते। परन्तु अपनी लोभवृत्ति के कारण उनके अतिम दिनो में 
उनकी सेवा करने के लाभ को मैने गेवा दिया। अकोला में मेरे दो मुकदमे 
बाकी रह गये थे । उनके लिए मुझे वहाँ वार-बार जाना पडता था। दिवाली 
के तुरन्त बाद मैं अकोला गया। उस समय पिताजी की स्थिति गभीर तो थी 
ही, परन्तु बीमारी ऐसी नही थी कि दो-तीन दिन के लिए बाहर न जा सकूँ। 
मैने सोचा था कि मैं दूसरे ही दिन वापिस छौट आऊंँगा। परन्तु मुकदमा ऐसा 
रुक रुकक्‍वर चलता रहा कि पढद्रह-सभ्रह दिन अकोला में ही बीत गये | बम्बई 
से जो समाचार आते, उनसे बीमारी बी गरभीरता का ठीक-ठीक अनुमान नही 
हो पाया। भेरे अकोला में पड़े रहने पर गोमती मुझे बरावर दोष देती रहती । 
मुकदमे वी जिस दिन आसिसी पेशी थी, उस दिन बम्बई से एकाएक तार आया कि 
पिताती वी अतिम घडी आ गयी । में अदालत में गया । जज से बातचीत की 
और दूसरे वकीछा को सूचना दे रहा था कि इतने में घर से आदमी मुझे बुलायें 
के लिए आ गया । मैं समझ गया। घर पर मृत्यु के सम्बन्ध में दूसरा तार पहुँच 
गया था। (वातिक वदी' छ स० १९७३ ता० १७-१२-१९१६) इस प्रकार 
घनलोभ के कारण अतिम समय में में पिताजी वी सेवा से वचचित रह गया ।” 
एप डायरी में नीचे लिखी टिप्पणी मिलती है 
* दूसरे दिन सबेरे में वम्बई पहुँचा। अभी तव मन शान्त था । परन्तु घर 
पहुँचते ही जीना चढते-चढते हृदय भर आया और रोना आ गया। परन्तु पूरी 
शान्ति नही हुई । अभी भी मन में छग रहा है कि जी भरकर रो हूँ, तो अच्छा हो ।. 
परन्तु कौन जाने क्या हो गया है, दिल में एक अजीब क्ठोरता आ गयी है। 


*उत्तरप्रदेश और राजस्थान के अनुसार अगहन बदी 


द््ड फिश्नोरछाल भाई की जीवन-साधना 


“आज दसववाँ दिन है। इच्छा न होते हुए भी खाना खा लिया। सगे- 
सम्बन्धी आये हैं। तेरहवी के दिन किन-किन को बुलाना चाहिए--इस विषय में 
सलाह हो रही है। मृत्यु का भी उत्सव मनाने की प्रथा हमारे देश में पता नहीं 
किस प्रकार पड गयी है। हिन्दू-वैराग्य वी यह परिसीमा तो नहीं ? जो भी 
हो, मेरा मन तो नहीं मानता । भीतर आग-सी जल रही है । दस दिन से 
मन में उद्देग ही भरा हुआ है। झान्ति नही मिल रही है।” 

और भी लिखा है: 

“मैने पिताजी के हाथ की मार काफी खायी है। फिर भी मैं उतका अत्यत 
लाड़ला बेटा था। माँ जीवित थी, तव भी मैं माँ की अपेक्षा पिताजी के 
साथ ही अधिक लगा रहता था । माँ का दूध न मिलने के कारण ठेठ बचपन 
से ही में माँ से कुछ अलग-सा पड गया था। मेरी कितनी हो आदतें इसी 
प्रेम के कारण पिताजी ने पूरी की । इसलिए उनके बिना मेरा काम बहुत कम 
चलता। पाच-छह वर्ष का होने तक हाथ बिगडने के डर से मैं अपने हाथ से 
खाना नही खाता था । जब पिताजी न होते, तब नौकर मुझे खाना खिलाते। 
परन्तु जब वे होते, तव तो उनके हाथो से ही खाने के लछिए मै जिद करता । मुझे 
अपने हाथ से खाने की आदत डालने के लिए पिताजी को काफी प्रयत्न करना 
पडा। रोटी का दुकडा हाथ में छेकर उसे एक सिरे पर इस तरह पकडता कि 
उसका दूसरा सिरा दाल में डुबोते हुए हाथ में कही दाल लग न जाय। मुँह में 
रखते समय भी यही ध्यान रखता कि उगलियाँ खराब न होने पावें) दाल- 
चावल तो दूसरा कोई खिलाता, तभी खाता। यही बात साग-सब्जी की भी थी ! 
बहुत से साम तो मुझे अच्छे ही नही छगते थे। ठगभग तीस वर्ष की उम्र तक 
पमिनती के साग ही मै खाता था। दो-तीन साल बाद मैने सब तरह के साग 
खाने शुरू किये। मुझसे छोटो बहनें अपने हाथ से खा छेती और मैं पिताजी 
के हाथो से खाता । इस पर भेरी बडी हंसी होती । कहते हैं कि लाडला बेटा बहुत 
तकलीफ देता है। तदनुसार में पिताजी को बहुत तय करता । इससे चिढ़कर 
पिताजी कभी-कभी मुझे मार भी बैठते । उस समय मैं महसूस करता कि 
अपराध मेरा हो है और मन में पर्चात्ताप भी होता । मैं मन ही मत 

निश्चय करता कि पिताजी को खुश कर छूंगा। अपने को सुधारने के लिए 


पिताजी के कुछ सत्मरण द्र्५ 


ठाकुरजी की प्रार्थना भी करता। परन्तु आदत कही जाती है ? मैं फिर अपने 
स्वभाव पर आ जाता। मेरा स्वभाव इतना मानी था कि उलहना और मार 
मुझे अपमानजनक लगते और हृदय में घाव हो जाता। आज भी यदि कोई 
मुझे कडी बात कहता है, तो मेरे दिल में घाव-सा हो जाता है। पिता हो, गुरु 
हा या अन्य कोई गुरुजन हो, किसीका भी शब्द में सहन नही कर सकता था। 
इसलिए मैं यह भी प्रकट किये बिना नहीं रहता कि मुझे बडा बुरा लगा है। 
खुद मेरी गलती होती, तो भी में रूवकर बैठ जाता और खाना खाने से इन्कार 
कर देता । मुझे दु ख पहुँचानेवाला ही जब मुझे मनाने आता, तभी मैं मानता 
और खाना खाता । इस तरह कितनी ही वार में दोपहर के एक एक दो-दो बजे 
तक भखा रहता ) स्नेह के कारण पिताजी यह सब नही सह सकते थे | इसलिए 
अत में वे मुझे मनाते। सच पूछिये तो कितनी ही वार मैं जानता था कि मुझे 
ही माफी माँगनी चाहिए, परन्तु बचपन में यह नहीं समझता था कि इस तरह्‌ 
माफी माँगना मेरा कर्तव्य है। ठाकुरजी के सामने पश्चात्ताप करके में माफी 
माँगता । परन्तु माफी मंगवाता दूसरा से ही। इतना होने पर भी इसी कारण 
पिताजी और मेरे बीच प्रेम बढ़ा । 

“पिताजी की मृत्यु तक उनके प्रति मेरा आकर्षण और मेरे प्रति उनकी विशेष 
प्रेमबृत्ति बनी रही। वे मेरा वडा खयाल रखते । जिन दिनो मैं वकाछुत करता 
था, उन दिना शाम को जव मैं कचहरी से छोटता, तो वे चबूतरे पर आराम- 
बुर्सी पर बैठ हुए मेरी राह देखते रहते और दूर से आता हुआ देखते ही अदर 
जाकर मेरे लिए चाय बनाने को कहते । इसी प्रकार यदि मुझे कही दूसरे 
गाँव जाना होता या मैं कही बाहर से आता, त्तो खुद पहले उठ जाते और सारा 
प्रयन्ध करवा देते। 

“बचपन में मेरे मन में वार-वार यह प्रश्व उठता कि मेरे मन में किसके 
प्रति अधिक भवित है--सहजानद स्वामी के प्रति, पिताजी के प्रति या मेरे मित्र 
मगरुदास वे प्रति ? थुद्धि से मैने निश्चय कर लिया था कि भक्ति इष्टदेव के 
प्रति ही अधिक होनी चाहिए। परन्तु हृदय में ऐसा विश्वास नही होता था। 
इसलिए अनेक वार मैं ठाकुरजी के सामने बैठकर प्रार्थना करता कि मैं समझ नही 
पा रहा हैं कि मै आपवी सच्ची सक्ति वर रहा हूँ या नही । यदि आज जितनी 

५ 


दर्द किश्योरछाल भाई की जीवन-साधना 


समझ ' मुझमें उस समय होती, तो शायद मे अपनी भक्ति को पिताजी और मित्र 
वी ओर निशक भाव से बहने देता । उससे इष्टदेव के प्रति मेरी भक्ति 
भी अधिक शुद्ध और दृढ हो जाती। हुआ यह कि पिताजी और मित्र के प्रति 
अपने नैसगिक प्रेम को मैने अपनी बुद्धि से मोह मान लिया। इसलिए इस प्रेम 
की वहाँ से हटाकर सहैजानदस्वांमी के प्रति जबरदस्ती मोडने का प्रयत्न करता 
रहा। भर्थात्‌ दूसरे की भक्ति में अपने-आपको भुला देने के बदले अपने स्वत्व 
को बढ़ाने में ही मेय सारा प्रयास होने छगा | इस भूल से उत्पन्न कई दोप हमेशा 
के लिए मुझमे बने रहे। उस समय पिताजी और मित्र के लिए अपने-आपको 
अर्पण कर देने की जो णवित मुझमें थी, बहू आज उस प्रमाण में मैं अपने अन्दर 
नही पा<रहा हूँ। पिताजी अगर जीवित होते, तो सार्वजनिक काम में पडने के 
लिए मे आश्रम में गया होता या नही-यह प्रश्त मेरे मनमें जब उठता है, तो ऐसा 
निश्चित उत्तर नही मिलता कि मै अवश्य ही चछा गया होता । यह तो निश्चित 
है कि उनके मन को जराज्सा भी दु ख होता, तो में नहीं जाता। बापू का 
अवलब लेने में मेने देखा कि पिताजी की कमी की पति हो रही है और मुझे 
हरूगता है कि अत में यही मिर्णायक कारण बन गया । 

“यह भी सभव है कि परोक्ष इष्टदेव के प्रत्ति और प्रत्यक्ष पिच्णी और 
मित्र के प्रति इस प्रकार मेरी भ्ञित वेट गयी, सो छामदायक ही हुई । इष्ठदेव के 
प्रति मेरी भक्त इतनी तीत्र न होती, तो शायद पिताजी का वियोग मझे मढ 
बना देता और ससार में प्राणीमात्र के भाग्य में लिखा वियोग सहने की शक्ति 
मुझमें न आ पाती । परन्तु इप्टदेव की भक्ति और उनके धाम में श्रद्धा--इन दोनों 
ने मुझे ऐसा वल दिया कि भे बचपन से ही किसी भी स्नेही की मृत्यु को सह्‌ सकता 
था। यही भर्क्ति सगुण साकार के स्थान पर निर्गुण निराकार के प्रति होती तो ? 
यह प्रइत विचार करने योग्य है। मैने इसका विवेचन अपनी “जीवन शोधन 
नामक पुस्तक में किया है। 

“वचपन से मेरा यह दैनिक कार्यक्रम था कि जब हम एक साथ होते, तो में 
पिताजी के साथ ही उठता, खाता-पीता और सब काम करता प्राय में उत्हीके 
साथ सोकर उठता, उनके साथ ही नहाता और उन्हीके साथ पूजन भी 
क्रता। मदिर में, रिश्तेदारों के यहाँ अयवा बाजार में भी उन्हीके साथ जाता ।* 


पिताजी के कुछ सत्मरण चद्द्छ 


वडताछ भी दो-तीन बार उन्हीके साथ गया। भोजन के समय भी अपना पाटा 
उन्हींके पास रखवाता। वे न होते, तब भी मै उन्हीकी थाली में भोजन करने की 
जिद करता और उसे अपना हक समझता | पिताजी जब कही दूसरी जगह जाते, 
तब मैं अपना यह हक मानता कि सबको काम-वाज के वारे में मुझसे ही सूचनाएँ 
लेनी चाहिए। इस तरह मैने अपने-आपको पिताजी का उत्तराधिकारी बना लिया 
था। अनेक छोटी-बडी वातो में में पिताजी का अनुकरण किया करता। उनवी 
बहुत सूक्ष्म आदतें भी मैं अपने में छाने का यत्व करता। उन्हें जो भजन कण्ठस्थ 
होने, उन्हें मैं भी कण्ठस्थ कूर छेता । पिताजी मदिर में झूला बाँधने जाते, तो उनके 
साथ मै भी जाता। उन्होने एक बार यह नियम किया कि जब तक 'चेष्टा' के 
भजन पूरे न हो जायें त्त तक मन्दिर में हो रहें । मैं भी इसमें उनके साथ 
रहा। इस तरह सभी वाता में पिताजी का साथ देने में कई बार मेरी पढाई में 
बाधा पड जाती । 

“दो-तीन बातो में पिताजी की और मेरी रुचि में भेद था। नौकरो के प्रति 
व्यवहार के बारे में मै कह चुका हूँ । दूसरी बात खाने-पीने कै स्वाद की है। 
पिताजी के स्वाद सुसस्कृत ओर सूक्ष्म थे। मुझे स्वाद में बहुत रुचि न थी। 
उन्हें सागो और नमवीन आदि का झौक था। तरह-तरह की भजियाँ, मूठिया, 
पातरा आदि उन्हें बहुत पसन्द थे। मुझे ये सब अच्छे न छगते थे। मुझे 
मोठा अधिक पसन्द था । पिताजी तबला आदि वाद्यों के साथ भजन करवाना 
बहुत पसन्द करते। अकोछा में भगवानजी महाराजको एक घण्टा भजन करने 
के लिए रख लिया था। शुरू में ऐसे भजनो के प्रति मेरा विरोध था। बम्बई में 
में हिप्डोला, एकादशी आदि के उत्सवों में पिताजी के साथ अवश्य जाता था। 
परन्तु यह शोर मुझे घर पर अच्छा नही लगता था । एक दो भजन होने के वाद 
मैं हठ करता कि अब इन्हें बन्द करने! कथा शुरू करें। कथा में भी वचनामृत 
का वाचन मुझे शुष्क रूमता । निर्मुणदासजी की बातें, भक्तचिन्तामणि आदि 

क्हानियोवाडी पुस्तकें मै पसन्द करता और आग्रह करता कि वे ही पुस्तकें पढी 
जाम ॥ इसका कारए सेड्ी छोटी जम द्री क्वी  क्प्द शें को अजान ओर कहचापुक्त 
भी मुझे अच्छे लगने लगे । 

“पिताजी के बिना घर मुझे सदा सूना लगता रहता । कितने ही छोगा 


६८ किशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


को बच्चों के विना घर सूना छगता है। भुझे घर में कोई वृद्ध पुरुष हो--जिनवी 
थोडी-वहुत सेवा करनी हो--तो प्रसेन्नता होती है । वृद्धो के प्रति भेरे मन 
में जो भाव हैं, उतका परीक्षण करने पर मुझें ऐसा रूग्रता है कि उसमें 
दो तरह की भावनाएँ है। एक तो मै उनके सामने अपने-आपको बच्चे के रूप में 
देखता हूँ । दूसरी यह कि वे मानो मेरे सामने बच्चे के समान है और मै उनके 
सुख-सुविधा की चिन्ता करनेवाला कोई बुजुर्ग हेँ। मैं शिक्षक का काम करता 
था और बच्चा का सहवास मुझे प्रिय था, फिर भी मै बच्चो को अपने अधिक 
निकट नहीं छा सका था। इसी प्रकार बच्चों के विना/मुझे वहुत सूवा-सूना लगा 
हो--ऐसा भी अनुभव मैने मही छिया। परन्तु पिताजी के विना मुझे बहुत बुरा 
लगता। आज उतके अभाव में वृद्धो तथा गुरुजनो के प्रति मेसी वृत्ति एक प्रकार 
से पिता के समाव ही है। कोई भी वृद्ध पुएप मेरी कोई छोटी-बडी सेवा बरते 
हैं, तो मुझे लगता है मानो चे मुझे दोप में डाल रहे है। 

“'भुझ पर पिताजी का जो प्रेम था, उसका वर्णन में कैसे करूँ ? में उनका 
लाडला बेटा था और उनके वगैर मै कुछ भी नही कर सकता था । एक वार 
इलाज के लिए मै एक डेढ महीना वडताल में रहा ॥ तब पिताजी मेरे साथ 
रहने के लिए वडताल आये। उस समय मेरे लिये उन्हें जो चिन्ता हो रही 
थी, उसका वर्णन करना कठिन है। प्रत्येक पितृभकत पुत्र को अपने पिता के 
बारे में ऐसा ही ऊमता होगा। फिर भी भुझे ऐसा ही लगता है वि' झाथद ही 
किसी के पिता ऐसे“होगे। उनके (वियोग के कारण मैं घर की तरफ से उदासीन 
हो गया और उनवी जयह को भरने के लिए मैने वापूजी का सहारा' लिया । 
उन्होंने इसे पूरा भी किया। इसमें भी सन्देह नहीं कि पिता को योग्यता में 
बापूजी मेरे पिताजी को भी बहुत पीछे छोड देते है। बापूजी और मेरे बीच 
विचार-मेद तथा दृप्दि-भेद तो है ही । परन्तु रूचि-मेद नहीं अथवा नही के 
बराबर ही समझिये।” 


सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में... + ;१२४ 


हमसे देश चुसे है कि सांजनिऊ प्रवृत्तिया के प्रति उत्माह तया साय और 
न्याय वे लिए छडने और वष्ट सहने थी तैयारी--पें गुण क्शोरठाल भाई 
को अपने दुट॒म्व में तिरासत में ही मिद्रे थे। प्रारभ में वे जातिसेवा वा 
बाय भी बरते थे। भाई नीलयप्ठ छिसते हैं: . , 
बम्बई में झारोडा जाति या एा विद्योत्तेन्‍ता फाड़ था । उसके 
इनाम देने थे समारम्भो वी योजना का सारा काम पूृ० विशोरठछाछ भाई करते । 
जाति वा जो भी यिद्यार्यी परीक्षा में पाग होता, उसता नाम मेंगाया जाता । 
उगे इनाम में दी जातेयाठी पुस्तागा ता निश्चय वरना, उन्हें रस्सी से व्यवस्थित 
रीति में बाँधना, समारम्म ये छिए निमस््रण-पत्रियाएँ भेजना, अध्यक्ष णोजना, 
मद सारा याम प्राय थे अबेठे ही गरते । एा बार ऐसे समारम्म के अध्यक्ष 
श्री #िम्माठाक गणेशजी अजारिया हुए, जो उन दिना शिक्षा-विभाग में इन्स्पेफ्टर 
ये। मुझे घाद है वि उन्होंगे बावाजी थी व्ययस्था-शकिति की बहुत प्रशंसा 
बी थी।! * 
विभोरछाल भाई वो राष्ट्र के काम में रसि मै मे पैश हुई, राष्ट्रीय नेवाओ 
की ओर ये विस प्रतार आउपित हुए तैया उसे सांप में भाये और बापूनी के 
पास खम्पारस किस प्रयार गये, इस सम्बत्ध में किशोरछाल भाई ने गुर ही 
डिस रखा हि ऐ 
मुझे ऐसा छगाता है कि देभमहित और रमदेशासिमान के सम्गार बचपन 
* गे ही मेरे मन में पुष्ठ हुए दैं। संग १९०५ में दयाल के दुकऱे जिये गये। हसे 
छेतर देश में स्परेशी सा आन्शोदा सोडा जिया गया। उसता असर हम 
सी भाठया पर पढ़ा। सुरे्नाय बनर्जी और विछा' महाराज के भाषण पढ़ 
गुगपर हमारे सारे पुट्म्प से रपदेशी थी प्रीशा की । यट प्रतिशा मेवऊ बषदो 
तब ही सीमि। नहीं थी। जीयन में छिए जियनी भी भीजें आवश्यक हो, ये राव 
स्वदेशी ही सरीदें और यदि ऐगी चीजें रगरेशी ये मिल राबें, तो उसके बगैर गाम 


छ० क्श्योरछाल भाई की जीवन-साधना 
«५ 


चह्ायें--ऐसी हमारी प्रतिज्ञा थी। कठोर आग्रह के साव वर्षों तक हमने इस 
प्रतिज्ञा का पालन किया। पुराने कपडे के बदले कभी-कभी काँच के प्यादे 
जैसी चोजें यदि घर में खरीदी जाती, तो हम उन्हें फोड डालते । 

“दादाभाई नोरोजी, सुरेन्द्रनाय वनर्जी, योखछे आदि को में सायु-सन्तो के 
समान पूज्य मानता। जिस प्रकार अपने सप्रदाय के प्रसिद्ध और पवित्र साधु- 
सन्‍्तो के सत्सय वे लिए मैं प्रयत्न वरता, उसी प्रकार इन लोगो का सत्मण और 
सपक पाने वी भी मुझे वड़ो अभिल्मपा रहा करती थी। परन्तु वापूजी से पहले 
ऐसे किसी प्रथम पक्ति के नेत[ के परिचय में आने वा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं 
हो सका। देश की सेवा में अपना जीवन समपित करनेवालो में सबसे पहले 
भेरा परिचय श्री,देवघर से हुआ। उसके वाद भारत-सेवक-समाज (सर्वेण्ठल्‌ 
ऑफ इण्डिया सोसायटी) के अन्य सेवको से भी मेदा परिचय हुआ । 

“साम्प्रदायिक, साधुओं भें ब्रह्मचारी श्री मुनीश्वरानदजी, अनतानदजी, 
स्वामी श्री हरचरण दासजी, रघुवीरचरण दासजी, रामचरण दाभजी आदि के 
उपदेशो का मुझ पर बडी गहरा असर पडा है। 

_“अकोला में मै दृकाछत करता या, तव माननीय श्री योखड़े और सर फिरोज- 
शाह मेहता की मृत्यु दो घयी। गोखले की मृत्यु से मुस्ते अतिशंय दु ख़ हुआ। 
मैं कभी उनके सीधे सपर्क में नही आया था। कॉलेज के दिना में केवल एक वार 
मैने उनवा अराजनैतिक विपय पर भाषण सुना था। परन्तु उसीसे मेरे मन में 
उनके श्रत्ति अत्यधिक पूज्यभाव पैदा हो गया। मुझे छगा,कि उनकी मृत्यु से 
आरत्त अत्यत अभ्राया हो गया । प्रिताजो को क्सी प्रकार मेरे इन विचारा या 
पता छग गया। उसेके बाद वे वम्वई गये | वहाँ से उन्होंने इतवा ही ल्खिा कि 

यदि सेवा में ही जीवन अपण करना है, तो घर्म करे द्वारा--अर्थात्‌ स्वामी नारायण- 
स्रप्रवाय वी सेवा सें--जीवन अपेण करने के विचार का पोषण वरना 4 इस 
आदेश को मैने अपने हृदय में घारण कर लिया । पिताजी वी सहानुभूति मेरे 
लिए कोई ऐसा वैसा--सामान्य-वछ नही थां । नानाभाई की तो ऐसी बात में 
सहानुभूति थी ही। वालछूमाई की भी हमदर्दी रहती | परन्तु साथिक वठि- 
नाइयाँ और इनको चिन्ता उन्हें एक विचार पर स्थिर नहीं रहने देती थी ॥ 
उनका मन हमेशा दुविधा में रहा बरठा। 


सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में ७१ 


* पिताजी की मृत्यु ने वुदुम्ब के साथ मुझे बाँध रखनेवाठे एक बन्धन को 
तोड़ दिया। वकालत छोडकर मैं बम्बई आया, तब भारत-सेवक-समाज वा 
दफ्तर हमारे पडोस में ही था। उसके साथ मेरा सपर्क बढ गया | मैं वी० ए० 
में था, तभी से श्री देवघर मुझे लज़चाते रहते थे । अकोला से बम्बई आने के बाद 
मैं ठक्कर वापा के सप्क में आने रूगा ।* इदुलाल याज्ञिक भारत सेवक समाज में 
गये, तब मैं अकोला में ववाछत करता था। परन्तु वे एक वर्ष नागपुर में रहे। 
इस बारण एक दो वार वे मुझसे मिलने के लिए आये थे। बे मेरे पुराने मित थे। 
इस प्रकार भारत-सेवक-समाज के प्रति मेरा बहुत आकर्षण था। परन्तु बाद में 
भैरा उसके प्रति यह मोह कुछ वम हो गया। अबोछा में और बम्वई में मुझे 
एक अजीय अनुभव हुआ। तिछूक और गोखले के अनुयाथी ऐसा मानते थे कि 
दूसरे पक्ष वी निन्‍दा किये बिना या उससे छडे बिना अपने पक्ष वी और देश फी 
सवा नही हो सक्‍ती। मैं गोखले की पूजा अवश्य करता था, परन्तु मेरे मन में 
तिरक के प्रति भी बहुत भारी आदर था। अकोज़ा में इनके' अनुयायी भी मेरे 
मित्रा में थे। जिस प्रकार गोखलेपक्ष वे श्री महाजनी के साथ में काम करता, 
उसी प्रतार तिलकपक्ष के श्री वापट वे साथ भी अच्छी तरह बाम कर सकता 
था। इस कारण मुझे रगा कि'मारत सेवक समाज के साथ मेरी पटेगी नही। 
इसके अतिरिक्त धामिक क्षेत्र में काम बरने का पिताजी का आदेश तो था ही । 
भारत-सेवक-समाज में देश के लिए त्याग करने वी भावना अवश्य थी, परन्तु 
मुझे लगता था विः मेरी वल्पना ये अनुकूल धर्म भावना का उसमें सर्वथा 
अभाव है। ३ 
पिद्ञारटाल भाई ने बापू का नाम पहले-पहल़ कब सुना और वे उनके प्रत्यक्ष 
परिचिय में वैसे आये---इस सम्बन्ध में उन्हाने लिसा है 
तैबम्बई वे हाईस्कूल में मैं अगरेज़ी वी पाँचदी क्षय में पढता था ) उस 
समय मेरी उम्र रुगभग १३ धर्ष वी रही होगी | तभी मैने पहले-पहल'बापु 
का नाम सुना। बापू वे! सबसे बडे छडके हरिलछाल गाधी मेरे ही वग में पढते 
ये । एक वर हयारे सरह्त शिक्षक विवएनियर से दूस'टी वार्तें कर रहे ये 
तब हरिलार ने कहा था वि वे शीघ्र ही शाला छोड देनेवाले है क्योबि 
हें दक्षिण अफ्रिया जाना है। वहाँ उनके पिता वैरिस्टर हैं । वे वहाँ अगरेजी, 


७२ किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


गुजराती, तमिल आदि तीन चार भाषाओं में एक साप्ताहिक चला रहे है। 
“+यह वात वही रह गयी। 

/इसके बाद दस वर्ष बीत गये। मैं वकीकू बनकर अकोला गया। उस 
समय दक्षिण अफ़रिका के सत्याग्रह की लडाई अपनी आखिरी मजिल पर थी। 
वहाँ की ख़बरों से ्खवार भरे रहते थे। स्वगीय गोंखछेजी ने तथा भारत के 
उस समय के वाइसराय ने उनका पक्ष लिया था। जगह-जगह सभाएँ हो रही 
थी और लडाई की सहायता के लिए चत्दा भी इकट्ठा किया जा रहा था। एक 
उत्साही नौजवान के रूप में मैने भी उसमें हाथ वेंटाया था। ग्राधीजी के साथ 
मेरा यहू दूधरा परिचय था। हा 

"इसके बाद फ़िर चार वर्ष बीत गये । मैं वम्बई में था । गिरमिट्अ्रया का 
विरोघ करने के लिए एक सभा हो रही थी। वक्‍्ताओं में ग्राधीजी का भी नाम 
था। मे तथा भेरे बडे भाई ऐसी सभाओ में जाना नही भूलछते। हम दोनो वहाँ 
गये। गाघीजी का भाषण मैने पहली बार सुना। वे अगरेजी में तथा गुजराती 
में भी बोले थे। गुजराती ठेठ काठियावाडी थी। सभा समाप्त होने पर भाधीजी 

“अमृद्र के किनारे घूमने के किए चले गये। में तथा मेरे बडे भाई भी उनके पीछे- 
पीछे हो लिये। श्री पोक गाधीजी के साथ थे । समुद्र के विनारे से वे गावदेवी 
में श्री रेवाशकर जंगजीवनेराम-के घर उर्ये। हमें भी अपने घर छौटना था। 
इसलिए उन्हें प्रणाम कर हम भी चले आये। इस समय श्री पोछक॑ ने हमें 
मकैत करके कहा--76 हवा +छ6--दो श्रद्धालु । 

"हम धर पहुंचे ऑर भोजन किया । इतने में ठककर बाधा का सन्देश 
आया कि गाधीणी भारत-सेवक समाजवाले मकान में आनेवाले हैं | अगर 
सुम छोग थाना चाहो, तो था जाऔ।' हम तुरन्त वहाँ गये । गांधीजी, ठककर 
बापा, श्री झकरछार बैंकर तथा अंन्य एक दो व्यक्ति वहाँ थे। हम भी पीछे 

* की कु्ियों पर जाकर बैठ गये! आश्रम के मकान बनाने के वारे में बातें चल 
रही थी। गाघीजी की राय थी कि एकदम कच्चे झोपडे बनायें जायें। ठवकर 
वाषा सिर्वेप्टस्‌ ऑफ इण्डिया सोसाइटी' में शरीक हो गये थे, फिर भी अपना 
इजीवियरी का धन्धा भूंके नही थे। उनको दछीकू यह थी कि कच्चे मकानों 
को बार-बार मरम्मत करनी पडती है। इसलिए अत में जाकर वे पके मकानो 


सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में ७३ 


के समान ही महेंगे पड जाते हैं। फिर सार्वंजनिक्‌ मकान जहाँ तक संभव 
हो, मजबूत होने चाहिए। ग्राधीज़ी की राय यह थी कि भले ही पाँच-दस वर्ष 
में मकान फिर से नया बनाना पडे, तो भी सस्ते मकान बनाना अधिक अच्छा । 
घकरलाल बैक्र की भूमिका एक दूसरी ही थी । उनवी दलीक़ यह थी 
कि भारतीय हमेश्ञा के लिए झोपडा में ही रहें--यह वे पसन्द नही करते | उनवी 
महत््वाएक्षा यह थी कि प्रत्येक भारतोय को अच्छा और पक्‍का मकान मिले। 
इसलिए गराधीजी को सस्ते मकान बनवा करके खराब मिसाल नही पेश करनी 
चाहिए। अन्त में आश्रम के मव्गात तो पकबे ही बन ॥ गाधीजी सेवाग्राम 
गये, तव झापडा में रहने वी अपनी अभिछापा पूरी कर सके। _ «+ 
“ मुझे याद नही कि उस दिन बापू स मेरा परिचय कराया गया या नही। 
बडे भाई वो तो परिचय वी जरूरत भी नही थी । अगली ,काग्रेस में वे बापू 
के साथ ही ठहरे थे। उस काग्रेस में बापू का चश्मा खो गया था और बालू- 
भाई वा चश्मा उन्हें छय गया। इसलिए बालभाई ने उन्हें वह दे दिया। उस 
समय बालूभाई का क्‍या पता था वि व आगे चछकर अपने भाई यो ही अर्पण 
कर देंगे और अत में वेवाहिव सम्बन्ध द्वारा सपूर्ण “परिवार बापू को अपित 
हो जायगा | ह * दे 
* दा एक दिन बाद भारत-सेवक-समाज के मवान में कुछ भगियों की एक 
सानगी सभा बाधू से मिलमे के लिए रखी गयी थी। ठक्कर बापा ने सूचना 
भेज दी थी। इसलिए हम तीनो भाई इस सभा में गये और भेगिया के साथ 
मिलकर बैंढे। हमारे 7ए यह कुछ नया ही अनुभव था। “कुछ “इसलिए कह्‌ 
रहा हैं कि ईसार्द हरिजना के साथ ता हम अकोल्य में मिलते थे ! मेरे पिताजी 
तथा मेंझठे भाई का स्थानीय मिशन्रिया के साथ काफी सम्बन्ध था और अपने 
“ बारसाने में वे हरिजना वो' रखते भी थे। परल्तु हिन्दू भगिया के साथ सटकर 
बेठने का महू पहला ही प्रसय था। , घर रछौटने पर हमारे सामने-यह प्रश्न खश 
हुआ कि हमें नहाना चाहिए या नहीं ? बादूभाई को अमी पूजन वरना था। 
इसलिए उहाने तो नहाने वा निश्चय किया । नाताभाई ने कहा कि मैने तो 
भोजन भी कर लिया है। इसलिए क्रेवल कपड़े बदल छूँगा। मैने हाथ पैर 
घोकर सताप कर लिया! 


जड़ किशोरलाल़ भाई की जीवन-साधना 


“इसके बाद एक दिन फिर भारत-सेवक-समाज के ही कार्यालय में ठककर 
बाप से मेरी भेंट छो गयी । उस समय वापू चपारन में थे। वहाँ स्वयंसेवक 
भेजने के बारे में उक्कर बापा के पास बापू का एक पत्र आया था। वह उन्होंने 
मुझे पढने के लिए दिया, और पूछा कि में वहां जा सकूँगा ? मैने तुरन्त हाँ 
कह दिया। फिर दफ़्तर गया और वाल्भाई से इजाजत माँगी । उन्होने कुछ 
आतनावानी की। परन्तु इजाजत दें दी। फिर घर जाकर गोमती से बात वी । 
अगर में उसे भी साथ छे जाऊँ, तो चम्पारन जाने में उसे आपत्ति नही थी | परन्तु 
मुझे अकेला जाने देने के लिए वह तैयार नही थी । हम दोनों जाना चाहते है--- 
यह ठक्कर वापा से कहने में मुझे वडा सकोच हो रहा था और बापू से यह 
टत पुछवाने की तो में कल्पना भी नही क़ुर सकता था। उस रात हमारे घीच' 
खुछ कहासुनी भी हुई। परन्तु मैं अपनी वात पर अडा रहा । गोमती ने राजी- 
खुजी अपनी समति नही दी । फिर भी मेँ सबेरे की गाडी से,बेतिया जाने के लिए 
रवाना हो गया। * प 

“मुझे दिम में दो-बार चाय पीने वी आदत थी, यद्यपि खाने-पीने 

अव तक मे,पुरानी परम्परा का बडा आग्रही था। सभा-सम्मेलतो में जाता, तो 
वहाँ फक भी नही छेता था। फिर भी स्टेशनों पर और होटलो मे दूसरो के जूठे 
प्यालो में बिकनेवाली '्राह्मणी' चाय पीने की आदत डाछ ली थी। बेतिया 
जाते हुए बडे स्टेशनों पर चाय वेचनेवालो . को ढंढा। परन्तुं , युवतप्रदेश में 
गरमी के दिनो में बड़े स्टेशनो पर भी ब्राह्मणी' चाय बेचनेवाले नही मिले। 
मुझे रात को लखनऊ में ठह्रना था। गाडीवाला मुझे एक हिन्दू छॉज में ले गया 
रात हो गयी थी। खाना-खाने वी ईच्छा नहीं थी। इसलिए चाय मंगायी । 
होटलवाले ने मेरे छिए खास तौर पर चाय बन॒वायी“। ग्रुजरात काठ्ियाबाड 
में तो छोठा-से-छोटा गाँव भी बिना चायवाछा नही मिलेगा । इसलिए मुझे यह 
देखवर आइचर्य हुआ कि लखनऊ जैसे बडे शहर के एक प्रतिप्टित माने जानेवाले 
होटल में चाय कैसे नही मिल्ल सकी । वहाँ के छोग चाय बनाना भी क्या जानें ? 
मुझे जो चीज पीने के लिए दी गयी थी, वह चाय के नाम पर कोई काहा 
जैसा था। वह पीकर मैं सो गया। मैने यह तो माव ही लिया था कि बेतिया में 
चाय नही मिलेगी और मुझे तो इसवी आदत हो गयी थी । चाय न मिलती, 


सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र में छ५्‌ 


तो मुझे गुछ भी नहीं सूझता, सिर चढ जाता | फिर भी यह छूठती 
नही थी। 

“दूसरे दिन सबेरे दस बजे बेतिया पहुंचा । थापू से मिला। नहानें- 

धोने के बाद बापू ने मुझे बुलाया और पूछा--' चन्दूछाल दवे के भेजे पत्र के लेसक 
आप हो हैँ?” मैने कहा--' जी हा! । इसके बाद उन्हाने स्वामी नारायणीय 
ब्रह्मचयें के विपय में कुछ चर्चा वी। उसका मेरे विचारों पर कोई असर नहीं 
पडा। परन्तु परिचय न होने के बारण मैने अधिव चर्चा नहीं वी । इस 
चर्चा की मैने अपेक्षा भी नही की थी और न मै उसके लिए तैयार ही था। फिर 
मेरे स्वास्थ्य यो देखकर बापू ने यह आश्यत्ा प्रकट की वि मैं चपारन में काम 
नही कर सकूगा। उन्हाने सुझाया कि यदि आपको राष्ट्रीय काम करना ही 
है तो आप आश्रम्त पर जायें। वहाँ एक राष्ट्रीय शाला है। उसमें काम करें। 
पिर आश्षम की शाछा के विषय में सक्षेप में सारी बात समझायी | घर वी 
स्थिति बे बारे में पूछताछ वी । यदि मैं अपने सर्च से शाला में काम कर सकूँ 
तो अच्छा, नही तो निर्वाह-व्यय देने की वात भी कही । बहाँ क्या सर्च लगेगा; 
इसकी वल्पना मुझे नही थी । बापू ने कहा कि तीन जना के लिए मासिक ४०] 
काफी होगे। कुछ भोदू तो वना ही परन्तु सोचा कि गुजरात में जीवन सस्ता 
होगा । बापू को मैने एक धामिक पुरुष और इसलिए भोला भवत जैसा 
समस लिया था। परन्तु उन्हाने जिस वारीवी के साथ मेरी जाँच की, उसे 
देखकर मेरे विचार एकदम वदल गये। मैं जान गया कि उन्हें भोठा समझने में 
मेंस अपना भोछापन था। भुस्े यह भलना नहीं चाहिए था कि वे वनिया और 
वकील दोनां थे। परन्तु इससे वापू के प्रति मेरे मन में आदर जरा भी कम 
नहीं हुआ, उलटे बढ़ ही गया। भोछे नही है इसलिए चालाक और पघूर्त है--.. 
शसा मुझे जरा भी नही छगा। 

“बापू ने मुससे आग्रह किया कि मु्से आश्रम पर जाकर राष्ट्रीय शाला में 
काम करना चाहिए। उन्हें लगा कि चम्पारन में काम वरने के लायक मेरा 
सरिर नही है! इसलिए उन्हाने सुझावा कि ये पहली ही गाडी से रवाना हो 
जाऊें। इससे मु्े निराशा तो हुई, परन्तु उनकी आज्ञा िरोयागे करने के सिवा 
बोई चारा नहीं था। दोपहर में वाडूभाई कापन भी बापू के पास पहुँच 


छद “. क्थोरलाल भाई की जीवन-साधना 


ग्या। उसमें उन्होने मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता दिखायी थी और गोमती 
को भेजने की इच्छा भी प्रकट की थी। इससे तो बापू का निर्णय अब और 
भी पका हो गया। मैं यह भी कह सत्ता हूँ कि उन्होने मुझे छोठ जाने वी 
जाज्ञा दे दो। मैंने उतसे कहा कि आश्रम की शाल्य में काम करने के विपय में 
विचार करके में अपना निर्णय वम्बई से आप को सूचित करेगा, परन्तु उन्होने 
मुझे अपने जाल में तो पूरी तरह खीच ही लिया था। 

“दूसरे दिन दोपहर में मैं छौटा। रास्ते में एक रात छपिया में मैं ठहरा । 
सहजानद स्वामी बी जन्मभूमि की यात्रा वी॥ वहाँ से फिर लखनऊ होता हुआ 
वापिस वम्वई आ गया। हूसनऊ में फिर उसी होटल में ठह्रा । परन्तु इस वार 
चाय नही मेंगायी। रास्ते में मैने चाय छोट देने वा निश्चय कर लिया था। 
उमके बाद कई वर्ष तक मैने चाय नहीं छो। हाँ, इप्दुएजा वी वीमारी के बीच 
बुछ दिने छी थी । उसके बाद १९२८ वो हूम्बी बीमारी में फिर चाय पीना 
धुरू बिया। तब से लगभग निममित रुप से पीता हूँ। चाय यो पुनः झुर वरने में 
दो-तीन मनोवृत्तियो ने वाम विया है॥ चाय छोडने से सवेरे और शाम वो 
+-छॉस तौर पर सवेरे बा--पुछ गरम पेय॑ लेना छूट गया, ऐसा नहीं वहा जा 
सप्रता। मुप्ते मनुमव हुआ कि वृछ-न-झूछ गरम पेय लिये बगेर मेरा काम नहीं 
खछ सवता। मसाले ना बाग, गेंहें वी वाफी, गेहूँ वे क्षाटे वी राव, वुन्द के 
सीजों बी पापी--इस तरह एक के बाद एय' वई प्रयोग किये गये । बुछ समय 
तम बेवल दूप ही लेता रहा । परन्तु वेवल दूध अनुबूछ मही आया! बहुत दिन 
तब तो यह मुझे माया भी नहीं । सी पेय धारीरिक बडचन अथवा तेयारी 
सम्बन्धी बोई-स-कोई अमुविधा सड़ी कर देते। आासप्रास वे जिन खोगो ने 

चाय छोड दी थी, उन्होंने भराय बूद वे बीजो वी वाँफी छेना शुरु कर दिया 
चघा। यह भो घर्चे की दृष्टि से सस्ती नहीं थी । फिर इसके विपरीत परिणाम 
घाय मे बिसी प्रशार बम नही दिये। इससे ऐेट की जपरा जौर अम्टता चापद 
और भी अधिय होती थी और बीमाएी में तो कॉफी को अपेझ्ा चाय ही अधिर 
पनुएूउ माटूस हैली। घाय-बागानों में मजदूरों पर आयाचार होते है। यह 
एक नेतिय पहेदु धवष्य था, परस्ु बट तो बॉपो पर भी खापू होता है । 
हृमरितु घाय और कॉपी के दीद भेद यरनता मुर्छे कोई सार सहो छघा। दोनो को 


सार्वजनिक सेवा-क्षेत्र सें न ७७ 


ही छोडना हिताकर है। दोनो मुझे अखरते हे । फिर भी किसी स्फूर्तिदायक 
पेय की आवश्यकता तो रहती ही है। 

“वम्बई पहुँचने पर सबके साथ वातचीत की | वरजीवन भाई को भी 
लिखा। अगर साथ में ले जा सक्‌ं, तो गोमती का विरोध तो था ही नही । परन्तु 
धन्धा छोडकर मेरा आश्रम जाना बालूभाई को नही जेंचा। वरजीवन भाई की 
राय यह थी कि पहले एक वर्ष के लिए जाऊँ और देखू कि वह अनुकूल पडता है 
या नहीं। इस पर बालूभाई सहमत हो गये । यह भी तय हुआ कि बाढूभाई का 
बड् लडका नीलकण्ठ हमारे साथ जाव। बाद में तो उनका छोटा' छडका 
सुरेन्द्र भी वहाँ आ गया। 

“अभी मै वर्णान्तर-भोजन के लिए तैयार नहीं हो सका था । स्वय मुझे 
इसमें कोई अनीति नही माझूम होती थी, परन्तु मुझे ऐसा लगता था कि जो काम 
मैं खुलेआम नही कर सकता, उसे खानगी तौर पंर करने में पाप है। फिर मैं 
उन दिनो यह भी निश्चयपूर्वक नही कह सकता था कि वर्णान्तर-भोजन में 
क्सी प्रकार का भी दोप नही है। हाँ लोग दरगुजर कर छे---वह बात अलग 
है। इसलिए आश्रम में भोजन करने के लिए मैं तैयार नही था।? 

किशोरलाल भाई आश्रम में किसीको नही जानते थे । परन्तु उनके एक 
परिचित मेरे भी परिचित थे। उन्हाने किशोरछाल भाई के सामने मेरा उल्लेख 
करते हुए कहा कि में दो-एक महीने से आश्रम में आया हूं। मे उन्हें पत्र दूँगा । फिर 
मैने किशोरलारू भाई को पत्र दिया कि आप आश्रम आयें, तब मेरे साथ 
ही रहें। मुझे आश्रम के चौके में भोजन करने में कोई आपत्ति नही थी । आश्रम 
पर,गया, तभी से वहाँ भोजन करने रूग गया था। परन्तु सुविधा की दृष्ठि से 
मैने तथा प्रो० साकरूचन्द शाह ने--वे भी आश्रम की झालरः में काम करने के 

लिए आये थे--आश्रम के पास ही एक स्वतत्र मकान किराये पर ले रखा था। 

विशोरछाल भाई जब आश्रम में आये, तव मेरे पास ही ठहरे और जब तक दूसरा 
धर नही मिलता, तब तक हमारे साथ ही भोजन करते रहे । उन्हें देखकर और 
उनके साथ बातचीत करते ही में जनवी आर आकपित हो गया और तभी से 
ने मेरे श्रद्वेय सित्र और मार्गदश्शक वन गये। 


सत्याग्रह-आश्रम में शिक्षण :१३: 


आकश्षम वी रोप्ट्रीय शाला भें क्शोरअनगर् भाई जिस समय शामिल हुए, 
उस समय ्न्हें शिक्षण दा कोई विशेष अनुभव नहीं था। भौर यो तो हम 
छ्लिक्षवो में काकासाहव को छोडकर अन्य क्सी भी शिक्षक को कोई अनुभव 
नहीं था। हमारी मुख्य महत्त्वाकाक्षा तो बापू के मातहत काम करने वी 
थी । उन्होंने भारत में आबर राष्ट्रीय शिक्षण का प्रयोग शुरू क्या और 
उसमें शरीक होने बे लिए हमसे कहा। तव हमने सोचा कि अच्छी वात है । 
यदि इस प्रवार गाधीजी के साथ काम करने का अवसर मिलता है, तो यही सही । 
क्वासाहब वी स्थिति हम-सवसे सर्वया भिन्न थी । उन्होने स्वय राष्ट्रीय 
शिक्षण बे कई श्रयोग क्ये थे और कविवर रवीद्धताय ठाकुर के घान्तिनिवेतन 
में बाम करके विशेष अनुभव प्राप्त वर लिया था। इसलिए उनके पास राष्ट्रीय 
शिक्षण वी एक निश्चित दृष्टि थी। हमारी शाला में आचार्य के स्थान पर 
प्रो" सावछचन्द शाह थे, तथापि शाला वी नीति-निर्धारण का तथा शिक्षदा 
के मार्गदर्शन का , काम काफासाहब ही करते | विनोया,उन दिलों वेदों नेः 
अब्ययन थे याम को पूरा बरने पे छिए बापू से आज्ञा लेकर वाई गये थे। 
लगभग एक बर्ष बाद दे छोटे) तब नीति निर्धारण के कम में वे भी योग देने 
छगें। बापू अपनी ओर से इस प्रयोग में मुस्यतः दाकासाहद को ही जिम्मेबार 
समझते थे । सगीत-शास्त्री पडित सरे, हरिहर भाई भट्ट, जुगतराम भाई तथा 
अप्पा साहब पटवर्धन शाटा शुर होने पर एक-डेढ वर्ष बे भोतर ही उसमें घामित 
हुए ये। 

हमारी शारशा के विपय में भाई नीलकष्ठ लिसिते है ; 

“राष्ट्रीय शाला या वाम आश्रम मे पास मे एवं बंगले में चलता था। 
प्रभुदास गराधी, गिरिघारी इृपालानी, कान्विाल परीस, प्रीतमछाछ मेहता 
और में, इस सरह पाँच बड़े जिदार्यी और आयम-वासियों वे दमनयारह दृसरे 
बच्चे--इस तरह युद्ध पद्रह विद्यार्यों हमारी झारा में थे। श्री विशोरलाद 


सत्याप्रह-आभ्रम में शिक्षण ७९ 


काका, नरहरिं भाई, साकलचन्द शाह, काकासाहव तथा फूछचद भाई-- 
हमारे शिक्षक थे | ऐसा याद पडता है कि काकामाहव तथा नरहरि भाई के 
साथ पू० काका शिक्षण के विषय में चर्चाएँ करते और धीरे धीरे अपने विचार भी 
स्थिर करते जात। वहाँ से फिर आश्रम सावरमती चला गया। वहाँ प्रारम्भ 
में तो हम तम्बुआ में रहते थे। फिर झोपडियाँ वनाकर उनमें रहने लगे । छगभग 
डेट बर्ष में मकान तैयार हो गये। तम्बुआ में रहते समय वर्षा होने पर सामान 
को उठाकर यहाँ से वहाँ रखना पडता। खाना पकावर रखते, तो उसे कुत्ते 
खा जाते या विगाड डाछते | इन सव वाता से गोमती कावी बहुत तग आ जाती । 
तब कावासाहव उन्हें समझाते । सारा काम काज खुद ही करना पडता था। 
इसलिए काका दमे के दौर में भी काम करते जाते और हाँफते जाते । उनकी 
तबीयत अच्छी न रहती, फिर भी वे खेती बी छोटी जगह में पानी देते, 
सपेरे जल्दी उठकर पाना में जाते । इस तरह का सारा वाम वे आग्रहपूर्वक 
बिलछा नागा करते! में और चि० सुरेन्ध उनके पास दो वर्ष रहे ! हम भी उनके 
काम में यथाशवित्त सहायता करते । अपने छायक काम करते और पढ़ते भी ।” 
क्श्वारणाल भाई अपने विषय में लिखते है 
मैं जब कॉलेज में था तभी से मेरा दिल प्राथमिक शिक्षा की ओर आइृप्ट 
हो गया था। इटर अथवा जूनियर वी० ए० में था, तब इस विषय पर मैने एवा 
नियन्‍्ध भी पढ़ा था और मुझे याद है कि उसमें मैने पाठयकम बी एक योजना 
भी बतायी थी। मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी, धामिव शिक्षण, औद्योगिव 
शिक्षण और ग्रामजीवन का सुधार--ये विपय उसमें मैने रखे थे। यह 
नियनन्‍्ध स्वभावत उन दिना जैसी मेरी बुद्धि थी, उसीके अनुसार और रूढ 
मार्ग वे” अनुसार लिखा गया हामा-ऐसा मेरा खयाछ है। शिक्षण का अनुभव 
ताथा ही नही। इसलिए दूसरों बे विचारा का दोहन अथवा तब द्वारा उसमें 
कुछ शोधन ही किया होगा। परन्तु शिक्षण थे क्षेत्र में अपने जीवन को ऊुगाने 
की अभिरापा का पोषण उस समय से ही मन में होता रहा है। परन्तु यह 
जाम्यना जो जी माही सती जीवन यया जकाड इसी दिशा में मुज्णा। गायीजी 
दे सपवव के कारण पुरानी अभिलापाएँ जागृत हो गयी ।” 
विश्योरठाल भाई आश्रम की शाझा में शरीक हो गये, फिर भी स्वामी 


<€० किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


नारायृण सप्रदाय के माफ्त सेवा करने के विषय में पिताजी के आदेश को वे 
भूछे नहीं थे। एक वर्ष अयवा जरूरत हो, तो अधिक समय भी 
राष्ट्रीय शाला में काम करके, कुछ अमुभव प्राप्त करके सप्रदाय के द्वारा 
एक विद्यापीद की स्थापना करनी चाहिए---इस तरह की भी अभिलापा उनके 
मन में थी। परन्तु कुछ ही वर्षों में उन्होंने देस लिया कि सप्रदाय का वातावरण 
इस तरह की प्रवृत्ति के अनुकूछ नही है। सप्रदाय के साधुओं अथवा सप्रदाय 
के प्रमुख गृहस्थों में से उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नही था। 
स्वामीनारायण-सप्रदाय ढारा नियत आचार के अनुसार विशोरलाल 

भाई नियमपूर्वक पाठपूजा आदि करते । कॉछेज में जाते समय भी तिरक लूगावर 
जाते और उसके वीच में पाई के आकार दी कुमकुम की एक बिन्दी छमाते। 
आश्रम में आने पर भी उन्होने यह प्रया जारी रखी थी। पूजा करके वे ठाकुरणी 
के सामने नैवेय के छिए थाली रखते और बहते--- 

जमो घाल जोवन जाऊं वारी ॥. 

धुओ कर चरण, वरो त्यारी ॥ जमो० ॥ 

जेसो मेल्या बाजोठ ढाल़ी। 

क्टोरा, क्चन नी थाली | 

जले भर्मा चवु चोखाली ॥ जमो० ॥ 

( है भगवन्‌ जीमिये, मैं आप पर निछावर हो रहा हूँ। हाय-नैर घोपर 
तैयारी वीजिये। देसिये, आपने लिए पीढा विछा दिया है। इस पर विराजिय। 
सोने को थारी और वटोरे में भोजन परोसा है और स्वच्छ छोटे में जल भी 
रख दिया है।) हु 

ये पवितयाँ वे ऊँचे स्वर में यूते । इन्हें सुतपर हमें बुछ तमाशा-सा लगता । 
दूसरी ओर क्शोरल्थल भाई जैसे तोत बुद्धि बादी पुग्ष जी इतनी मारी श्रद्धा 
देशपर आध्यय भी होता। 

भोजन मे विषय में पवितभेंद अभी उन्होंने छोड़ा नहीं घा--यद्ध तो पहले 
ही बहा जा घुता है। कौचरव में तो आश्रम वे पास एप किराये ये सत्राद सें 
हम रहते थे। परन्तु उन दितो अहमदाबाद और वोचरव में भी बदुत जोरो 
का घरटेग पटा था । इन्हीं दिनों सावरमती आश्रम के छिए थापू में जमीन 


*सत्याप्रह-आश्रम में शिक्षण ८१ 


खरीदी थी। उस समय वहाँ एक भी मकान नही था और न कोई जरे पेड। 
फिर भी गाधीजी ने चम्पारन से लिखा कि शहर में भयकर प्लेग फैला है, 
इसलिए आश्रम के सभी लोगो को नयी खरीदी हुई जमीन पर जाकर रहने छगना 
चाहिएं। इसलिए जमीन साफ की गयी। कही से चार तम्बू छात्रे गये । 
उन्हें जड़ा करके हम सबने उनमें रहने का निश्चय किया । चौके के लिए सिरकी 
का एक सण्डप तैयार कर छिया । १९१७ के जुलाई या अगस्त मास में, जब 
वर्षा का खासा जोर रहता है, हम छोग वहाँ रहने के लिए गये । कोचरव 
में हम में से जो लोग अलग रहते थे, वे भी अब सयुक्त चौके में ही भोजन करने 
छगे। परन्तु किशोरलाल भाई तो हर क्सी आदमी का पकाया हुआ भोजन 
खा नही सकते थे। एक तम्वू के चार कोनो में काकासाहब, किशोरछार भाई, 
में तथा फूलचद भाई रहते थे । गोमतीवहन तबू के अपने कोने में अपना खाना 
अलग पकाने रूगी ( हम सबके पास सामान बहुत ही कम था । दोनों समय का 
भोजन वे सबेरे ही पका केती । परन्तु शाम का भोजन सभालकर रखने का 
कोई साधन उनके पास नहीं था । इस कारण कई वार तो कुत्ते आ जाते और 
उनका भोजन खा जाते जयवा छूकर विगाड देते । वर्षा आती तब सामान 
इथर से उघर रखना पडत्प । 


डर किशोरलाल भाई फो जीवन-साधना है 


पढाना हो, परन्तु आज कया पढाना है, इसका वे पहले से विचार कर छेते और 
वर्ग में जो नयी-नयी जानकारी देनी होती, उसका निश्चय पहुछे,से कर छेते। 
हमारे कितने ही विद्याथियो को ऐसी आदत थी कि वे शिक्षक से भिन्न-भिन्न प्रश्त 
पूछकर समय-पत्रक में निश्चित विषय को छोडकर दूसरी ओर खीच छे जाते । 
हम भी सोचते कि विद्यार्थी के मन में जिस समय कसी विपय की जिज्नासा 
जागृत हो, उसे उसी समय तृप्त कर देना चाहिए। परन्तु इससे वियत विषय 
एक ओर रह जाता और अनेक वार सारा समय दूमरी ही बातो में चला जाता । 
परन्तु कोई विद्यार्थी किशोरछाल भाई को इस तरह दूसरी बातों में नही उलज्ना 
सकता था। विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर एक-दो वाकयो में देकर वे तुरन्त प्रस्तुत 
विपय पर आ जाते ओर विद्याथियों को भी ले आते । इस कारण उनके वर्ग 
में कभी ऐसा नहीं हो पाया कि निदिचत पाठ्यक्रम पूरा न हो सका हो। विद्या 
थियो की झापियों को देखना होता, तो उन्हें देखकर वे अवश्य ही समय पर 
लौटा देते। उनकी इस नियमिता का अमर विद्याधियों पर भी पडता। 
दिया हुआ काम पूरा क्यि बिना झायद ही कोई विद्यार्थी उनके बर्ग में जाता । 
विद्याथियां पर उनकी एक प्रकार को धाक रहती” परन्तु इसके साथ ही 
विद्यार्थियों के समग्र जीवन के विपय में और उनकी प्रगति के विषय में प्रेम 
पूर्वक वे इतना ध्यात रखते कि ये विद्या्ियो के विशेष प्रीतिपान बन जाते । 

सन्‌ १९१८ में अपनी झाछ्ा के सभी विद्यार्थियों के साथ हमने आवू की पैदल 
यात्रा की थी। जाते समय काकासाहव, में ओर विनोवा अपने साथ पढद्/ेह 
विद्याथिया वो लेकर सावरमतों से पैदल आवू गये । किशोरछाल भाई तथा 
पडित खरे छोटे विद्याधियों और कुछ वहनो वो लेवर द्रेन द्वारा जाबू गये। 
कऊौटते समय विशोरछाल भाई तथा गोमतीवहन पाँच विद्याथियो वो साथ 
छऐकर आवू से पैदल सावरमती आये थे । इस श्वास में उन्होने विद्याधियों का 
जितना खपांल और उनवी सेंमाल रखी, उससे सभी विद्यार्थी उन पर मुग्ध 
हो गये ॥ 

इतने पर भी विश्ञोरछाछ भाई को रूगता रहता कि वे पढ़ाना नही जानते, 
बयोकि वे अपने को बहुश्रुत नही मानते थे अथवा उन्हें पढ़ाने वी कला नही आती 
चथही। अपने कर ने उन्होने वह ज्लो नपता बना था या, उनसे त्वष्ट है।ति वे 


सत्पाग्रह-आश्रम में शिक्षण रे 


5 


कितनी कडाई से आत्म-परीक्षण करते थे और अपने लिए क्तिना ऊँचा नाप 
रखते थे। उनके दिल में यह बात बहुत गहरी पैठ गयी थी कि शिक्षक अथवा 
माता-पिता अपने बच्चो को सुधारना चाहते है, तो उन्हें सबसे पहले अपना 
जीवन सुधारना चाहिए और उन्हें सस्कारी बनाना चाहिए। 'केब्ववणीना पाया! 
(शिक्षण की बुनियाद) नामक अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में उन्हाने छिखा है : 
“आश्रम की दाला के प्रयोग के दिनो में हमने अपने कुटुम्ब के कुछ वालकों 
वो साथ में रखा था। आश्रमवासियों के बच्चे भी थे। कुछ और लोगो ने 
भी अपने बच्चे हमें सौप दिये थे। मैने देखा कि कितने ही पिताआ ने अपने 
बच्चों से तर आकर उन्हें आश्रम में भेज दिया था । उन्हें अपने बच्चो से सन्‍्तोष 
नही था ओर वे चाहते थे कि/हम उन्हें सुघारें । अभिभावकों के साथ बातचीत बरने 
पर मुझे ज्ञात हुआ कि वाप-वेटे के बीच जो असतोप था तथा छूडको में जो दोप 
थे, उनका असली कारण घर का वातावरण ही था। पिता का लूडका वी इच्छाआ, 
उमगो, सेछ, मनोरजन आदि किसी वात से सहानुभूति नहीं थी। वे (अभि- 
भावक) खुद मनमाने ढग से रहते और जो जी में आता, सो करते रहते । मुंह 
में जो आता, वहू वक जाते और लड़कों का अपमान करते रहते । मे स्वय 
अव्यवस्थित रहते। वे अपने माता-पिता के प्रति भी जी में आता, वैसा बर्ताव 
बरते। लडको की उम्र की स्त्री से शादी कर छेते । अपनी रहन-सहन और 
कृति में किसी प्रकार भी सुधार करने की इच्छा उनमें न रहती | फिर भी 
वे आग करते कि उनके बच्चे अत्यद विनयी, परिश्रमी और सयमी तथा ऐसे 
बनें कि आंखें जुडा जायें । वे कहते कि “हमारा जीवन तो-जैसा तैसा बीत गया। 
परन्तु इन बच्चो का जीवन सुधर जाय, ऐसी इच्छा है ॥” मुझे यह अपेक्षा 
विचित्र ऊगती | एक दो अभिभावको से मैने कहा भी कि यदि आप अपने-आपको 
नही सुधारेंगे, तो आपके बच्चे भी नही सुवरेंगे। फिर भी मुझे यह आशा 
तो रहती ही कि ऐसा हो सकता है । ४ 
“परन्तु उस समय मै यह नही समझ पाया था कि जो नियम बच्चो के पालको 
को लागू होता है, वही मुझे भी लागू होता है। हम यह आज्ञा नही रख सकते थे कि 
आश्रममें भेजे गये बालको का जीवन केवल चार-छह महीने आश्रम में रह छेने से 
हो सुधर जायेगा । इसके लिए तो उनके अपने घर के वातावरण का भी सधार 


<ड क्षिशोरलाल भाई की जीवन-सताधना 


होता जरूरी है। उसी अकार जब तक मेरे अपने घर का वातावरणअच्छा नहीं 
होगा, तव तक मै यह आद्या नही कर सकता कि मेरी देखभाल में रहनेवाले 
बालक भी मेरी अपेक्षा के अनुकूल अच्छे बन जायेंगे। परन्तु यह बात खुद मैं भी 
नहीं देख पाता था। इस कारण मेरे ओर मेरे घर के बच्चो के वीच भी समाघान 
वा वातावरण नही हो पाया था। यदि हर दूसरे-तीसरे दिन अपनी पत्नी से मै 
झगडता रहेूँ, किसी निश्चय पर पूरे एक महीने तक भी कायम न रह सकूँ, हर वस्तु 
उसके अपने स्थान पर रखने वी आदत मुझे भी न हो, मेरी मेज हमेशा अव्य- 
वस्थित स्थिति में हो रहती हो (आज भी वह ऐसो ही रहती है), दिन में बगैर 
मूज के दो-चार वार खाते रहने को आदत पड गयी हो और कोई रोवनेवाला न 
होने के कारण मै खाता भी रहें, फिर भी यदि मै आशा कडछें कि मेरे भवतीजें 
शायर करनेवाले न हो, निइचयी, व्यवस्वित और मिताहारी हो, तो यह कैसे समव 
है? में जब देखता कि ऐसा नही हो रहा है, तो तय आकर अपने सिर वा भार 
विसी दूमरे शिक्षक पर डाल देता। अर्थात्‌ विद्याथियो के अभिभावको वी भाँति 
मैं भी इस सिद्धान्त को मानता था कि अपने कान अपने ही हाथ से नहीं वीघे 
जा सकते। 

“इसी प्रवार हमारी यह भी इच्छा थी कि हमारे विद्यार्यी निरे विद्या-ध्यमनी ही 
नही, उद्योगधील भी वन जाये । वे मजदूरों वी तरह मेहनत वर सके । हम बार- 
यार प्रयोग करते वि समय-पत्रक में शरीरध्रम वे लिए खास तौर पर अधिवः 
समय रसा जाय । हम में से एरन्‍दो झिदाय बाटीयाएे से उसमें हाजिर भी रहते । 
परन्तु शरीरश्षम वा बितना ही गुणगान हम करते, फिर भी हमने तो यही देखा 
वि हमारे विद्यायियों में तो पडित-जीवन के प्रति ही प्रेम बढ रहा है! देसने में 
यही भाया वि. वे प्रेम से तही, बेगार समझवर ही शरीरधम बरते हैं। इसवा 
बारण यया या यह इलना सव, लिल जाने दे बाद दइृए बोई समस सत्ता है। 
परन्तु उस समय मै नहीं समस सता था। , हु 

“मे यट्‌ नहीं देख सेत्रा कि हमाये जोवन उद्योग-ब्यसनी नहीं, विद्या- 
व्यामगी है॥ घच्चो वे लिए हम शरीरथम या समय रगते अपर्य, परन्सु 
उस समय भी हमारा चित्त तो किसो पुम्तव में या साहित्यन्चर्चा में ही रमता 
दहला । फिर बच्चो दे साथ उपयुक्त जिया में बेच एयदो शिक्षर हो उपर- 


सत्याप्रह-आश्षम में शिक्षण प्‌ 


ऊपर से भाग छेते। जब कि अन्य झिक्षक सीघे-सीघे साहित्य की उपासना 
में ही छग्े रहते । उघर साहित्य का खष्डन करते हुए भी हम प्रत्यक्ष रूप से 
साहित्य की ही उपासना करते रहते ! परिश्रम का मण्डन हाथ-पैर द्वारा नही, 
अधिकतर लेखों और प्रवचनो के द्वारा चलता रहता ॥ फिर भी हम यह आशा 
लगाये रहते कि जो चीज खुद हमारे पास नही है, उसे विद्यार्थी हमारे पास से 
प्राप्त कर छेंगे 
परन्तु शिक्षणक्षास्त्र के जिन सिद्धान्तो को हमने अपना रखा था, उनसे 
'क्शोरछाल भाई को घर्मविचार के साथ सबसे अधिक विरोध दीखता था और 
इस विपय में आपस में हमारी बहुत चर्चाएँ होतो रहती। स्वय क्श्योरलाल 
भाई ते इस विरोध को इस प्रकार व्यवत क्या है 
“पधर्मशास्त्र कहते है कि भोग से विषय कभी शान्त नहीं होते | इसलिए 
इन्द्रियों का लाड नही छडाना चाहिए। मन को वश में रखो। वह जैसा कहे, 
वैसा मत करो। यम-नियमों का पालन करो । विपयासक्ति को कम करो। 
रागद्वेप से ऊपर उठो। फिर धर्मंशास्त्र यह भी कहते हैं कि विद्याथिया, ब्रह्म- 
चारियो और सयमशील मनुष्य के लिए सग्रीत, नृत्य, वाद्य वरजित हैं। एक 
इन्द्िय को भी खुला छोड देने से सभी इन्द्रियाँ काबू से बाहर हो जाती है इत्यादि । 
उधर शिक्षणशास्त्र कहता है (और यह शास्त्र तो आश्रम के सयमी वातावरण 
को भी मान्य था ) कि बच्चे बी सभी इच्द्रियो का विकास करना चाहिए। 
समीत के विना शिक्षण अधूरा रह जाता है। कला राष्ट्र-का प्राण है जौर 
साहित्य समाज का जीवन है। आप जो चाहते है/वह नही, बालक को जिस 
चीज की रुचि हो, वह उसे दें।, विययों (पाठ्यवस्तु) को, रसयुकत बनाकर 
दं। इसके लिए बच्चों से नाटक करायें, रासो की रचना करें, घालाओं बी 
सजावढ करायें। बच्चो से राष्ट्र देवो भव कहें और इसी दृष्टि से उन्हें इतिहास 
पढायें) उन्हें वही ज्ञान द, जिससे उनके देश की सस्हूँ ति को पोषण हो १ 
इसमें वस्तुत़् कोई विरोध है या केवल ऊपर से देखेने से विरोध का आभाम 
हाता हूँ, यह भश्न विचारणाय हू । किशारछाल भोदे...नं अपने वच्टवर्णीना 
पाया नामक पुस्तक में इस  प्रशनन पर सूक्ष्म विचार क्यी है । उन्हा 
छिखां है! कि इन्द्रियों के विकास का अर्थ यह नहीं कि हम इच्छियों व 


८ किशोरलाल भाई को जीवन-साथना 


लाड लडायें या उन्हें निरकुश वना दें । उन्होने इच्द्रियो की शुद्धि और इच्धियो 
वो रसवृत्ति के वीच भेद वत्ताया है। यदि मनुष्य वी इछ्धियाँ शुद्ध और सतेज नहीं 
होगी, तो उनमें अधिक रसवृत्ति हो ही नहीं सकती । बहरे के सामने समोत और 
अधा के सामने रूप-स्म व्यय है । इसलिए इच्धियाँ शुद्ध और सतेज तो होनी 
ही चाहिए। परन्तु यह शुद्धि और तेज प्राप्त करने के लिए इच्दियों वा सयम 
आवश्यक है। इन्द्रियो को अपने विप्रमो के प्रति निरकुद रूप से छोड देते है, तो 
उनवी शवितक्षीण होती जाती है! इससे मनुष्य वीमार पड़ता और असमय ही मृत्यु 
का शिकार वन जाता है। आहार के बिना आरोग्य छाम नही हो सकता, यह बात 
सही है। परन्तु साथ ही यह भी घ्यान में रखना चाहिए कि अति आहार से अथवा 
स्वादो वे अति सेवन से भी आरोग्य कानाप्न होता है। जीम में तरह-तरह के स्वाद 
परखने की घक्ति होनी चाहिए। परन्‍्तु यदि मनुष्य स्वादों के पीछे ही पड जाय, तो 
बह धीरे-धीरे अपनी स्वादा को परखने वी शक्ति खोता जायेगा। यही बात हमारी 
राभी इस्द्रिया वी है। जीभ के समान ही आँख, नाक और वान वी भी वात है। 
हमारी भभी इन्द्रियाँ सशवत तो अवश्य ही होनी चाहिए। उनवा विकास तो 
दस थात पर निर्भर करता हैं कि हम उनया उपयोग क्सि प्रकार कर रहे है। 
बहुत बार तो इन्द्रियों का सयम--उतकी वाबू में रखना--ही आवश्यक और इप्ट 
होता है। इस सयम और निग्रह से सचित दाइिति वो अच्छी और ऊंचे प्रकार वी 
प्रवृत्तिया में छगाना मनुष्य का कर्तव्य है। इसोको इच्द्रियों वा सच्चा शिक्षण 
बहते हैं। इच्द्रियों गो अपूने विषयों वी ओर दोडने देने में सो किसी भी प्रयत्न 
अथवा शिक्षण को आवश्यवृता नहीं है। ,, के 
इसी प्रतार रसवृत्ति का भी समझना चाहिए । शिक्षण वा उद्देश्य विद्यार्यी 
वो स्मवृत्ति जो मध्ारी और विशुद्ध बनाता है। इस प्रवार वा शिक्षण देने पर 
ही मनुष्य में दया, सममात, सा जनिक सेवा आदि उंच्च मतोवृत्तियों का पोषण 
हां गगता है। जिय मरयुस्य वी इस्दियाँ अपने: विषयों बी ओर दोट्ती रहती * 
है, ओर जिसयी सखूत्ति मुमस्दत नहीं है, होन प्रयार शी है, उसमें उच्च 
मनोृत्तिया को पोपण नहीं मिदता। «» 
यही स्थाय बल बो भी स्थयू होता है। कटा थी उपासना बरने में सनुष्य 
यद्दि विदेत नही रखेया, तो बढ़ विटास वी ओर बह जायगा । हमारी माठाओं 


सत्याग्रह-आश्रम में शिक्षण ८७ 


में इच्धिया और रसवृत्ति के विकास के नाम पर मनोरजन के जो कार्यत्म रसे 
जाते है, उनसे विछासिता और हीन रुचिया का पापण ही होता देखा जाता है। 
इनके विरुद्ध किशोरलाल भाई अवश्य ही अपनी आवाज उठाते । इस पर 
लोग उन्हें शुष्क सन्‍्त' कहते । इसे भी वे सह केते । हमारी शिक्षा 
सस्याओं में जीवन के लिए आवश्यक सयम का वातावरण नही दिखाई पडता 
और कई वार तो सयम की खिल्ली भी उड़ायी जाती है। लडके-लडकिया में 
कला एव सौद्य की उपासना और रसिकता के नाम पर स्वच्छदता, नकली फैशन 
और चारित्र्य की शिथिलता ही पायी जाती है । इसका वे विरोध करत 
और उनका यह विरोध सर्वथा उचित भी था। इस वस्तु को छोग ठीक तरह से 
समझ हें, तो धर्म अर्थात्‌ नीति और सदाचार के सिद्धान्तों और शिक्षण के 
सिद्धान्तों के बीच कोई विरोध नही रह जाता। 

सौंदर्य, कला, छालित्य आदि विपया के प्रति किश्लोरछाल भाई वी दृष्टि 
के विपय में भाई नोलकण्ठ लिखते है 

“बहुत से लोगो का खयाऊ था कि पू० काका नीरस व्यक्ति थे और उनके 
जीवन में लालित्य नही था। परन्तु जिन्हाने उनके जीवन का सूदम निरीक्षण 
किया है। वे जानते है कि यह वात क्तिनी गलत है मुझे तो ऐसे अनुभव हुए 
है कि वे जरा भी शुप्क नही थे। कला और लालित्य के मर्म को वे जानते थे 
और बे एक अत्यत उच्च भूमिका में विचरण करते रहते थे । 

“हाँ, जहाँ कछा के नाम पर स्वच्छन्द विहार होता, अथवा मर्यादा को 
छोडकर शुद्धारिक भाव प्रकट किये जाते अथवा सौदये का प्रदर्शन किया जाता, 
वहाँ वे;अवश्य इनका विरोध कुरते। इन चीजो के पीछे लोग पागल हो जाते 

” है। इसे वे बरदाब्त नही कर सकते थे। सौदये की प्रतिस्पर्धा में छोग कला 
और सौंदिय की पूजा के नाम पर अपनी स्थूल और हीन॑ सनोवृत्तियो का ही 

« पोषण करते है, ऐसा वे मानते थे। अपने आवश्यक कर्तव्यों को भुछाकर छोग 
इस तरह स्वेच्छाचार में पडे रहें इसके खिलाफ वे वरावर अपनी आवाज चुलन्द 
करते रहते | कु 

“साहित्य के विषय में भी उनकी अभिरुचि इसी प्रकार उच्च कोटि की थी । 
उच्च भावनावाले काव्या और साहित्य का रसास्वाद वे भरपूर ले सकते थे। 


्ट क्क्योरछाक् भाई को जीवन-साधना 


परन्तु इसके साथ ही मर्यादारहित झ्गार वा वे विरोध भी करते। 'साहित्य- 
सगीतकलछाविहीन साक्षात्‌ पशु पुच्छ-विषाणहोन “--इस उक्ति को वे नहीं 
मानते थे, वयोवि उन्हाने कभी यह स्वीकार नहीं क्या कि तथाकथित साहित्य, 
संगीत कला से अपरिचित मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं सकता। अथवा 
इन वस्तुआ का मनुष्य के साय ही सम्बन्ध होता ही चाहिए। जीवन के 
साथ स्वाभाविक रीति से तानें-वाने की भाँति जो कछा और छाछित्य एकरूप 
हो गये हैं, उन्हीतों वे सच्ची कला और सच्चा छालित्य मानते। इसोलिए 
मै बहता हूँ कि वे वला के मर्मे को जानते थे । ऊपर से देखने पर यदि हमें 
ऐसा लगता था कि वे इनवी उपेक्षा करते है, तो इसका कारण केवल यही था 
कि इनवी अपेक्षा अधिव महत्त्व वो बातों में उनका ध्यान लगा हुआ था । 
नहीं ता जो वाल्मीकि, दालिदास, रवीद्धताय, जिब्रान--जसा के काव्यों को 
तथा ज्ञानेश्वरी, रामप्नरितमानस सज्नच सकते और मिल्टन, शेवसूपियर आदि 
वा जिन्‍्हाने रसपूर्वेक अध्ययन्त किया, उनवे बारे में यह बसे कहा जा सकता 
है कि वे शुष्फ थे और बला को नही जानते थे ?” 
हमारी शाला के एक बडे विद्यार्थी भाई प्रमुदास गाघी ने क्शोरलाल भाई 
के कुछ सस्मरण लिंसवर भेजे है। उनमें से कुछ या है. 
अम्पारन में बापू थे! पास लठाई ये बाम में उतनी सहायता १रने के 
लिए जब बम्बई से क्द्योरलाल भाई पहुँचे, तथ उनके आगमन वा समाचार 
मेने ही थापू वो सुनाया। बापू से मेने इस तरह वहा 
“बापू, वम्बई से एक भाई आये हैँं। एकदम दुवलेपतले है। अकेसे 
है। पिर भी पूरा बिस्तर, टिफिन-बॉँत्स और कापी सामान साथ में लाये है । 
माये पर तिलक है। पूरे वंष्णव छान पहुत है। थे आपने पास वया यास 
यर सर्वेगे 7” बापू ने मेरी बात सुपर थादी देर बाद अपना वाम करवे 
उठे और उनसे मिले॥ शाम के पहठे ही विश्ञोस्टाद भाई फिर अपना बोरिया- 
बिस्तर लेकर छोट भी गये। मैंने अपने मन में सोचा शि ऐसे इग बम्वईवारा 
का याघू ने तुस््त लेटा दिया-यह बहुत अच्छा पिया । बेयार दूसरा मे 
लिए उल्दें बाझरुप वन जाते ।" उन्हें लोदाने हुए बापूनी से कहा था; “यहाँ 
मेरे साथ घम्पारा में नही, परन्तु कोचरव वे आश्रम में लावेंगे, तो वहाँ आपको 


सत्याग्रह-आश्रम में शिक्षण <९ 


अच्छा छग्रेगा।” यह सुनकर भी मुझे छगा कि ऐसे वैष्णव भाई आश्रम में भी 
शायद ही टिक सके । मुझे उस वक्‍त यह खयाल भी नही आया कि वापू ने 
उनके भीतरी गृणो को पहचानकर उन्हें आश्रम में जाने के लिए कहा है। 

“इस घटना के एक-सवा वर्ष बाद की बात है। स्वावरमती आश्रम चटाई 
के झोपडो में बस रहा था । वहाँ शिक्षको के झोपडो में एक झोपडा किशोरछालू 
भाई का भी खड़ा हो गया। राष्ट्रीय गुजराती शाला के विद्यार्यी के रुप में 
मैं अपना अधिक-से-अधिक समय क्शोरलाल भाई के झोपडे में बिताने लूगा। 
मेरे सहपाठी नीलकण्ठ मशरूवाला किश्ोरछाल भाई के भतीजे थे। उनके साथ 
उठना-बैठना और पढना मुझे अच्छा लगता । साथ में पूज्य गोमती बहन के 
वात्सल्य का तो छाभ मिलता ही। परल्तु अन्य शिक्षको की अपेक्षा विशोरलाल 
भाई से कम सकोच होता । उनके पास छोटे-बडे के भेद जैसा बर्ताव नहीं था। 
फिर भी हमारी पढाई में छोटी-से-छोटी बातों की ओर दे ध्यात देते और हमारे 
उत्साह तथा ज्ञान को बंढाते। इसलिए उनके झोपडे में आना-जाना अधिक 
अच्छा छूगता। हि 

“हमारी राष्ट्रीय शाला नये ही ढग की थी। यह कहने की जरूरत तो होनी 
ही नही चाहिए कि वहाँ शिक्षक डण्डे का उपयोग नही कर सकते थे। यही नही, 
वहाँ तो शिक्षक उलहना भी नही दे सकते थे। जिसने गलती की हो, उसे चार 
लड़को के सामने नीचा भी नही दिखा सकते थे। कम-अधिक नम्बर देकर नीचे- 
ऊपर भी नही कर सकते थे। सब शिक्षक मिलकर सलाह करते कि पढने में 

विद्याथियो को आनद क्सि प्रकार आ सकता है। इसलिए बे पढाने के नित्य 
नये तरोके काम में लाते । इन प्रयोगो के वीच क्शोरलाल भाई नें रूखें और कठिन 
विषय अपने लिए पसन्द किये। अपने वर्ग के बारे में मुझे याद है कि किशोरलाल 
आई ने भमिति, बहीखाता, सिवन्ध-लेखन और कठिन कविताओं का अथे--ये 
विषय लिये थे। भूमिति पढाने के लिए वे नये-त्ये पाठ गुजराती में ल्खिकर 
छाते और नयी-यी परिभाषाएँ बनाकर पढाते) विपय को रसमय बनाने ने 
लिए थे अपनी सारी कल्ण लगा देते। परन्तु मै और मेरे साथी भी ऐसे गुणहीन 
थे कि हम--खास तोर पर मै--तो कभी इतनी मेहनत करते ही नही थे कि 
जिससे उन्हें सफलता मिल सके । फिर भी किशयोरलाल भाई में क्तिना धीरज 


ऊ 


९० किशोरलाल भाई कौ जीवन-साधना 


था, इसका पता इन दो बातो से लग सकता है। गरमी के दिनो में दोपहरी 
में जब चढाइयों से छत्कर झोपडो में जोर की छू आतो, उस समय भूमिति 
का वर्ग रखा गया था। सबेरे सस्दृत जैसे बर्ग होते थे । दोपहर में भूमिति 
के पाठ तैयार बरके क्झोरलाल भाई उत्साहपूर्वक हमें पढाने के लिए बैठते 
और हम विद्यार्थी उस समय सावरमती में तैरने और गोते छगाने के लिए चले 
जाते । सारे वर्ग में वुल चार विद्यार्थी थे । उनमें मेरे जैसे दो-तीन गैरहाजिर 
रहते । जब हम वर्ग में पहुँचते, तव धण्टा पूरा होने में आठ-दस मिनट बावी 
रह जाते। शरीर यूख भी नहीं पाता था और हम विश्ञोरठाछ भाई के सामने 
पदने-बैठने । तव, क्या देरी हो ग्रयी ” इससे अधिक शायद ही उन्होने कुछ 
कहा हो | हम निर्ूंज्जता पूर्वक जवाब देते कि हम नहा रहे थे 4 वहाँ घण्टी 
सुनाई नहीं पडी । इसलिए देरी हो गयी । ऐसा वई बार हुआ और हमने 
जान-बूझकर पढाई का नुक्सान वर लिया। भूमिति में हमें अब रस आने छगा 
था, परन्तु हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी उन पाँच-दस मिनटों में जो 
बुछ पड्ाते बनता, उतता पढाबर विदश्योरठाल भाई सतोप बर छेते। 
“शायद उन्होने सोचा हो जि भूमिति वे लिए लडके नही है, लड़को वे लिए 
भूमिति है। नहीं तो उन्हाने जो पाठ तैयार करबे रक्‍्से थे, उनके बहुत यडे 
भाग ने प्रति हम जो लापरवाही बरत रहे थे, उससे उन्हें दु ख हुए बिना न रहता । 
* निवन्ध-ऐेखन में ता अपनी मर्सता दर्शाने में हमने हद बर दी थी । शुत्रवार 
के दिन कोई विपय चुनवर उस पर निवन्ध लिखने बे लिए वे हमसे बहते। 
डानिवार वो दोपहर का सारा समय हमें लिखने बे लिए मिल जाता घा। सोम- 
वार वो दे हमारा निवन्ध देखते थे। वीस-पवीस लछवीरों में निवन्प कँसे डिपना- 
यह ये पिस्तारपूंत समझो देते थे। शनियार वे दिन दोपहर में निवन्ध लिखने 
के बहाने हम बायज छैवर नियलते और राय बे शितारे खड़े करज वे पेडो मे 
नीचे जावर बैठ जाते और इधर-उपर मी बातो में तवा आमटीचऔपली (छुग़ा- 
छिपो) सेहले में सारा समय बिता बर देते । भोमेवार मे दिन जब शिशोराणद 
भाई हमारी छेशण को वापी देखने बे लिए माँगते तद कनी सादे तीन एयोरें 
और कभी मुश्तित से पाँच छरोरे टिसी हुई उन्हें सिटती । परन्तु मुझे माद 
नहीं शि मीडो हँसी के सिवा उन्होने फनी एग भी वटोर शब्द कहा हो । इस 


सत्याप्रह-आषम में शिक्षण ९१ 


त्तरह हमारा प्रमाद और उनकी क्षमावृत्ति महोनो टकराती रहती। परन्तु 
निवन्ध लिखने के लिए किस प्रकार विचार करना,वाक्यों का विन्यास कैसे करना, 
विरामचिह्न कहां बनाना, पैरा कैसे वताना-आदि वातें समझाने के उपरात 
हममें से किसीबो ऊँची आवाज में उन्होंने कभी एक शब्द तक नही कहा। 

"आज जब मै उन प्रसगो को याद करता हूँ, तब मुझे यह खयाल आता हैं कि 
अपने कोष को पीोकर किशोरछाढ भाई हमें कितनी भारी शिक्षा दे रहे थे। 
इतना होने पर भी पढाई में ध्यात न देनेवाले विद्याथिया के कारण उन्हें कितना 
क्लेश सहना पड रहा है, इसे प्रकट बरनेवाछी एक रेखा तक हमने कभी उनके 
चेहरे पर नही देखी ! 

“दूसरी ओर हमें खुश करने, हमारा लाइ-प्यार करने अथवा मीठी-मीठी 
बातें बनाकर गुड पर भिनकनेवाली मक्खिया की भाँति अपने आस-पास विद्या- 
थियो को इकट्ठा करने का उन्होने कभी प्रयत्न किया हो-ऐसा हमें याद नही । 
हम खोखों' अथवा 'लोगपाद!' आदि अनेक खेल खेलते । इनमें कभी 
उन्होंने न तो भाग लिया और न तटस्थ निरीक्षक के रुप में काम करके अपना 
निर्णय देना स्वीकार किया । देशी वनाम विदेशी खेलो के बारे मे जब विवाद 
चलता, तब वे अवश्य ही अपनी राय जता देते 

“कविता में उन्हें कम रस नहीं था । वे नयी-नयी कविताएँ बनाकर 
रुप लेते और हमें कभी पता भी नही छूने देते। मेरे जैसे विद्याथियों को 
कभी-कभी पु० गोमती बहन से पता चछ जाता और क्दयोरछालू भाई को बिना 
पता छग्मे, हम ये कविताएँ अपनी कापियों में छिस छेते॥ कभी-कभी काका- 
साहब के बदले प्रार्यना में वे सतचरित्र हमें सुनाते । तब कहानी कहने की उनकी 
का का हमें परिचय मिलता, परन्तु कहानी के रस में लडको को सराबोर करने 
के लिए कहानी कहने के लिए अपनी ओर से उन्होने कभी तैयारी नही दिखायी। 
“शिक्षक रस की नदियाँ बहा दे, बच्चो को खूब खुश कर दे ,और उनके साथ 
खुद भी वाढक बनकर नावे-क्दे-ऐसी वृत्ति से विश्ोरछाल भाई ने अपनेको 
अछग ही खजा। फिर भी हमारी झाला वे आचाये कौन हो २-इसका निर्णय 

हर साल एक सभा में विद्याथियों के मतो से होता, जिसमें शिक्षक भी हाजिर 
«रहते। उसमें बहुत बार किशोरछाल भाई भारी बहुमत से आचाये चुने जाते। 


९२ किशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


“यदि उस समय हमसे कोई पूछता कि किशोरठाल भाई की कौन-सी वात 
तुम्हें उनकी ओर खीच छे जाती है, तो हम अपनी टूटी-फूटी भाषा में कहते कि वे 
बहुत सज्जन और श्रेमी है। इनके मार्गे-दर्शन में हमें भी थोडे-बहुत प्रमाण में 
ये सदगुण मिल जायें-इस आश्या से हम अपने सदसे बडे शिक्षक के रूप में उन्हें 
चाहत है। यो वभी एक बार भी ऐसा प्रसग नही आता था, जव विद्यार्थियो के वीच 
कोई झग्रडा हुआ हो या किसी शिक्षक के विरुद्ध विद्याथियो को कोई शिकायत 
रही हो और उसमें निर्णय देने के लिए आचार्य को बैठना पडा हो। विद्यार्थी 
शिक्षक की बात न मानते हो, इसलिए उनके विरुद्ध शिकायत आचार्य तक पहुँची 
हा और आचार्य को विद्याथियो के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करनी पडी हो- 
ऐसा कभी एक बार भी होने का मुझे स्मरण नही । किशोरलाल भाई के दुवले- 
पतले झरीर के चारो ओर एक प्रकार का शात और चेतनादायी तेज फैला रहता, 
जिससे नासमझ-से-नासमझ बच्चे को भी ऐसा लगता कि मनुप्य हो, तो ऐसा हो । 

"यह सही हैं कि किश्योरछाल भाई अपनो बुद्धि को तीक्ष्यता और स्वभाव 
वी मघुरता से हमें चौंधिया देते थे और इस कारण हमारी श्रद्धा उनकी ओर 
झुकती थी, परन्तु ऐसा कहना अधूरा है । मनुष्य वुद्धि से चाहे कितना ही 
जाज्वल्यमान हो, परन्तु वह केवल इसी कारण बापू के आश्रम में आदर्श 
नही मात्रा जा सकता और न साना गया । इसी प्रकार स्वमाव वी मघुरता में 
भी बापू हिमालय के ऊंचे-से-ऊंचे शिखर को भी मात कर देते ये। वहाँ 
क्थिरलाल भाई, काकासाहब अथवा विनोबा की गिनती न होना स्वामाविक 
ही था। मेरे साथी विद्याथियों के मन की बात में नहीं वहूँगा। परल्तु मेरे 
मन पर ही उतकी एक वात की छाप बहुत गहरी पडी है। वह हैँ उनका 

स्वाध्यी स्वभाव और दूसरे का सहारा न लेने की वृत्ति । 

“सबेरे चार वजे उठने की घण्ठी लूगती। उस समय कोई अपना विस्तर 
समत्ता, तो कोई अंगडाई लेकर आलूस्य को भगाता। परन्तु उस समय क्शोर- 
ल्ारू भाई अपने घर की सफाई में लगे होते । डेढ-दो घटे वे अपने घए का शरीर- 
अ्म का काम वरते। जो काम गृहिणी का मावा जाता है, उसे भी वे आघा या 
अधिक भी कर डाल्ते। इस बीच उनके भुंह से सुन्दर भजनी का प्रवाह अव्याहत 
शनि शे एक दे लिखी सताएएचशव के दिल उत्तता| रहा ५ छुऐें, से, पाज़ी, लाजे में, 


सत्याग्रह-आश्रम में शिक्षण ब्् 


नदी से वाल्टी भरकर घुले हुए कपडे लाने में अथवा भोजन पकाते समय छकेडी 

की जरूरत पडे, तो उसे लाने में, वे किसी विद्यार्थी या अन्य व्यक्ति की मदद न 

लेत। बोई मदद करना चाहता भी, तो मीठी हंसी हँसकर बह देंते कि मदद की 

जरूरत नही है। पिछले वर्षों में जब वे बहुत बीमार हो गये, तब की बात मै 
नही कर रहा हूँ। जिन दिना वे हमारे शिक्षक थे, तव की यह बात है । 

* अपने घर का काम तो वे करते ही , इसके अछावा शाला के अम्यास-क्षम में 

शरीरश्षम के काम के समय भी अपने दुवठे शरीर को लेकर किशोरछाल भाई 
हमार साथ पूरे समय तक शरीरश्रम करते | उन दिनो सावरमती-आश्रम के 
मकाना वी जुडाई का काम चल रहा था। अनेक बार शिक्षव' और विद्यार्थी 
मिल्बर ईंट यहाँ से वहाँ पहुंचाने, छप्पर पर सपरैल चढाने और बालू की टोक- 
रियाँ भरकर लाने-आदि का वाम करते । वे इसके लिए एवं लम्बी फतार 
बना ऐेसे और हायोहाय सामान पहुँचा देते | क्शोरछाल भाई भी सबके साथ 
वजन उठाने का वाम बरते। वे हॉफने ऊग जाते फिर भी कतार छोडवर अलूग 
न हांते थे। एक वर्ष बडा अकाल पडा। उस समय कुएं तैयार नही हुए थे। 
खड्डा में पानी डाठफर जमीन नरम नही की गयी थी। साधारणतया जमीन 
रेतीछी थी। फिर भी कही-क्ही वह वहुत कडी थी और गैती जमीन में एव- 
दा इच से अधिव गहरी नहीं जा पाती थी। ऐसी वडी जमीन में खाई खोदकर 
सडऊ के दोना तरफ आश्रम वी हद पर कॉटेवाली यूहर की बाड छूगाने का काम 
शुरू हुआ। अराल के वारण जमीन सूखी पडी थी। फिर भी थूहर तो छगायी 
जा सफतो थी। दूर से घूहर काटकर छाने वा काम विद्यार्थी कर रहे थे और 
खाई शिक्षक खाद रहे थें। क्शिारलाल भाई रोज दो घण्टे गेती लेकर खाई 
खादने के काम में वरावर लगे रहते । उनवी शारीरिक कमजोरी देखकर हम 
उनसे बहते वि' वे यह काम हमें करने दें। परन्तु खोदने का काम वे कभी न 
छोडत। क्शोरछाल भाई द्वारा रूगायी गयी आश्रम की इस वाड के सामने 
से आज भी जब वी म॑ गुजरता हैँ तब उनकी जीवट और थक्‍ः जाने पर भी काम 
करत रहने के उनके आग्रह वी याद मुझे आये विना नही रहती । अनजान में 
भी उन्हाने इस तरह हमारे मन में श्रम के प्रति कितना आदर पैदा कर दिया घा, 
इसकी कल्पना मुझे अब होती हैं। 


रण किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


शरोर से अत्यत कमजोर होने पर भी किशोरलाल भाई में आइचयेजनक्र 
निर्भभता थी । उन दितो सावरमती में साँप बरावर निकलते रहते । अनेक वार 
हमारे रहने के मकानों में भी वे दीक़् पडते। परन्तु हमने साँप को मारने का 
रिवाज नही रखा था। हिम्मतवाले लडके उन्हें पकड़कर दूर छोड आते। 
एक बार नदी के घाट की तरफ मैं भीचे जा रहा था। उधर से किशोरलाल भाई 
धुले कपडो की बालदी लेकर ऊपर की ओर आ रहे थे ) उनके पीछे-पीछे 
गोमती वहन माँजे हुए वर्तेन लेकर जा रही थी। मेरे और किशोरलाल भाई के 
बीच छह सात फूट का अतर रहा होगा । इतने में हम दोनों के वीच से होकर 
एक साँप गुजरने छगा। मेरी बायी तरफ की घास में से वह्‌ निकछा और 
दाहिनी तरफ जाने के बजाय मेरी ओर बढ आया। मैं चमका और कूदकर 
दूसरी तरफ हो गया । मेरे कूदने से डरकर साँप नीचे किशोरलाल भाई की ओर 
मुडा । परन्तु वे इस तरह शान्ति के साथ खडे हो गये, मानी कुछ भी न हुआ हो । 
इन दिनों वे प्रात चार बजे से दिन के दस बजे तक मौन रखते थे । परन्तु 
इस प्रसंग पर उन्होंने अपना मौन तोड दिया और मुझे ठीक समय पर सावधान 
करते हुए कहा---प्रभुदास डरो नही, शाति से खड़े रहो। यह चुपचाप चला 
जायगा।” उनकी बात़ सुनकर मै वडा शरमिन्दा हुआ। मैं अपने भय को 
छिपा ही नहीं सकता था ) किशोरछाल भाई की शाति और निर्मयता से चकित 
होकर में उनके प्रतापी सुँंह बी तरफ देखता ही रह गया। वे फिर मौन धारण 
करके चले गये । गोमती वहन भी जरा नही डरी। मैने बहुत प्रयत्त किया कि 
भय के समय दिमाग ठिकाने रखखूं। परन्तु अभी तक यह मुझे नही सधा ! 
रौलट एक्ट के समय अहमदाबाद में हडताल "हुई, दगे हुए । लोग बड़े- 
बडे झुण्ड बनाकर सरकारी इमारतें जलाते और चोर मचाते हुए घूमते थे ॥ 
आश्रम में में नदी की तरफ के आँगन में बैठा बुछध पढ़ रहा था। इतने में अचानक 
नदी के उस पार आवाश्ष में घुएँ के काले वादल दिखाई पडे। साफ माडूम हो रहा 
था कि कही बहुत बडी आग लगी है । कमरे में किशोरछाल भाई थे । मैने उन्हें यह 
थाग दिखायी। एक क्षण में किशोरलाल भाई सारो स्थिति समझ गये। 'जाब 
घहइता है कि हुल्ठडवाजो ले यह जाग छगायी है। वहाँ हमें तुरन्त पहुँच जाना 
चाहिए।' ऐसा कहकर वे एक्द् तिकल पडे | काकासाहव, नरहाँरे भाई आदि 


सत्याप्रह-आश्रम में शिक्षण ९५ 


के साथ उन्होने उस दिन शरारती झुण्डो को रोकने के छिए बहुत बडे खतरे का 
सामना किया । उस समय उन्हें एक मिनट भी यह खयाल नही आया कि इस 
कमजोर शरीर को लेकर मैं इन हुल्लडवाजों का मुकाबला कैसे कर यकूँगा । 


“अपने शरीर से काम लेने में किशोरलाल भाई कितने कठोर थे, इसका एक 
उदाहरण उनकी आवू से साबरमतो की पैदल यात्रा है। हमारी झाला के शिक्षको 
और विद्याथियो का एक बड़ा जत्या सावरमती से पैदल आवबू गया । जाते 
समय छोटे विद्याथियो और बहनो को लेकर किश्लोरछाल भाई ट्रेन से गये। 
परन्तु लौटते समय वे और गोमती बहन कुछ विद्यार्थियो के साय पैदल 
आये थये। जाते समय मैं पैदछ गया था) फिर भी लौटते समय मै किल्लोरछाल 
भाई के साथ हो लिया। आबू से साबरमती तक बिना किसी खललू 
के सुबह-शाम छह-छह मील का प्रवास करते हुए हम आये । जेठ का महीना और 
उत्तर गुजरात की गरमी। रास्ते में पेडो का नाम भी नही था। श्ञाम को भी 
लू चछती। नकप्तीर फूटती, परो में फ़फोले पड जाते और मीछो तक बुएँ के 
दर्शन न होते । फिर भी उन्होने प्रवास में किसीको कप्ट नहीं होने दिया। 
हर मनुष्य के साथ अपना सामान और पीने के लिए पानी की छोटी-सी सुराही 
थी। किशोरछाल भाई भी अपना सामान खुद ही उठाते थे। गोमती बहन रास्ते 
में गुरू ये आखीर तक साथ रही । वे भी अपने सामान में से एक छोटा-सा थैला 
तक हम विद्याथियो को न उठाने देती ), पडाव पर हम सब तो खा-पीकर लम्बे 
पड जाते, परन्तु किशोरलालर भाई बुछ वाचन-मनन करते | बोलने में किशोर- 
छाल भाई शिक्षकों में सबसे आगे रहते । ऊँची आवाज थी और हर बात खूब 
विस्तार से समझाने की उन्हें आदत थी । परन्तु इस प्रवास में वे भ्राय मौन ही 
रहे। जरूरत पड़ती ओर हम कोई वात पूछते, तभी वे बोछते थे। एक विद्यार्थी 
बी हैसियत से मैने उनसे जो कुछ पाया, उसमें इस प्रवास में उनके अत्यन्त निकट 

के सहवास में मिले घैये, छऊणन और सादगी के आदर का विश्येप स्थान है | 

“देखने में वे एक साधारण मनुष्य थे, परन्तु जो भी उनके सपर्क में आता, 
वर्टे यह अनुभव किये विना न रहता कि अनेक दिश्लाओ में उनसें अतेकविध 
विश्येपताएँ थी। 


रद किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


“पकिश्योरछाल भाई ने हमारी ज्ञाछा में एक-दो वर्ष काम विया और फिर 
कुछ कौदुम्बिक कारणो से उन्हें बम्वई छौट जाना पडा। उन्होने हमें वत्ताया 
था कि साल दो साछ बाद वे फिर सावरमती आयेंगे। परन्तु हम विद्यारथियो 
को लगा कि व्यापार में रंग जाने पर एक शिक्षक के लिए वापिस छौटना वहुत 
कम सभव है। इसलिए किशोरलाल भाई को बिंदा करने का एक समारभ 
किया गया! हम छोगो ने दूसरे शिक्षकों की मदद से तैयार किया गया एक 
अत्यंत भावतामय मानपत्र उन्हें अपित किया और इसी समय मेहमान जल्दी 
लोटकर आना--इस आशय का एक गीत भी गाया। उनके प्रेम से हम सब 
इतलें अभिभूत हो गये कि यह गीत गाते समय वहुत-सी बहनों और भाइयो की 
आँखो से भँसू बहने छगें। हम सभी इतने गद॒गद हो गये कि हम वह गीत पूरा 
नही गा सके । इसके वाद तो सावरमती में बहुत से छोटे-बडे व्यक्ति आये और 
गये, परन्तु किशोरछाकछ भाई के वियोग के समय जो दु ख का वातावरण उत्पन्न 
हो गया था, वैसा श्ञायद ही कभी हुआ हो। 

“उस समय किशोरछालढ भाई हमारे बीच एक सामान्य मनुष्य ही थे । 
पू० ताथजी की मदद लेकर अभी उन्होने कोई एकान्त-साधना नहीं की थी । 
इसके वाद वनवासी बनकर वे आवू गये । वहाँ समाधान प्राप्त करके लौटने के 
बाद' तो उनकी गिनती ज्ञानियो में होने छगी थी। अभी वह बात नहीं थी। 
हम विद्यार्थियों ने तो सुना था कि किशोरलमलछ भाई को भगवान का साक्षात्कार 
हो गया हैं ! यह भी सुना था कि आदू में घूमते हुए नाथजी ने उन्हें भगवान 
के दशन करा दिये है। इसलिए अब वे पुरुष' से पुरुषोत्तम बन गये है। परन्तु 
हम नही जानते थे कि इन बातो में केवल कल्पना का अश्ञ कितना था और वास्त- 
'विक सत्य कितना था। मेरे जैसा तो उनसे सीधा प्रइन पूछ बैठता कि आपने 
भगवान को देखा हैं?” तब वे मद स्मित करके उल्टे हमसे ही पूछते--अच्छा 
बताओं, भगवान का अर्थ क्या हूँ ? मोक्ष का अर्थ क्या हैं २” हम कोई जवाब 
नही दे पाते और वे मौन होकर अपने काम में लय जाते । 

“मेरे मत पर उनकी जो छाप पडी है, उसका मै इस ध्रकार विडलेषण करता 
हूँ कि नेता, गुरु और मा्ग-दर्गक तो बहुत से महापुरुष बत जाते है, परन्तु सबके 
स्वजन तो विरले ही होते हैं। किश्लोरछाल भाई एक प्रखर तत्व-चिंतक, कुशरू 


सत्याप्रह-आश्षम में शिक्षण ९७ 


शिक्षक, आदर त्यागी, उत्तम सचालक, नान्तिकारी लेखक, मर्मस्पर्शी कवि, 
सदा सब्दा विनोदी--इत्यादि अनेक बातो में महापुरुष थे। परन्तु इनवी सबसे 
बढ़कर श्रेप्ठता तो यह थी कि महापुरुष होने पर भी सबके स्वजन वनकर रहने 
की कला उनमें असाधारण थी। मेरे जैसे पगु मत और कच्ची बुद्धिवाले विद्यार्यी 
तथा सेवक उनके पास जाते, तव हर मनुष्य की भूमिका पर वे इतनी मिठास के 
साथ विचार-विनिमय करते कि कहाँ तो उनवा अत्यत ऊँचा व्यवितित्व और 
कहाँ हम अत्प मनृष्य, यह भेद ही आदमी भूल जाता । अपनी शक्ति अथवा 
समथथे विचारधारा वी छाप अपने पास आनेवाले आदमी पर वे कभी इस तरह 
नहीं डालते कि जिससे बह चौधिया जाय। परन्तु जो आदमी जहाँ होता, वहाँ 
उसे उलझन में डालनेवाली गुत्वी को सुलझाने में वे तत्काल मदद करने लगते। 
कुछ भाग्यशाली विज्ञाल कुटुम्वो में कही एक-आध ऐसा सहृदय और विद्ञाल 
मन का पुरुष होता है, जो परिवार के छोटे से छेकर बडे-वृद्ध व्यक्ति तक सबके 
लिए हर घडी सहायक बन जाता है। छोटे बच्चो से खिल्ैनो के बारे में, झाला में 
जानेवाफ़े बच्चो से पढाई के बारे में, बडे आदमियों से व्यापार-बाजार के 
बारे में, मेहमानों से सुविधा-असुविधा के वारे में, स्त्रियों के साथ घर तथा 
खितेदारी के बारे में और पुरुषो के साथ गाँव एवं समाज के बारे में वह यूछताछ 
करता है ओर अपनी शक्ति के अनुसार हर आदमी की मदद करता रहता है। 
परन्तु इस पुरुष को अपना काम अथवा अपने हर्प-शोक का भार दूसरे पर डालने 
की इच्छा कमी भूलकर भी नही होती। केवल बापू के परिवार में ही नहों, 
क्शोरलाल भाई जहाँ-जहाँ भी पहुँच सके , वे सबके स्वजन और मुहृद बन जाते 
और उनवा एक वार वा सपर्क दीघंजीवी और घनिष्ठ होता जाता ।” 
अब कुछ मनोरजक प्रसग देकर इस प्रकरण को समाप्त करूँगा। सन्‌ 
१९१८ में हम छोग जब आवू को पैदल यात्रा को गये थे, तब सादी का पहनावा 
दाखिल नही हुआ था। इस कारण हममें से कुछ छोग बगलोरी टोपी, चीनी 
सिल्क वा रूम्वा या छोटा कोठ, कमीज, कुछ छोटी ऊँची घोती पहनते, कुछ 
नंगे बदन रहते। इस तरह की हमारी पोझाक थीं। फिर हमने अपने साथ 
कुछ छालटेनें, भोजन पकाने के लिए एक बडा पततीला और क्ठौता ले छिया था। 


हमारा यह पहनावा वितने ही छोगो को वडा विचित्र छगता | उन दिनों आज वी 
छ 


९८ किशोरलाल भाई की जीवन-प्तापता 


तरह घूमने के छिए पर्यटन-मडलियाँ बहुत कम निकलती थी। गणवेश-राप्ट्रीय 
वर्दी-जँसी कोई चीज भी नहीं वनी थी। तद॒ यदि हमसे कोई पूछता कि कहाँ 
जा रहे हो ? तो हम केवल अगले पडाव का भाग बताते । क्याकि यदि हम आंबू 
का नाम छेते, तो स्थानीय आदमी हमारी वात भी नहीं समझते | कई बार हम 
रेछ वी पटरियों के किनारे चलते । कभी-कभी यह कहनेवाले भी मिल जाते 
कि इतती दूर चलछकर क्यो जा रहे है ? में आपके लिए टिकट खरीद छाऊं? 
गाड़ी में बैठकर आराम से जाइये । हम सवको एक साथ भोजन करते देखकर 
कितने ही लोगा को अजीव-सा छगता। वे पूछते भी--/वया आप सब एक ही 
जाति के है ?/ जब हम जाति न बताते, तंच पूछते कि आप किस दूध के हैं ? 
मतलब यह कि अभी भछे ही आपकी कोई जाति न हो, परन्तु जन्म की तो कोई 
जाति जरूर होगी ? कोई पूछते--“अगले पडाद पर तो लीला करेगे न ? ” शुरू में 
तो हम समझे ही नही कि वे क्या पूछ रहे है । परन्तु धीरे घीरे बातो पर से 
पता लगा कि वे रामलीला के बारे में कह रहे है। हमारे पहतावे देखकर उन 
होगो को छगता कि यह तो रामलीलांवाछो की कोई मडली है। 

इसी प्रकार एक और मजे की बात तव होती, जब॑ किशोरछाल भाई, गोमती 
बहन, मणि बहन तथा मै झहर में साग-सब्जी या खाने पीने का दूधरा सामाव 
छेने के लिए हर आठ-पद्रह दिन में जाते॥ किशोरलाक भाई तथा मै सामान के 
थैले पीठपर लटकावर ले जाते, गोमती वहन तथा मणि बहन अनेक वार बगल में 
या सिर पर गठरी रखकर चलती। किशोरलाल भाई के सिर पर तो स्वामी- 
मारायप-पथ या तिलक भी होता! उन दिनो बसें नहीं चक्की थी और 
ताँगा का खर्चे हम करते नही थे! इसलिए दुधघेश्वर के पास से सावरमती को 
पार करके हम शहर में आते-जाते रहते। एक बार बोझ कुछ अधिक हो गया, 
तो सामने से आनेवाले एक आदमी ने बहा-- वाह महाराज | आज ता खूब 
हाथ मारा हैं। भिक्षा बहुत अच्छी मिली हैं ।/ और किश्ञोरछाछू भाई की ओर 
उँगली दिखाकर बोला--इन महाराज से तो उठती भी नही ।” इस तरह के 
मजे शुछ के दिनां में आते रहते । +++ 


विद्यापीठ के महामात्र ४१०५ 


किशोरकछाल भाई शुरू में केवछ एक वर्ष के छिए पावरमती की राष्ट्रीय 
शाला में आये थे। परन्तु वहाँ वे लमभग दो वर्ष रहे । फिर १९१९ के अगस्त में वे 
भाई श्री बाढूभाई के व्यापार में मदद करने के लिए वापिस वम्वई चले गये । 
परन्तु वे तो व्यापार के लिए जन्मे ही नहीं थे, इसलिए वहाँ उन्हें अच्छा 
नहीं लगा । * 

बापूजी को पत्र छिखकर बे अपने कुटुम्ब की ओर अपनी भी कठिताइयो से 
उन्हें परिचित कराते रहते थे । इस बारे में बापू का एक उत्तर उल्लेखनीय है : 

भाई श्री पं क्शोरलाकछ 

आपका पत्र मुझे गुजरानवाला में मिला। अभी तो मैं सबूत एकत्र करने 
के लिए घूमता रहता हूँ। इसलिए मुझे पत्र झाहोर के पते पर ही दें। पुझ्े 
निश्चय है कि आप दूर रहकर वालूभाई की सेवा कर सर्वेगे और उतना ऋण भी 
अदा कर सरबेंगे। मेरे सामने भी ऐसी ही समस्या उपस्थित हुई थी। हमें जो 
चीज अच्छी-से-अच्छी छग्रे, वह हम अपने प्रियजनो को भी दें, इससे अधिक 
आदमी क्‍या कर सफता है ? आप अपनी शर्ते पर सबका भरण-पोपण कर सकते 
हैं। थाज आप निर्देय दीसेंगे, परन्तु इससे घरवालों को भी छाभ ही होगा। 
इसलिए बाडूमाई का धन्धा सेभाउने से आप इन्कार कर दें, तो मैं समझता हूँ 
कि इसमें कोई दोप नही होगा । वाछूभाई भी इस झझट से अपने को मुक्त कर 
लें, तो अच्छा होगा। गरीब बनने में ही कल्याण है । वालूमाई अपने सब बच्चो 
को छेजर आश्रम में आ बसें । जो कुछ घन उनके पास हैं, उससे अपना खर्च 
चला लेंगे और सुस से रहेंगे। उनवी वृत्तियाँ तो अच्छी ही है। आश्रम में 
अर्थात्‌ आपके साय रहकर उनसे जो सेवा वन पड़े, वह करते रहें। बुछ नही 
सो कुउडियाँ तो मर ही सर्बेंगे। रूई तौछ सकेंगे। मुझे तो इस वाम में जो 
सुलभता और सादगी दीखती हैं, वह्‌ और जिसी चीज में नही । इस तरह सयम 
से रहफ़र जय हम काछास्तर में अपने शरीर को शुद्ध कर सकेंगे, तव हमारा 


१०० किश्ोरछाल भाई को जीवन-साधना 


जीवन पुप्पवत्‌ सुन्दर और सरल बन जायेंगा ओर जिस प्रकार पुष्प क्सीको 
वोजल्प वही रूमता, उसी प्रकार हम भी पृथ्वी की बोझरप नही छगेये। आज 
हो हम भारस्प लग रहे है के ड 
मोहवदास का वन्देमातरम्‌ 
अन्त में जुलाई १९२० में वे आश्रम में वापिस लौट आये। उस समय 
बापू ने असहयोग का आन्दोलन शुरू कर दिया था और राजनेतिक वातावरण 
बहुत गरम था । 

असहयोग के प्रइन पर विचार करके उस विपय में एक निश्चय करने के 
लिए सितम्वर मास में कलकत्ता में काग्रेस का एक विज्येष अधिवेशन करने का 
निश्चय किया गया। परन्तु इस विशेष अभिवेद्यन से पहले असहयोग के विचार 
वो बल देने के लिए २७-२८ और २९ अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात राज- 
नैतिक परिषद्‌ कौ गयी । इसमें असहयोग के वारे में एक प्रस्ताव स्वीकृत क्या 
गया। उसके अशद्यवा राष्ट्रीय शिक्षण के वारे में नीचे लिखा प्रस्ताव मजूर 
किया गया । 

(१) यह परिषद्‌ मानती है कि अग्रेज-सरकार द्वारा इस दे में जारी 
वी गयी शिक्षा-पद्धति हमारे देश की सस्कृति और परिस्थिति के प्रतिकूछ और 
अग्यावहारिक भी स्रिंदध हुई है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वरेशाभिमानी, 
स्वाश्रवी और चरिनवान्‌ भारतीय बनाने के लिए परिपद्‌ यह आवश्यक समझती 
हैं कि सरकार से स्वतत्र राप्ट्रीय शालाएँ खोलना आवश्यक है ॥ 

(२) इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिए खास तौर पर गुजरात में---परिपद्‌ यह 
भो आवश्यक समझती हैं कि राष्ट्रीय सिद्धान्त के अनुसार झाहाएँ, महाविद्यालय, 
उद्योगशांलएं, उर्दू शालाएँ और आयुर्वेदिक आरोम्यभालाएँ खोली जाय और 
इनके वाये में समन्वय स्थापित करने के लिए गुजरात विद्यापीढ ( युनिवर्सिटी ) 
यी भी स्थापना को जाय । 

(३) ऊपर लिखे अनुसार गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा वा प्रचार करने के 
डिए उचित उपायो वी योजना करने के लिए यह परिषद्‌ एक कमेटी वियुवत 
वरती हैं । इस क्मेठी को अपनी सहायता ने लिए अधिक सदस्य नियुक्त करने 
का भी अधिकार होगा 77 


विद्यापोठ के महामात्र १०१ 


इस कमेटी के सजी के स्थान पर श्री इदुलाल याजिक और किशोरलाल भाई 
नियुक्त किये गये। अस्ताब में राष्ट्रीय शिक्षण सस्याएँ निर्माण करने के बारे में 
लिखा गया हैं। परन्तु उस समय जनता के सामने राष्ट्रीय शिक्षण के प्रश्न की 
अपेक्ष। सरकारी नियन्नण से मुक्त शिक्षा का प्रइन अधिक आवश्यक था। 
इसलिए इसे “राष्ट्रीय शिक्षा' कहने की अपेक्षा असहयोगवाली झिक्षा” कहना 
अधिक सार्थक होगा । हर 

इस समिति ने गुजरात विद्यापीठ का विधान बनाया और ता० १८-१०-,२७ 
के दिन गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की । इसके प्रथम नियामका के स्थान 
पर समिति के चाल्‌ सदस्य ही रख लिये गये । समिति के अध्यक्ष गाधीपी ने 
कुलपति का पद ग्रहण किया । आचार्य श्री गिदवाणीजी कुछनायक और श्री 
किशोरलछाछ भाई महामाज नियुक्त किये गये। 

कियोरलाल भाई ने प्रारम्भ में शिक्षण-समिति के मक्णी की हैसियत से और 
बाद में गुजरात विद्यापीठ के महामात्र वी हँसियत से झिक्षका, विद्याथिया तथा 
सर्वेसाधारण प्रजाजना के नाम कई परिपत्र जायी करके उनका अत्यत सुन्दर 
मार्ग-दर्बघन किया। उनवी कई सचनाएँ वडी महत्त्वपूर्ण है। असहयोग करने- 
बाल़े शिक्षक का उन्हाने यह सलाह दी 

“राष्ट्रीय शालाआ में आपबो नौकरी मिले, त्तो आप सरवारी नौकरी से 
त्याग पत्र देंगे, इस तरह की शर्त गाना वेकार हैं| इस शर्ते पर विद्यापीठ शिक्षका 
को स्व्रीकार नहीं कर सकता । विद्यापी6ठ यह भी विश्वास नही दिला सकता 
कि सौकरी छोडनेवाले आप सबको विद्यापीठ अवश्य ही नौकरी दे देगा। यहाँ 
तो योग्यता ही देखी जायगी । सरकारी नोकरी से त्यागरपश्र देना, तो एक भारतीय 
के नाते भनुष्य का कर्तव्य हो गया है। इसमें एक प्रकार का आत्मब॒लिदान हैं 
विद्यापीठ में नौकरी मिलने में शिक्षा की दृष्टि से योग्यता की बात है ।7 

लसहयोग करनेवाले विद्याथिया को वे सलाह देते हैं 

“सोलह वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी यदि स्पप्ट रूप से समझ लें कि 
'असहंयाय य रन उस ये हू, ते। अपने माता फित की इच्छा दे विएदध मी उन्हें 

शालाएँ छोटने की सलाह दी गयी हैं । परन्तु इसका अयये यह नही कि वे गुरुमनो 
के प्रति अपने पृज्यभाव को कम वर लें। जो माता-पिता असहयोग को समच 


श्ण्र किशोरलाल भाई की जोवन-साधना 


नही पाये है अथवा विरोध करते है, उनके ग्रति भी असहयोगी विद्यार्थी पूज्यभाव 
ही खखें। उतकी सेवा सपूर्णे प्रेम और आदर के साथ बरें। उन्हें अनादर- 
युक्त वचन न बहें ।/ हु 

शिक्षा से असहयोग क्यों किया जाय, इस चारे में उन्होंने जो लिखा है, वह 
आज स्वराज्य की श्ालाओ में दी जा रही शिक्षा पर भी लागू होता है 

“हुममें इस तरह का एक वहम जड़ पकठ गया हैं कि अच्छी शिक्षा वा अर्थ 
है अमुक भाषा में लिखने-पढनें की शवित और अमुक विपयो की जानकारी। 
अगर किसी खास तौर पर बने मकान और उसके अन्दर निश्चित सुविधाओं के 
होने का नाम ही पाठशाला हो, तो अमुक भाषा का ज्ञान और अमुक जानकारी 
रखने को भी हम सुशिक्षा कह सकते है। परन्तु जिस प्रकार मकान नही, बल्कि 
शिक्षक और विद्यार्थी द्वाला है, उसी प्रकार भाषा और जानकारी नहीं, परन्तु 
भाषा का तेज और जानकारी की उत्पादक शवित ही दिद्यार्थी की सुभिक्षा है! 
यदि इस दूध्ट से हम शिक्षा पर विचार करेंगे, तो मुझे निश्चय है कि हम इसी 
निर्णय पर पहुंचेंगे कि आज की शिक्षा-पउति वा हम सदा के लिए त्याग कर दें, 
तो इससे देश कुछ भी नहीं खोबेगा। 

“पढ़ लिख लेने पर भी यदि छडका रोगी, पुस्पार्थहीन, क्षीणद्रीय और 
सयम के पालत में अशक्त बन जाय, यदि वह यह मानने लगें कि पढने लिपने वे' 
फलस्वरूप वह विद्येप ऐश-आराम का अधिकारी वन जाता है, स्वधर्म की 
अपेक्षा तात्कालिक लाभ को वह अधिक मू-य देना सीख जाय, यदि शिक्षा पूरो 
करने के बाद जीवनभर नौकरी में पडे रहने के अतिरिक्त उसमें कोई आकाक्षा 
न रह जाय, पढ लेने पर भी यदि वह इस योग्य न वन सके कि किसी उद्योग के 
डारा वह प्राम्राणिक्ता के साथ अपडी आजोबिवा चछा सके, यदि पढ ऐसे पर 
भी केवल अपनी हाजिरी छिखाने के छिए सोलह-सोलह मील चलकर जाने' 


१ सन्‌ १९१६ के अग्नैक मास में रॉलट एवंट के विरोध में जगह- 
जगह उपदेव हुए थे | उस समय छाहोर में फोजी कानून जाये क्या गया 
था और उससमें विद्यायियों को यह हुक्म दिया गया था कि बे इतनी-इतदी दूर 
चलकर रोज घाने पर हाजिरी दे जाया करें । 


विद्यापीठ के महामातर श्ग्३ 


की गुलामी उसके अन्दर रह गयी हो, यदि पढ लेने पर भी वह झूठे गवाह और 
झूठे दस्तावेज तैयार करने में तथा मुवविकलो और मरीजो को धोजा देने में 
भाग छे सकता है, तो इसकी अपेक्षा यह अच्छा है कि वह गरीब, मेहनत-मजदूरी 
करनेवाला और अपड बना रहे, ऐसी इच्छा हर माता-पिता को करनी चाहिए ।” 

एक भाई ने ग्राधीजी से पूछा कि “सभी राष्ट्रीय शालाओ में अत्यज पढ 
सकेंगे या नही ?” उत्तर के लिए गराधीजी ने यह पत्र विद्यापीठ की नियामक 
सभा के पास भेज दिया। इस पर नियामक सभा ने निर्णय किया कि “विद्यापीठ 
की मान्यताप्राप्त कोई भी विद्यामदिर (शाला तथा महाविद्यालय) केवल 
अत्यजों का वहिप्कार नही कर सकता ॥” 

उन दिनों क्षारदापीठ के शकराचार्य का मुकाम नडियाद में था। उसे 
समय ता० २१-११-१९२० के दिन इस निर्णय के प्रति विरोध प्रकट करने के 
लिए ब्राह्मणों ने एक महासभा की और उसमें प्रस्ताव क्या कि “विद्यापीठ का 
निर्णय हिन्दू धर्मशास्त्र के विरुद्ध है और हमारे सनातनधर्म के प्राचीन नियमों का 
उच्छेदन करनेवाला है ।” इस प्रस्ताव का उत्तर देते हुए क्शोरठाल भाई ने 
लिखा 

“ब्राह्मण महासभा के प्रस्ताव पर और जगदुगुरु द्वारा उसके अनुमोदन पर 
मुझे अत्यत दुख हुआ है। वर्णाश्रम-व्यवस्था समाज के हितार्थ और छोक- 
कल्याण के साधन के रूप में रची गयी है। स्मृतिकारों ने समाज के हित को 
देखकर लछोक-कल्याण के लिए देश-काल के अनुसार वर्णाश्रम-व्यवस्था में फेरफार 
किये हैं और नयी स्मृतियो की रचना भी की है। प्रारम्भ में अंत्यजों को अस्पृश्य 
करार देने में जो भी कारण रहा हो, आज देश की सारी व्यवस्था बदल गयी 
है। उसे ध्यान में रखते हुए यदि श्रीमद्शकराचार्य तथा महासभा यह परीक्षण 
करते किन्‍्याय और समाज का हित किस ओर हैं और अत्यजो के विरुद्ध प्रस्ताव 
करने के वजाय उदारतापूर्वक उन्हे आश्रय देने का भ्रस्ताव करते, तो घर्म की 
अधिक सेवा होती-ऐसा मेरा नम्र मत है ।” 

विद्यापीठ द्वारा किस प्रकार की पाठय पुस्तको की रचना की जानी चाहिए, 
इस विषय में सलाह देते हुए उन्होने जो कहा, वह भी घ्यान देने छायक है * 

“मेरा सयारू है कि पाठ्य पुस्तको के बारे में अनेक लोग स्वतत्र प्रयास करें, 


श्ल्ड किशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


तो अधिक अच्छा होगा। इस वात में तो समी सहमत हूँ कि शिक्षण जनता के 
हाथ में हो, और आज हम ऐसे छोकतत्री शिक्षण को राष्ट्रीय शिक्षण कहने है। 
परन्तु राष्ट्रीय शिक्षण में मुख्य प्रश्न यह है कि राष्ट्र को आज विस प्रकार के, 
किस चीज के और किस रीति से दिये जानेबाले शिक्षण वी आवश्यक्ता है। 
इस निपय मे अभी हम किसी निर्णय पर नही पहुँचे हैं। पहुँचना आसान भी 
नही है। इसलिए भिन्न-भिन्न आदर्शों का महत्तम समापवर्तेक करने की अपेक्षा, 
अथवा भिन्न भिन्न आदर्शो को एक-दूसरे के अनुकूछ बनाने अथवा उनमें समस्वय 
साधने के लिए उनकी तोड-मरोड करके लिखी गयी पुस्तकों की अपेक्षा अधिक 
अच्छा यह होया कि जिन्होते विचारपूर्वक अपने ग्रादर्श स्थापित किये है, इस प्रकार 
के भिन्न-भिन्न विचार और आदरशंवाले शिक्षाशास्त्री अथवा शिक्षा-मण्डल अपनी 
शिक्षण-सस्थाओ के लिए अदग-अलग स्वत्त्र पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करें।/ 
किद्योरलाल भाई उस समय भी इस वात के विरुद्ध थे कि शिक्षण पूरी तरह 
किसी एक तब के मातहत ही हो। वे उसे विकरेन्द्रित स्वरुप देना चाहते थे । 
राष्ट्रीय शिक्षण-मण्डलो को ध्यान में रखकर जारी की गयी एक पत्रिवा में 


वे कहुते है 


“इस यूथ में यह पद्धति चल पडी है कि लोकजीवन का प्रत्येक व्यवहार 
चछाने के लिए एक एक महकमा खोल दिया जाय । इसका सदर मुकाम एक 
जगह होता है और वहाँ से वह अपने आदमियो द्वारा गाँव गाँव में शाखाएँ खुलवाता 
है और उनमें सब जगह एक ही प्रकार से काम करवाता है! इस पद्धति में 
कुछ लाभ अवश्य है । परन्तु उनके साथ ही कुछ दोष भी है । इस तरह के महक्मे 
की कार्ये-पद्धति य्रात्षिक--यत्रवतू--बन जातो हे। इसमें हर मनुप्य को अपनी 
बुद्धि को इस यन्न के अनुकूछ बनाता पडता है। अनेक ऐसे स्वाज जारी करने 
पठते है, जो प्रत्यक्ष रूप से खर्चीले और मू्खतापूर्ण होते हैं। महकमे के मूल को 
घबका लगते ही सारी शाखाओ का नाश होनें का भय होता है। और भूल को 
घक्‍का पहुँचाना कठिन नही । अधिक कमाई करनेवाला और जनता को मोहित 
करनेवाला कोई नया महकमा खड्ा हो जाय, तो पहला मह॒कमा बन्द किया जा 
सकता है। 

“जहाँ तव मैं समझता हूँ, विद्यापीठ की स्थापना क रने में हमारा हेतु यह नही 


विद्यापीठ के महामान १०५ 


है कि अग्नेज-सरकार के शिक्षाविभाग के समान ही हम भी कोई मध्यवर्ती शिक्षा- 
विभाग खोल दें और उसके जरिये सारे गुजरात में शिक्षा के कारखाने खोल दें 
और एव निश्चित साँचे में सारे विद्याथिया और शिक्षका को ढालने छग जायें। 
गुजरात विद्यापीठ का हेतु यह है कि जनता समझने छंगे कि हर गाँव में जनता को 
ही अपने वच्चा वी शिक्षा का प्रवन्ध करना है । यह शिक्षा गाँवो की आवश्यकता 
के अनुकूल ही। फिर यह भी स्पप्ट हैं कि आज ऐसी मध्यवर्ती सस्था के बिना 
हमारा काम नही चल सकता। ऐसे समय, जब कि हमारी पुरानी सस्थाएँ नष्ट 
हा गयी हैं, जनता अपने पुराने सस्वारा को भूल गयी है, नयी सस्थाएँ निर्माण 
करने वी अपनी नैसगिव' शवित के बारे में हम श्रद्धा खो बैठे है, ऐसे समय इस 
तरह की सस्या ही हममें सध-बल उत्पन्न वरके हमारे प्रयासों के छिए एक घ्येम 
निश्चित बरने में हमारी मदद कर सकती है । फिर भी हमें यह नही भूलना 
चाहिए कि ड्रस मध्यवर्ती सस्था का काम केवल प्लुव वी भाँति सही दिश्या बता 
देना है। इससे आगे वढकर यदि वह सारा सचालन अपने हाथो में लेने का 
प्रयत्न करेगी, ता उतने अश्य में यह यन्त्र बन जायेगी । राष्ट्रीय शिक्षा-मण्डल 
वा वाम हूँ कि वह विद्यापीठ को यन्त्र न बना दे ।” 

शिक्षित अथवा पठा छिखा क्सि कहना चाहिए, इस विषय में उन्होने एक 
पत्रिका में लिया हूँ 

* केयल लिपना-पढनता मात्र आ जाने से मनुष्य 'शिक्षित' नहीं कहा जा 
सक्ता। शिक्षण तो सानदानी स्वभाव में है। यह अगर अपने बच्चों में माता- 
पिता लय सर्वे, तो उन्हें अरतोप मानने वे लिए काई कारण नही । फिर ज्ञान की 
निरतर प्यास होना भी शिक्षण का लक्षण है । जो माता-पिता अपने बच्चा 
वा पढ़ा नही सकते, वे उनमें यदि ज्ञानप्राप्ति वी प्यास भी जगा सकें, तो यह कम 
नहीं। इसके द्वारा बच्चे सुद दूसरा को देस-सुनवर और अपने अनुभव से स्वयं 
ही बहुत-सा ज्ञान प्राप्त बर लेंगे। अपने ज्ञान का शताश भी मनुप्य शालाओ 
में नही प्राप्त वरता। निनन्‍्यानय्र प्रतिशत तो यह ज्ञान उसे प्रत्यक्ष जीवन में 
भिर्ता है। यह शताश भले ही महत्त्वपूर्ण हो, परन्तु देश के सामने उपस्थित 
धर्म वे पालम में इस शताझ वा त्याग करना पडे, तो यह कोई बहुत बडा त्याग 
नही हा जायेगा।” 


१०६ किश्चोरलाल भाई वो जीवन-साधना 


ता० १५-११-१९२० को महाविद्यालय की स्थापना हुई | इस जवसर 
पर महामान्न की हेसियत से भाषण करते हुए किशोरलाल भाई ने कहा : 
“विक्षा-यरिपद्‌ तथा साहित्य-परिपद्‌ ने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में 
भिन्न-भिन्न प्रस्ताव किये है) परन्तु आज आपके सामने जो सस्था खडी की ग्रयी 
है, उसवा मूल आधार राजनैतिक परिपद्‌ है। शायद यह आपको आदचर्य में 
डाल दे। परतु आज देश की राजनैतिक स्थिति भयकर है। -.. ऐसी कूर 
और भयकर सरकार को इच्छापूर्वक एक दिन भी टिकाये रखता अधर्म हैं। 
सरकारी शिक्षण-पद्धति इसे टिकाये रखनेवालम एक उत्तम साधन है ( इस विचार 
से प्रेरित होकर ही राजनैतिक परिषद्‌ ने शिक्षण को व्यावहारिक रुप॑ देने का 
निश्चय किया है ।* 
“इस प्रकार आज आपके सामने राष्ट्रीय दिक्षा का प्रइन केवल विशुद्ध शिक्षा 
की दृष्टि से नही खडा हुआ है। इसमें राजनैतिक दृष्ठि प्रधान है। जनता के 
सामने आज यह सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश् खड हो गया है कि वह देश की शिक्षण- 
पद्धति को सरकारी नियन्त्रण से भुक्त कर ले (” 
उस समय की परिस्थिति के कारण विद्यापीठ के लिए यह आवशध्यव हों 
गया कि वह अपने काम वा प्रारम्भ ठेठ नीचे से करने के बजाय उपर से करे | 
इस विधय में क्शेरित्यछ भाई ने कहा था 
“सच पूछचिये तो महाविद्यालय शिक्षणमदिर का कलश हीता हैं। कलश 
चाहे कितना ही मूल्यवाव और प्रकाशमान हो, फिर मी उसकी बुनियाद तो प्राय 
मिक शिक्षा ही हैं । परन्तु इस विद्यापीठ का श्रीगर्णेश महाविद्यालय से करना पड 
रहा है। इसलिए यह विद्यापीठ कविवर रवीन्धनाय ठाकुर के आक्षेप कय प्रात 
बन गया हैँं। इस अटपंटी स्थिति का कार० आज वी राजनैतिक स्थिति है।" 
यह विद्यापी5 मुख्यत क्निके लिए है--इस प्रश्न के उत्तर में शिज्योरलाल 
भाई ने जो लिखा है, वह विशेष रूप से जानने योग्य है 

“विद्यापीय वी ओर से मै विश्वास दिल्ाना चाहता हूँ कि यह विद्यापीठ 
मुख्यद गुजरातियों के लिए है, फिर वे चाहे हिन्दू हो, जैन हो, मुसलमान हो, 
वाश्तीक्ोभाज्ताएकेफ५ नुपछत्मामऔऑए्पाए्पोीनाएपोपफ्य नीकिष्तत्त/लिकम्ता 
चाहता हूँ कि यह विद्यापी5 सस्कृतमय गुजराती का उत्कर्ष करने वे छिए नहीं 


श०्८ क्षिशोौरलाल भाई फो जोवन साधना 


आया हूँ कि यदि असहयोग को आप सच्चा वरना चाहते हा, तो अपना हर धण्टा 
सूत कातने में ही छगाइये ॥ यहूं वात आपको नयी मालूम होगो । आपको 
आपात भी छगेगा | जिन्हें वी० ए० होना हैं ओर जिन्हें विश्वास दिलाया गया है 
कि यह विद्यापीठ उन्हें यह डिग्री देगा, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो 
चरणा चलाना ही बडी-से-वडी डिग्री है। मै'इस सीमा तक इसलिए जा रहा हूँ 
कि इस समय मेरे विचारों में जो आवेग हैं वही आपमें भी उत्पत हो, यह मैं 
देखना चाहता हूँ । यदि नो महीनो में हम स्व॒राज्य छेना चाहते है, तो विद्याथियां 
के लिए असली विद्या यही है कि वे भारत में कपडे वे' अकाल को मिटा दें । यदि 
विद्यार्यी इस साल इस काम को उठा लें, तो काग्रेस अपने भ्रस्ताव के अनुसार 
एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त कर सकती है। विद्यार्भी अपने देश के लिए 
अपनी पढाई को अछूग रखकर मजदूर वन जायें । इस मजदूरी के लिए मुआवजा 
न माँगें,ता आपकी कपा, परन्तु यदि छेना चाहें, तो खुशी से छे भी सबते है! 
आप पढ़ाई वो पूरी तरह छोड दें, यह मेरा आग्रह नही हैं ॥ परन्तु यदि छोई 
भी दें ता उससे आपवी विचार-शव्ति वम हो जायगी-ऐसा में नही मानता । 
जिसका मन मलिन नही है, उसवी विचार-शकित कभी नही घटती । पढ-पढ- 
कर हमारे दिमाग सड गये है । इसीलिए मैने आपसे वहा विः छह भण्टे सूत 
कातिये और शेष समय में पढ़िये । में तो आपसे यह भी वहता हूँ कि बातने 
बी पला में पारगत होवर गाँवा में ही जावर वसियें । इतना आत्मविश्वास 
आप में न हो, तो आप वॉ्ेज में भी रह सकते हैं। परन्तु मुझे इतना ता विश्वास 
हैं नि सभी छोग यदि रोज चार-छह घण्टे मही बादेंगे, तो स्वराज्य नहीं 
मिल सवेगा । 
महाविद्यालय के बई विद्याधिया पर इस भाषण या बहुत अच्छा असर 
हुआ । उन्हाने निश्चय विया वि अक्षरज्ञानवारे विपया में समय देने की अपेक्षा 
हमें वस्त्र विद्या के पीछे छग जाना घाहिए 4 इनके लिए यट सुविधा बर देने को 
दृष्टि से नियामव-सभा ने नीचे लिया निश्चय विया । 
“बाग्रेस बे' असहयोग सम्बधी प्रस्ताव के प्रति सम्मान प्रयट बने शदा 
श॒द्ष यर्प ये भीतर स्वृराज्य प्राप्त बरने दे प्रयन में सहायव बनने वे रिए गून- 
झात विद्यापीय द्वारा सायागाप्राप्त समी आपना मे प्रवधप तया अध्याप 


विद्यापीठ के महामात्र १०९ 


विद्याथियो को कताई की शिक्षा दें और स्वदेशी का भ्रचार पूरे वेग से करने के 
लिए तथा देध में सूत की जो जबरदस्त कमी है, उसे पूरा वरने के लिए जो-जो 
विद्यार्थी तैयार हो, उनके द्वारा सूत कतवावें । ऐसा करने के लिए समय देना पडे, 
तो वह देने के छिए भी विद्याथियों को समझाकर तैयार करें।” 
महाविद्यालय के आचाये श्री गिदवानीजी को लगा कि सभी विद्याथियों से 
इस तरह कताई का काम कराया जायगा, तो यह बहुत दिनो तक नही निभेगा। 
इसलिए जो विद्यार्थी पुस्तकी ज्ञान चाहते थे, उनके लिए वर्ग जारी रखें। जो 
विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने के बदले कताई सोखना चाहते थे तथा उसे 
सीख लेने के बाद उसके प्रचार के लिए गाँवो में जाना चाहते थे, उनके लिए 
“स्वराज्य-आश्रम' नाम की एक अछगर सस्था की स्थापना कर दी गयी । इसवे 
बाद तो गुजरात में तथा दूसरे प्रान्तो में भी अनेक स्वराज्य-आश्रमों की 
स्थापना होती गयी । परन्तु यहाँ यह बता देना जरूरी हैँ कि इन सस्थाओ को 
स्व॒राज्य-आश्रम का नाम देने की मूस आचार गरिदवानीजी की है । 
इस रारी अवधि में क्शोरछार भाई बहुत बडे घामिक मनोमयन में से 
गुजर रहे थे। अपनी प्रवत्तियों से उतके मन को पूरा सुमाघान नही हो रहा 
था। जीवन का ध्येय क्या हो, इस विपय में वे अत्यधिक मानसिक व्यथा 
महसूस कर रहे थे। इस सम्बन्ध में एक स्वतत्र प्रकरण आगे दिया जा रहा 
है। परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोगी शिक्षा के पारस्परिक भेद के सम्बन्ध 
में नियामक सभाओ में जो चर्चा चलती, उसके बारे में उनके मन में वहुत भारी 
अमन्तोष रहा करता। इसलिए सन्‌ १९२१ की जनवरो में उन्होने विद्यापीझ 
के महामात्र पद से त्यागपत्र दे दिया। इस विषय में स्वय अपनी आलोचना 
करते हुए उन्होने किल्वणीना पाया नामक पुस्तक की भ्रस्तावना में छिखा हूं . 
“उस दिन तो मुझे बेवछ इतना ही भान था कि मेरे चित्त को झान्ति नही 
है। इसलिए विद्यापीठ के नवीन प्रयोग में बहुत रुचिपूर्वके कूद पड । विद्यापीठ 
एक नवीन सस्या थी। परज्तु नयी सस्या में शामिल हो जाने मात्र से हृदय भी 
थोडे ही नया वनता है। नयी सस्था में मे पुराना--विविध प्रकार के रागद्वेपो- 
वाले आग्रह से भरा हुआ, हृदय लेकर गया और जिस प्रकार गाडी के नोचे- 
नीचे चलनेवाला कुत्ता समझता है कि मैं हो इस गाडी को सीच रहा हैँ, उमी 


श्१० किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


प्रकार में भी अपने को एक अपूर्वे त्यागी, देशभक्ति से सरावोर विद्यापीठ का 
स्तमसप मानता और मुझसे सहमत न होनेवाले साथिया को स्वायंबुद्धि में 
रेंगे हुए समझता रहा। मैं सवधे झगडने छगा। ज्यो-्ज्यो मेरी अपूर्णवाएँ 
मेरी अयोग्यता को अधिकाधिक तीव्रता के साथ सामने लाने लगी, त्योन्त्यों 
प्राथमिक शिक्षा और धामिक शिक्षाविषयक मेरा साग्रह बढता ही गया। 
किन्तु जब मेरा आग्रह नही चला, तव अपनी अयोग्यता पर नाराज होने के 
बदले मेने विद्यापोठ की ओर से विरक्ति घारण कर ली ।* 

इसके वाद क्गोरछाल भाई ने आम को राष्ट्रीय शाला में थोटा-बहुत 
वाम किया। परन्तु वे अधिकतर समय धामिक पुस्तकों के अध्ययतत और 
मनन में बिताते। सत्‌ १९२१ में श्री केदारताथजी से उतवा परिचय हुमा॥ 
उनके साथ चर्चाएँ करते हुए विज्ञोरलछाल भाई के मन में उन पर ऐसी 
श्रद्धा बैठ गयी कि उनको उन्होंने अपना गुर सान लिया उनकी सूचना 
से बिश्लोरछाल भाई बुछ समय एवान्त में रहे । अन्त में उनकी चिल में समाधान 
*हो गया। इसकी विस्तृत जानवारी अगले श्रक्रण में दी गयी है। साधना 
पूरी होने पर जब वे फिर से भ्रवृत्तियो में भाग लेने छगे, तब सन्‌ १९२३ के मार्च 
में सरदार वल्छभ भाई तथा अन्य मित्रों वे आग्रह से उन्होने फिर विद्यापीठ ने 
महामात्र वा पद स्वीकार बर लिया। 

इस समय तक देश वा राजन॑तिवा वातावरण यूर्णत बदल गया था । 
सन्‌ १९२२ वे मां में माधीजी यो छह वर्ष थी सजा हो चुकी घी । समस्त 
बारयंतर्ता और नेताओं में यही वृत्ति काम कर रही थी वि' ग्राधीजी जिन 


ञ 


विद्यापीठ के महामान १११ 


कि “शिक्षा के विपय में जनता के विचार, विद्यापीठ का उद्देश्य तथा शिक्षा 
का ध्येय--इन तीनों पर जब तक अच्छी तरह विचार नहीं क्या जायगा, 
तब तक मेहनत करते हुए भी मन को सन्तोष नही होगा ।” अन्त में जनवरी 
१९२४ में नियामक सभा ने निम्नलिखित निश्चय किया । 

“गुजरात-विद्यापीठ की देखरेख में राष्ट्रीय शिक्षा की जो घालाएँ चल 
रही हैं, उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा के विपय में जनता वे 
मानस को ठीक तरह से शिक्षित करने के लिए तथा अच्छे शिक्षकों के लिए 
उचित अनुकूलताएँ निर्माण करने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है, इन सब 
बातो का विचार करने के लिए गुजरात के राष्ट्रीय शिक्षा-मडलो के शिक्षको 
का तथा उनकी व्यवस्थापक समितियो के सदस्यों का एक सम्मेलन जल्दी-से- 
जल्दी किया जायु और इस सम्मेलन के निर्णय नियामक सत्ता के समक्ष 
सिफारिशों के रुप में पेश किये जायें।" 

यह निर्णय करते समय यह कल्पना थी कि गाधीजी तो अभी जेल में 
है, इसलिए यह सम्मेलन उनकी अनुपस्थिति में ही करना होगा । परन्तु” 
मार्च १९२४ में सरकार ने उन्हें वीमारी के कारण छोड दिया। छूटने के बाद 
कुछ समय वे आरोग्य प्राप्त करने के लिए जूहू में रहे। इसलिए यह तय रहा 
कि गाधीजी के वहाँ से आने पर ही सम्मेलन किया जाय। अस्त में अगस्त 
मास में अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ। 

सम्मेलन का प्रारम्भ करते हुए कियोरछाल भाई ने कहा--यह सम्मेलन 
हम ऐसे वातावरण में कर रहे हैं जब कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेव अवेक 
प्रकार की कठिनाइयाँ अनुभव वी जा रही है और सबके मन में ऐसी झकाएँ 
भरी हुई हैं, जिन्हें प्रकद करके कोई वाहर नही दिखा सकता। ये शकाएंँ चाहे 
राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धान्तो के सम्बन्ध में हा या उन्हें व्यवहार में लाने की 
ओजनाओ के सम्बन्ध मे हो) इस सम्मेलन में हम उत पर तो विचार करेंगे 
ही, परन्तु मेरी अपनी तो सबसे एक ही प्रार्थना और इच्छा हैं, वह यह कि 
यदि आपसे वन पडे, तो आप सब हमर ऐसी शवित प्रेरित करें कि' जिससे 
विद्यापीठ की प्रवृत्ति का विस्तार बढ़े या न बढे, इसमें काम करनेवाले हम सब 
अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कम त्याग कर सके या अधिक, हममें जो भी 


श्श्२ क्िशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


थोड़े या अधिक गुण-दोप हो, फिर भी हम सब जैसे भी है, एक दूसरे के साथ 
सख्ाभाव से रहना सीखें । मेरी आप सबसे यही याचना है कि आप ऐसी शक्ति 
हममें प्रेरित करें, क्योकि मुझे लगता है कि अन्य सारी सफलताएँ इस दाक्ति के 
पीछेपीछे स्वत आ जावेंगी।” 

गाधीजी ने उत्तर में कहा : 

“भाई किशोरलाल ने जिस शक्ति की याचना की हैं, वह मेरी शक्ति वे 
बाहर की बात हैं। शिक्षक आपसमें सखाभ्यव से वर्ताव करने छगें, तो वह 
तो स्वराज्य ही कहा जायगा। यह देना मेरे हाथ में नहीं । यह भिक्षात्तों 
इंदवर से ही माँगी जा सकती है और बह हमें यह चीज दे दे, तव तो सभी कुछ 
मिछ गया समझना चाहिए। यह शिक्षा आपको तो कुछ नही सी ही छग्ती 
होगी, परन्तु उसका देना मेरे लिए तो अश्वक्य ही है। में तो आपके सामने 
बुछ सूचनाएँ रखूँगा और कुछ ऐसी तकलीफ की वार्ते पैश करूँगा, जितसे 
आपका तथा मेरा भो उत्साह बढ़े" 

फिर सूत के धागे से स्व॒राज्यवाली अपनी वात कहते हुए ये बोले 

“क्या में पागल हो गया हूँ ? अगर हम सचमुच मानते हैं कि सूत के धागे 
से हम स्वयज्य छा सकते हैँ, तो हमें यह करके दिखा देना चाहिए। मेरे पास 
दो पत्र आये है। उनमें लिखा है--“तू मूर्ख हो गया है । पहले तो चरखे वी 
बातें बुछ मर्यादा के साय करता था, अब तो वह मर्यादा भी छोड दी ।” दुनिया 
मुझे 'मूर्ख' बहे, पागल बहें, गालियाँ दे, तो भी में तो यही वात क्ट्ेंगा । मु 
दूसरी बात सूझती ही नही, तब मैं क्या करूं ? में तो मह्मविद्यालय के स्वातवा 
को भी यदि बह चरखे की परीक्षा में पास न हो, तो फ्रेल़ कर द॑। उसे प्रमाण- 
पत्र देने से इनकार वर दूं। लोग वहूते हं कि यह ज्यादती है । में पूछता हूँ 
कि ज्यादती घा अर्थ वया होता है ? अग्रेजी, गुजराती, सस्ड्ृत सीसनो होगी- 
ऐसे निममस बनाने में ज्यादती नही होती ? इसी प्रकार वहिये वि कताई सीसना 
अनिवाय होगा। हाँ, खुद हमार हो इसमें विश्वास न हो, तो बात दूसरी हैं। 
विद्यायियों से कहना चाहिए कि दे यदि वातेंगे नहीं, तो शाला में नहीं रह 
सरेंगे। इसमें बुरा कया है? .. «जिस चौज को हम जरूरी समस्या हैं, 
उसे नि सवोच दच्चों से कहना ही चाहिए।॥ जिन बच्चों था साता-विता को 


विद्यापीठ के महामात्र ११३ 


बे मजूर न हो, वे भले ही न आवें। प्राथमिक शालाएँ, विनयमदिर, महा- 
विडालय यदि सचमुच स्वराज्यशालाएँ है, तो इनमें यह नियम होना ही चाहिए। 
दूसय विचार हमारे लिए अप्रस्तुत हैं। (शिक्षको में से) जिनके विचार 
बदल गये हो, वे त्यागपत्र दे दें ।7 

इसके बाद सर्वेसाधारण की तथा गाँवों वी शिक्षा के विषय में बापू ने 
जो कहा, वह आज भी उतना ही छागू हैं * 

“बदि हम सर्वसाधारण को सुशिक्षित करना चाहते है, तो महाविद्यालय 
को भले ही महत्त्व दें, परन्तु अन्त में तो उसे गग्ोत्री ही वना देना होगा। अन्त 
में उसके विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करके गाँवों में ही जाकर बैठे। इसी 
विचार से उन्हें तैयार करें। भछे ही उनकी सख्या थोडी हो। चिन्ता की कोई 
बात नहीं। 

“परन्तु मैं तो प्राथमिक शाला पर ही जोर देना चाहता हूँ। विद्यापीठ 
प्राथमिक शालाओ पर अधिक ध्यान दे। उनके बारे में अपनी जिम्मेदारी 
अधिक समझे। प्राथमिक शाला किस' प्रकार चलानी चाहिए, इसके बारे में 
विचार करें। मैं अपना विचार बता देता हूँ। सरकारी झाछाओ का अनुकरण 
करते बैठना मूर्खता है । सात लाख गाँवों में भला सरकार पहुँच सकती है ? 
सात में से तीन छाख में भी तो झालाएँ नही है। जहाँ इतनी दीन स्थिति हे, 
वहाँ सरकारी ढय की झालाएँ खडी करने में क्या सार है ? हमारी शालाओं 
के लिए मकान न हो, तो भी हम अपना काम चला छें। हाँ, शिक्षक मान 
चरित्रवान्‌ हो ।" 

इस परिद्‌ में अ्रस्तावो द्वारा विद्यापीठ की नीति स्पष्ट की गयी। परन्तु 
निरत्साह का जो वातावरण फैलाया था, उसमें इससे कोई बहुत फर्क नही पडा । 
अन्त में सन्‌ १९२५ के अन्तिम दिनों में आचार्य श्री आनदशकर ध्रुव की 

अध्यक्षता में एक जाँच-समिति नियुक्त की गयी और उसे सारी परिस्थिति 
का व्यवस्थित परीक्षण करने एवं विद्यापी5ठ तया उसकी मातहत संस्थाओं 
के विधान, पाठ्यक्रम और कार्य की दिश्ला पर विचार करके अपने सुझाव पेण 
करने का काम सौप दिया गया। 

दूसरी बार महामात्र बनने के बाद क़िद्योरछाल भाई चित्त की इतनी 

८ 


११४ किश्लोरलाल भाई को जोवन-साधना 


“स्थिरता तया थान्ति से काम करते थे कि पहली वार जिनके साथ उनके मत्भेंद 
हो गये थे, उनके मन को भी उन्होने जीत लिया। इसके अछाबा विद्यापी5 
के दफ्तर का सारा व्यम इतनी“अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया हि आजे 
भी उनके द्वारा डाली गयी पद्धति पर ही वहाँ सारा काम चल रहा हैं। फिर 
भी प्राथमिक शिक्षण के बारे में उनका उत्साह कम नही हुआ । गाधीजी ने 
भी प्राथमिक शिक्षण पर तथा विद्यापीठ को गाँवों में ही अपने काम का अधिक 
विस्तार करने पर जोर दिया था | विद्यापीठ के नियामवर मण्डल वा उद्देश्य 
भी इसे कम महत्त्व देने वा नही था । परन्तु उसे उन दिनों ऐसा झग रहा था 
कि उन परिस्थितियों में उसे महाविद्यालय को ही अधिक महत्त्व देना चाहिए। 
इसलिए अन्त में किशोरलाल भाई ने सन्‌ १९२५ के नवस्वर महीने में विद्यापी 
से त्यागपत्र दे दिया । उस समय उन्होने नियामक सभा के सदस्यो को सवोधित 
करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें कुलनायक तथा महामात्र के कार्य वे वारे में 
थाई महत्त्वपूर्ण भुज्ाव दिखें थें। बुनायक के कार्य के विषय में उन्होंने 
लिखा था 

/(१) विद्यापीठ का मार्गद्शव करने के लिए बुलनायक के पास एव 
स्पृष्ट वार्मश्षम हो, जिसे निमामको तथा वार्यबाहकों की तत्त्तत सम्मति 
मिली हो । 

"(२) वह हिक्षा के विपय में अपने सिद्धान्त स्पष्ट रुप से सवके सामने 
रस दे और नियामक तथा बार्यवाहक इन्हें प्रयोग के लिए ठीव' समर्से । 

“(३) नियामकों तथा वार्यवाहवो को इसवे चरित्र, व्यक्तिगत नि स्वार्थता, 
बुद्धि, विदत्ता और प्रामाणिक्ता बे विषय में पूर्ण विश्वास हो और उसकी 
योजनाओं वो सफ़्ल बनाने में इनवा पूरायूरा सटयोम मिछेयां, ऐसा उसे 

विश्वास हो। इसी प्रसार जिन उच्च आद्यया अबवा आदर्णों में वहू विद्यापीठ 
जो रेगना चाहे, उन आश्यो और आदर्शों में इनत्रो निष्ठा हो, यदि वु रनायक 
तथा नियामक और बार्यवाहकरो बे बीच इस प्रगार वा सम्बन्ध नही होगा, 
तो मुझे छगता है वि घुल्नाथव चाहे वितना ही बडा आदमी हो, वह विद्यापी 
यो झागे नही बद्ा सवेगा । 

महामात्र के विषय में उन्होंने श्या था : “सबगे अधित महत्व की 


विद्यापीढ के महामात्र श्श्प्‌ 


बात तो यही है कि उसमें इस कार्य को सेभालने की शक्ति होनी चाहिए। 
श्री पिदवाणी ने एक बार सुझाया था कि महामात्र की पसदगी कुछनायक क्या 
करे। मेरा खयाल हैं कि विद्यापीठ की आज वी स्थिति में यह सूचना अच्छी 
हैं।$ ८८२० 

“ऊपर के दो प्रश्नों को सन्‍्तोपजनक रीति से हल करने से ही विद्यापीठ 
में नवीन चेतना छायी जा सकती हैं और विद्याथियो तथा जनता में पुन. श्रद्धा 
जाग्रत की जा सकती है। विद्यापीठ अपने स्नातकों को किस प्रकार की शिक्षा 
देना चाहता है, अपनी तरफ आश्ाभरी नजर से देखनेवाली जनता में वह 
किस प्रकार के सस्कार फैलाना चाहता हैं और इस सबके लिए किस प्रकार के 
साधनों का वह उपयोग करना चाहता हैँ, इन वातों का ठीक-ठीक निश्चय किये 
विना काम नही चलेगा । 

“इस प्रश्नों पर आप निष्पक्षमाव से गरभीरतापूर्वक और स्पष्ट सर्प से 
विचार नही करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप भूल करेंगे। यदि में अपने मन 
के ये भाव आपको न बताऊंँ, तो मैं कर्तव्य-अप्ट होऊँगा। इसीलिए महामाव 
पद छोडने से पूर्व ऊपर लिखी मूचनाएँ देने की इच्छा को मैं रोक नही सका। 
इसमें आपको धुृष्टता मालूम हो, तो क्षमा करेंगे।” ++०+ 


साधना १४३ 


[ किश्लोरलालछ भाई की साधना विषयक यह प्रकरण श्री वेदारनाथजी 
में स्व० श्री मरहरि भाई परीस की प्रार्थना पर छिखा था । इस हिन्दी 
संस्करण के लिए पू० नाथजी ने अपने इस प्रकरण को फिर से दोहरा दिया 
तथा बाफी नये सशोघन किये हूँ | इसके लिए पू० नाथजी के हम अत्यन्त 
कृतज्ञ है। ] 
मुझे लगता है कि सन्‌ १९१७ ई० में कोचरब (अहमदाबाद) में गाथीजी 
के आश्रम में स्थापित राष्ट्रीय शाला में विशोरलाल भाई जब वर्ग ले रहे थे, 
तब मैने उन्हें पहले-पहल देखा । वोकासाहव बाठेलवर और स्वामी आनम्द 
ने साथ मेरा सम्बन्ध होने वे वारण में कभी-कभी आश्रम जाता रहता था। 
उस समय उनके विपय में केवल इतनी ही जानकारी मिली थी जि वे अक्ोला 
में वबालत करते थे। उसे छोडबर दे चम्पारत गये और वहां से पूथ्य बापू 
नें उन्हें यहाँ सी शाठ्य में काम वरने वे लिए भेजा 

सन्‌ १९२० में में सावरमती-आश्रम में गया, तब वे बाबा के पडोस में 
रहते थे। आश्रम ने वहुत-से शिक्षक कावा के पास आते और अनेत विपयो 
पर घर्चा करते । इन चर्चाओं में किशोरलाल भाई मुख्य भाग लेते । वाया 
के पदोस में ही वे रहते थे ॥। इसलिए उनके भजन और रात वा घामित्र 
पठन-पाठन आदि मुझे सुनाई देता था ।इस पर से मेने यह समझा 9 थे बड़ी 
अआाभिः वृत्तियाले पुरुष है। फिर से जब में आश्रम में गया, तव सुना कि वे 
ईश्वर प्राप्ति बे लिए घर छोडयर जानेवाले हैं। यापु उन्हें ऐसा न यरने ने! 
लिए सभप्ना रहे थे। परन्तु उनका निश्चय बदऊ नहीं रहा था। बहुत पूछ- 
ताछ न बरने वा मेरा स्वभाव होने के कारण मैने अधिक पूछताए नहीं वो । 
दिए भी गाया से इतना तो माटूस हुआ हि उनके सृहयाग के दियार के 


साधना ११७ 


कारण आश्रम के प्रमुख छोयो में तथा खासकर उनके मित्रोमें वडी चिन्ता 
उत्पन्न हो गयी हैं। एक बार काका ने उनसे कहा कि आप ईश्वर-ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए सर्वस्व छोडकर जा रहे है, तो इम विषय में नायजी से तो कुछ पूछ 
देखिये । इस पर किशोरलछाल भाई ने कहा कि “क्या नाथजी इस विपय में 
बुछ जानते है ?” कावा ने कहा - “एक बार पूछकर देखें ।” जिससे एक दित 
क्शोरलाल भाई मेरे पास आये और उन्होने अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन 
किया। पहला ही प्रसण था, इसलिए उस दिन उन्होने पूरी तरह से अपना 
दिल सोलकर बात नही वी । फिर भी उनके हृदय की व्याकुछता का में 
समझ गया। उनके घामिक वाचन तथा अम्यास के विषय में मैने उनसे 
पूछा। इसके उत्तर में उन्हाने बताया कि स्वामीनारायण-सप्रदाय के ग्रन्थों 
तथा इस विपय का अन्य कुछ वाचन हुआ हैं। 

क्शोरलाल भाई जिस विपय के लिए मेरे पास आये थे, उस विपय में 
मुझे समाधान हों गया था और मित्रा को में उस विषय में कभी-कभी 
सराह भी देता था। फिर भी किसी बात में भाग न लेने का स्वभाव ए्‌ होने 
से में ययासभव अछग ही रहता । मेँ अपने को इस विषय का कोई बडा ज्ञाता 
नहीं मानता था। जब कमी मैं आश्रम पर जाता, तब इस विपय की चर्चा में 
भाग लेने के वजाय बुनाई, वढईगिरी आदि सीखने मे अपना समय छगाता था। 
मैं चाहता या कि दरीर-श्रम से स्वावलम्बी वन जाने के बाद अपने विचार 
समाज वे सामने रखूँ। इस विपय में मै बुछ जानता हें अथवा इसका थाडा- 
बहुत अम्पास करता हू--यह वात आश्रम में काका और स्वामी वो छोडकर 
और कोई नहीं जानता था और न मैं ही चाहता था कि काई जाने। फिर भी 
विश्योरणाल भाई जैसे श्रेयार्थी मेरे पास आये, इसलिए मैने उनके साय बात- 
चीत की। पहली मुलाकात में उनके-हमारे बीच इस प्रवार का सवाद हुआ, 
ऐसी याद है। 

किश्लीरछाल---काका साहब ने आपके बारे में बुछ जानवारी दी । उसीसे 
मे आपके पास आया हूँ। धापु ने एक वर्ष में स्व॒राज्य छेने वा निश्चय क्या 
है। परन्तु मुझे लगता है कि यदि हम अपना पारमाथिक स्वराज्य इस जन्म में 
आप्त नही कर सके, तो यह जीवन व्यर्थ है। मुझे इस स्वराज्य के लिए 


११८ क््श्ञोरलाल भाई को जीवन-साधना 


व्यावुलूता हो रद्दी हैं और इसके लिए घर, आश्रम आदि सब घुछ छोड़कर 
कही एकान्त में जाकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहता हूँ। 
मै--वही अर्थात्‌ कटाँ? इस विषय में तो आपने कुछ विचार तरिया 
ही होगा ? 
क्दलोरछाल---वैसा कोई निश्चित विचार मही किया है। परन्तु मुझे 
इतना तो विश्वास हो गया है कि घर पर अथवा आश्रम में रहवर मैं बह प्राप्त 
सही कर सकगा। 

*मैं--हमारा साध्य बया है, उसका साधन क्या है और वहाँ जाना है--+ 
हुसवे विषय में कोई विचार निश्चित करने से पहले आश्रम छोटकर कही 
बाहर चले जाना वया उचित होगा ? 

किश्लोरलाल--नही, इसीलिए वह जानने के लिए ही में आपके पास 
आया हूँ। 

मै--आप जिय समप्रदाय भी पद्धति बे अनुसार चड रहे है, उसमें भी तो 
कोई ज्ञानी, अनुभवी पुरुष होगा न ? और सत्रदाय के ग्रन्यो में भी कोई साधन- 
मार्ग बताया होगा न? 

विशोरछालउ--सप्रदाय में ऐसा बोई शानों और अनुभवी पुरप हो, तो 
भी सुझ्ते उसका पता नटी है और प्रन्था में भवित ये सिय्रा कोई साधन- 
मार्ग नहीं बताया हूँ | इसीन्िए सुझे छगां कि विसी अनुमवो पुरंपर से 
संठाह ऐनी चाहिए। 

मैं--इस समय तो मैं आपको इसनी ही सलाह दूँगा ति जीवन वा साध्य 
और उसवे साधव कौ ठोव से समझे बिना और यह विश्वास होने से पहने वि 
बर* गृरत्याग वरने से ही प्राप्त होगा, आप घर छोटवर न जायें। यह में 
आंपसे आप्रट्पूवेक' बह रहा हें । थदि बेवल ब्यापुटता वे पोरण मनुष्य धर 

शाहे, तो भी चौरोसो पटे वह कया बरे, यह समय बटर बसे बिलायें, इसका 

साधन ने मिफ्रे, तो आगे घबएपर साधा सुसौया में पद जाता है। व्याडुछा 
सच्ची होगे पर भी यदि उचित साथन मे मि्रे, तो सायतः उप जाता ह£ 
ब्योर फिर बिना दुए प्राप्स किये सौड आना उसके शिए बडिन हो जाता है। 
इस दिपय थी ब्याशुद अपस्यथा अस्यन्त नाप और गमीर होती है। उधिश 


साधना ११९ 


उपाय और साधन-मार्ग न मिले, मन को समाधान न हो, तो आगे चछकर 
आज से भी अधिक कठिन स्थिति पैदा होना समव हैं। इसछिए कही भी जाने 
से पहले इस विपय में पूरा-पूरा विचार कर छेना चाहिए। 
किशोरलाल भाई का हेतु श्ञायद यह रहा हो कि में उन्हें आध्यात्मिक 
विपय में कुछ सलाह दूं। परन्तु मेरी ऐसी इच्छा नही थी । इस कारण पहली 
भुल्कात में मैं अपने और दूसरो बे' अनुभव के आधार पर कुछ सूचनाएँ देने के 
सिवा अधिक वुछ नहीं कर सका । इसके वाद मेरी सूचना पर विचार करके 
साध्य और साधन के विपय में बातचीत करने के लिए वे मेरे पास वारश्वार 
आने छगे। उनकी व्याकुलता, विद्वत्ता, चित्त की निर्मेशता आदि के विपय में 
मैं ठीक-ठीक समझ सका । उस समय में यह भी जान गया कि सहजानन्द 
स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय पर उनवी अनन्य श्रद्धा है। इसके साथ-साथ 
मैने यह भी देखा कि साध्य और साधन बे विपय में परम्परागत मान्यता और 
श्रेद्धा से अधिक उन्हाने कोई विचार नहीं क्या था और मुझे निश्चय हो 
गया कि आज वी व्याकुल अवस्था में वुटुम्ब के लोग, मिथजन अथवा 
स्वय बापू भी चाहे जितना ही आग्रह करें तो भी घर छोडकर जाने के अपने 
निश्चय को वे नही बदलेंगे । क्योकि यह अवस्था ही ऐसी होती है कि अपने 
मन के विरद्ध मनुष्य किसीकी भी वात नहीं सुनता । वह समझता है कि 
विरुद्ध बात बहनेवाले को उसके (साधक के) मन की स्थिति वी कल्पना नही 
होती। बुद्धि से यदि उसके मुद्दों का खण्डन किया जाय, तो उससे उसकी 
मवित, भायना और श्रद्धा को पहुँचनेवाले आघात के कारण वह और भी अधिक 
आग्रही बनता है। यह मब में जानता था। इसलिए उस समय उनके मन वी 
जो स्थिति थी, उसकी ठीक-ठीक कल्पना मैं कर सका था। इसलिए मैने 
ऊपर लिखी भमूचनाएँ की । 
ज्योज््यो मेरे पास वे आते गये, त्यो-त्यो आध्यात्मिक विपय में अपनी 
दृष्टि मै उन्हें समझाने छगा। मैने उन्हें बताया कि चित्त की निर्मेहता और 
डुढता कप सद्एुण) क्ग विराम करते कर्तव्य ढर्म करते-करते आएसे उत्काह़ 
को कायम रखता और ऐसी स्थिति प्राप्त करना कि जिसमें हमारा मन तमाम 
विपयो से अए्प्ति रहे-यही मानत-जीवन वा उद्देश्य है। असल में मानवता 


श्र्० किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


ही सच्ची साध्य वस्तु है। ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म ने साक्षात्कार के विषय में 
बहुत-मी वल्पताएँ और श्रम परम्परा से चले आये है । उनमें हम न पर्डे। 
परत्तु शुद्ध वृद्धि से हमें विचार करना चाहिए कि ये तत्व क्या हूँ ? तत्त्वज्ञान 
के विषय में भी अनेक और भिन-भित वाद हैं। इन सवका आधार बहुत कुछ 
तब पर ही है। अवतारबाद के कारण ईश्वर के विपय में हमारे समाज में 
अनेक पल्पनाएँ रढ़ हैं। इनके कारण ईइवर वा दर्शन करने वी इच्छा और 
उत्नण्ठा साधक को बहुत व्यावुल कर डालती है! परन्तु हमें ऐसी किसी 
बत्पना के पीछे नहीं पडना चाहिए। केवछ चिक्त वी स्वाधीनता साधनी 
चाहिए। ईश्वर निप्ठा को हृदय में दृढ़ कर लेना चाहिए। मानव-जीवन मे 
लिए आावश्यव सद्गुणो वा अनुशीछन और सवर्धन करना चाहिए। अपने प्राप्त 
कर्तन्यों यो करते-परते ही ये सारी वातें हम साध सकते हू। विवेक, सम, 
निग्रह और सतत जाग्रति अर्थात्‌ सावधानी--इन सबवे द्वारा हम कमंमार्गं में 
ही भल्ष्तता प्राप्त कर सके, तो जीवन में टूसरा कुछ भी साध्य बरने जैसा नहीं 
रहू जाता। इसके लिए मनुप्य को अपनी शारीरिव, बौद्धित और मानसितर 
पात्रता बढ़ाते रहना चाहिए और यह सब अपने देनिवा वर्सब्यों वे ब'रते हुए 
ही हम बढ़ा सकते हैं । 

इस आशम थी बुछ-न-बुछ बातें में उससे रोज करता रहता। परन्तु 
किशोरलाॉड भाई अनेक पुरंतों के भवित-मार्ग वे सस्वारा में छोटे से बडे हुए थे 
और ये सस्वार उनवी रग-रग में भिद गये थे । इसलिए में जानता था वि 
मे बातें एकाएक उनके गले नहीं उत्तरेगी। विशोरएाछ भाई मे' मत पर मेरे 
बहने या कोई विशेष परिणाम हुआ हो, ऐसा मुझे नही दिसाई दिया। परल्तु 
हमसे मुझे योई आइचर्य अथवा दु प नहीं हुआ । इगीलिए एपान्त में जाने ये 
उनमे विचार या मैने विरोप नहीं विया । उल्टे मैं उन्हें वहता रहता पि 
* मेरी बात आधपतो नही जेंयेगी। उस पर आपको विश्यास नहीं होगा, क्योति 
जिन पर आपनो दुई श्रद्धा हैँ और जिनपे पून्यू पड़ग॒र आपके मन वी सह स्थिति 
हुई है, उटोने दूसरी ही वस्तु घो जीवन मे सार्थकता बताया है | उमीमें 
भापतो दिव्यता, बद्भुतत्रा और महत्ता प्रवोत होगी । उनसे ग्रन्थों में आपको 
ऐगी गई बाज मिल्गी, कहाँ बुद्धि कायम नहीं करती। मैं जो बुछ बहता हैं, 


साधना श्३्१ 


उसमें केवदछ मानवता पर जोर है, मानवता और सद्गुणों का आग्रह है। इसमें 
कोई दिव्यता न दिखाई दे, तो यह स्वाभाविक है। मेरी बात मानने कय अर्थ 

यह होगा कि जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिन्हें आप अवतारी पुरप--प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ मानते हैं, वे भी भूले, ऐसा मानना और स्वीकार करना होगा। परन्तु 
शेसा विचार मन में आना, उसे सही समझना और उनके विपय में मन में 
शका होना महापराप है--ऐसा पाप कि जिसके लिए कोई प्रायदिचत्त ही नहीं-- 
ऐसा आपको लगना स्वाभाविक हैं। इसलिए इस विषय में में आपसे कोई 
आग्रह नही करँंगा। वल्कि यही कहूँगा कि उनके बताये मार्ग पर ही चले । 
मभवित, उपासना अथवा साथना का जो भी मार्ग उन्होने बताया हो, उसीका 
आचरण कर आपको स्वय उस विषय का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। 
केवल श्रद्धा से मानी हुई चीज को अनुभव अयवा सिद्धान्त व समझ छें। इस 
बात को न भूले कि सिद्धान्त प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही कायम बिये 
जाते है ।” 

भै स्पष्ट देख रहा था कि प्रारम्भ में तो मेरा कहना उनके गले नहीं 
उतरता था। वे अनेक भ्रकार के प्रश्न करते। परन्तु धीरे-धीरे मेरे साथ होने- 
बाली बातचीत का असर उन पर पड़ने छग्रा। वे विचार में पडते गये। वे 
श्रद्धावान्‌ थे, पर साथ ही बुद्धिमान्‌ भी थे। क्तिनी ही बातें उनवी वृद्धि ने 
मान ली होगी । इसीलिए मेरे पास आना उन्होने जारी रखा। इतना ही नहीं, 
पर जैसे-जैसे मेरे साथ बातचीत करने के: प्रसग बढ़ते गये, वैसे-वैसे केवल श्रद्धा के 
विपयो को छोडकर तत्त्वज्ञान के विषय में भी वे मूक्ष्मता से अनेक प्रश्न पूछने 
लगे । इससे मुझे लगा कि उनके मन में श्रद्धा और बुद्धि अर्थात्‌ केवल श्रद्धा से 
मानी हुई बातों और बुद्धि द्वारा समझने छायक बातों के विषय में जोरदार 
मन्यने शुरू हुआ होगा । 
अभ्यास द्वारा अनुभव से निश्चित ज्ञान करने के लिए वे एकान्त में जाकर 

रहें, यह भी मैने उनसे कहा । इससे उन्होने जल्दी हो एकान्त में जाने का 
निश्चय क्या। परन्तु उनती समझ में यह नही आ रहा था कि कहाँ जाये ! 
साम्प्रदायिक मठ, मन्दिर--सव भरे हुए थे | कही भी जाने छायक स्थान उन्हें 
सूझ नही रहा था। तब मैने उनसे वहा कि “जगह वा प्रबन्ध मैं कर देता हूँ । 


श्श्र किश्लोरलाक भाई की जीवन-साधना 


परन्तु वैराग्य वे आवेश्ञ में आाप इधर-उघर भ्रमण न करें। एक जगह रहकर 
स्थिरता से साधना करो, वाचन-मनन करो, तत्त्वज्ञान का अध्ययन करो--यही 
आपसे मेरा आग्रहपूवंक कहना है।” इसके वाद कुछ ही दिनों में उन्हाने घर 
छोड्ने का निश्चय क्या और मैं भी सोचने छगा कि कौनसा स्थान उनके लिए 
सुविधाजनक होगा। 
क्शोरलारू भाई को घर छोडते की अनुमति मैने दी, यह बात बापू को 
जब माछूम हुई, तव उन्हें आइचर्य हुआ । इसके अछावा वापू से बगैर पूछे मैने 
स्पप्ठ मत दिया, इससे अनेक आश्रमवासियों को विलक्षणता लगी। सबके मन 
बो आधात भी छगा होगा। फिर बापू ने मुझे बुलाया और कहा ' किद्योरछाल 
को एकाल्तवास बँमे अनुकूछ होगा ? दमे के कारण उनकी तबीयत हमेशा 
सराय रहती है । ऐसी स्थिति में वे किसी भी जगह अकेले बसे रह सर्वेंगे ? 
उनके स्वास्थ्य के अनुकूल खाने-पीने की व्यवस्था दैसे हो सकेगी ? और बही 
बीच में ही उनकी तथीयत बिगड़ गयी, तो उन्हें कौन सेमालेगा ?” ये सब 
प्रश्न उन्होने मुझसे पूछे जौर बोले “आपने उन्हें एकान्‍्त में रहने वी सलाह दी, 
वह मुझे साहस लगता है। आप महाराप्ट्रीय है । कप्डमहिप्णुता आपको विरासत 
में मिरी है। गुजराती को यह विरासत मिली हुई नहीं है। तिस पर क्शोर- 
छाल को तो जरा भी नहीं मिलो है। ऐसी स्थिति में वे अकेऐे कैसे दिन 
वितामेंगे २” इसके उत्तर में मैने कहा “हम सब उन्हें रोतने का चाहे 
जितना प्रयत्न वरें, परन्तु आज उनवे मन वीं स्थिति ऐसी नहीं हैं कि वे रुक 
जायें। उत्टे, हमारे विरोध और आग्रह वे वारण उनका मह विचार और 
भी दृद् होता जायग्रा । ऐसी स्थिति में सन वी अनिश्चित अवस्था में घर 
में से निवल्वर बहीं ये चफे जायें, इसबी अपेद्गा उनके हेतु की दृष्टि से 
मुसे यही लाभदायक शगा वि वे किसी एक स्थान पर रहें और स्थिराप्रूवय 
झुछ अभ्यास वरें। इसलिए मैंने उन्हें यह सटाह दी। उपयी बात शो 
दें ता भी स्वतन्त्र मप में भी मेरी राय यही है वि मन को ऐसी अवस्या 
में प्रिसीकों भी युत॒म्व वे साय नहीं, उिन्तु छपेड़े रहना (चाहिए और 
अपनी बल्पना, भावना और श्रद्धा बे अनुसार अम्यास वरना चाहिए। 
अगदय यो अपने अम दी; 'सहि र्ियीस यो यहकासणर कुछ अमुसय फेस: 


०! साधना श्र्रे 


चाहिए। इससे उसकी उत्कष्ठा और व्याकुछता को खुला रास्ता मिलकर 
उसका शमन होता है। विज्येपत जब मनुष्य को प्रतिकूछ परिस्थिति में मन 
के विरुद्ध रहना पडे, तो उसकी दम घुटने जैसी स्थिति हो जाती हैं। अनुकूल 
स्थिति मिलते ही बह स्थिति दूर हो जाती हैं। उत्कष्ठा और व्याकुलना 
इन्हीं कारणों से बढती है। एफान्त मिलते ही इनका कुछ अझ्ो में घमन 
होता हैं। एकान्त में ही उसे इस बात का ज्ञान होता हैँ कि वास्तव में उसे व्याकु- 
लता क्सि चीज के लिए हैं और वह क्तिनी हैं। उसे अपनी असली वृत्तिया 
तथा पात्रता-अपात्रता का ज्ञान भी वही होता है ॥ इस स्थिति में यदि उपयुक्त 
साधन मिल जाता है, तो उसके मन को समाधान होता है और वह शान्त हो 
जाता है। इन सव बातों का विचार करके मेने क्शोरछाल भाई को 
अनुमति दी है। अब सिर्फ यह प्रइन रह जाता है कि वे कहाँ रहें ।” 

इस पर बापू ने पूष्टा “कही दूरन जाकर यही आश्रम से एवा्थ मीरू 
पर कोई झोपडी वनवाकर उसमें रहें, तो काम चल सकता है ?” 

मैने कहा “मुझे तो कोई हज नही है। किशोरलाल भाई को यह वात 
मजूर होनी चाहिए। वहाँ उन्हें निस्पाधिकता छगनी चाहिए । खाने-पीने की 
व्यवस्था के बारे में आप और वे मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था सोच छे, जिसमें 
उन्हें कोई उपाधि न रूगे । इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है ।” 

फिर वापू ने किशोरछाल भाई से इस विषय में वातचीत वी। उन्हाने 
इस पर स्वीकृति दे दी । तब आश्रम से एक मोल पर झोपडी बनवा देने 
का काम मगतछाल भाई गाधी ने अपने जिम्मे लिया कुछ ही दिनो में झोपरी 
तैयार हो गयी ओर वहाँ जाकर रहने का दिन भी निश्चित हो गया । 

वे असहयोग-आन्दोलन के दिन थे शीघ्र ही अहमदावाद में कांग्रेस का 
अधिवेशन होनेवाल्ा था। वापु उन दिनो वहुत व्यस्त रहते थे | मुझे छगता 
था कि किशोरलछाल भाई के एकान्त में जाने के विपय में अभी तक सबवा ऐसा 
खयाल वन गया था कि अब मै जो कुछ वहेंगा, वही किश्लोरल्यूछ भाई करेंगे। 
इसलिए उनके वारे में जो बुछ पूछना हो, मुझे पूछना चाहिए, इस दृष्टि से 
बापू ने मुझसे पूछा : “विज्योरछालू रोज चरखा चलायें, तो इसमें कोई हर्ज 
हैं १” मैने कहा: “यदि वे चाहें, तो कातें। दूसरे, अथवा वे पहले से यह 


श्श्४ क्िशोरलठाल भाई को जीवन-साधना 


तय न कर लें कि कातना ही चाहिए ।” इसके बाद वापू ने जो प्रश्न पूछा, 
उसम उनका अपार वात्सल्य भरा हुआ था । असहयोग आन्दोच्न वा वह 
गंडदबडी वा समय था | राघ्टू के भविंध्य की सारो जिम्मेवारी_ उन दिनो उन 
पर थी राष्ट्र-कार्ये की चिन्ता और भार से व्याप्त, किशोर॒ठाल भाई पर 
ज्वकन कितना प्रेम था, इसकी भ्रतोति मुझे हुई | उन्होने मुझसे पूछा - “दिन 
में एकाघ वार उन्हें देख आने की मुझे इजाजत है 2” उन्होंने जब मुझसे 

यह माँग की, तो मुझे दु ख हुआ | दोनो में परस्पर जो प्रेम था, उसे में ठीक से 
जानता था। फिर भी किशोरलारू भाई के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मुझे 
उनसे कहना पडा * “आप जितना कम मिलने के लिए जाये, उतना ही 
अच्छा ।” इन शब्दों में क्तिनी कठोरता थी, सो मै जानता था। परल्तु बहुत 
लाचारी के साथ मुझे ये झब्द कहने पडे। बापू ने मान लिया कि मेरी 
सम्मति हैँ और रोज एक बार उनकी कुटिया पर जाकर उन्हें देख आने का 
नियम उन्होने बना छिया | 


आश्रम-त्याग और कुटिया-बास 


ऊपर वी बातचीत के बाद दूसरे या तीसरे ही दिन शाम को किशोरलाल 
भाई अपने लिए तैयार की गयी बुटिया में जाकर रहने लगे । मैने सुना कि 
उस दिन शाम की प्रार्यता में बापू वे उनके बारे में कुछ कहा था। यह भी 
ज्ञात हुआ कि उस द्विन सबके मन में बडा विपाद रहा। 

मेरा और विद्योरछाल भाई का सम्बन्ध केदछ उनके जाने के विषय में 
सलाह देनेभर का ही था। इसलिए उनके वहाँ जाने के बाद मेरा काम पूरा 
हो गया, ऐसा मैंने समझ लिया । परन्तु आगे जो अनुभव हुआ, उस पर से मुझे 
पता लगा कि उस दिन से तो उनके सम्बन्ध की मेरी सच्ची जिम्मेवारी का 
प्रारम्भ हुआ था; यद्यपि उस समय तो मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी । 
झौपडी में जाते वे बाद पन्न लिखकर उन्होने साधन मार्ग के विषय में भुझसे 
पूछना झुरू किया। उससे मुझे झका होने लगी कि जाये से पहले उन्होंने 
साध्य-साधन वा विचार पूरी तरह से कर लिया था या नहीं। कदाचितू 
उनसे मेरी इस विपय में बातचीत हुई थी । उससे साधन सम्बन्धी उन्रवी 


साधना रद 


पहली कल्पना में परिवर्तन हुआ हो, यह भी शका मुझे हुई। साधन के बारे 
में वे मुझे पूछने छगे, तो में उलझन में पड गया। मैने उन्हें इस विषय 
में आशा दिला दी होती, तो जाने से पहले ही यह सब उन्होंने मुझसे पूछ 
लिया होता। परन्तु मेरे जीवन का तरीका कुछ दूसरा ही था। फिर इस 
विपय में मैने अपने मन वा समाधान अनेक प्रकार के साघनो तथा चिन्तन- 
मनन आदि से स्वय ही कर लिया था। परन्तु किसी साधक को मुझे साघन-मार्गं 
दिखाना होगा, इस दृष्टि से मैने इस विपय में विचार ही नहीं किया था। 
इसलिए उन्होने जब मुझसे पूछा, तव भी मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया । पर 
इसके कारण उनका असमाधान बढता देख मैने उन्हें ध्यान का मार्ग सुझाया 
और कहा कि इसके अभ्यास हारा वे एक निश्चित भूमिका प्राप्त कर लें। फिर 
इस (अभ्यास) के लिए पोपक वाचन भी रखें और मुलाकातें, वाद-विवाद, 
चर्चा आदि सव बन्द कर रात-दिन केवल इसी अनुसन्धान में रहने का प्रयत्न 
करें इत्यादि+सूचनाएं मैने उन्हें दी। झोपडी पर मैं बहुत कम जाता था। 
केवल बापू जाते थे। उन्हें कितना ही काम हो, फिर भी कुछ-न-कुछ समय 
निकालकर वे दिन में एक बार तो उनसे अवश्य मिल आते । कभी-कभी उन्हें 
दोपहर को वहाँ जाने का समय मिलता, तो कभी रात को ही वे जा पाते । 
परन्तु उन्हें वगर देखे और उनकी तबीयत के समाचार बिना पूछे उन्हें चेन 
नही पड़ती थी। उनके साने के लिए भोजन घर से जाता था। 

किदयोरठालू भाई झोपडी में रहने के लिए गये, यह बहुत से लोगो के 
लिए एक बड़े कुतूहछ का विषय बन गया था । उनके अभ्यास की दृष्टि से 
मुझे आवद्यक लगता था कि कोई वहाँ जाकर उनसे न मिकछे। फिर भी 
अत्यन्त निकट के लोय यदि भेट की साँग करते, तो उन्हें 'ना' कहना कठिन हो 
जाता। इस कारण कसी न किसीसे उनके मिलने के प्रसग आते ही रहते थे। 
कोई साधु, कोई सज्जन उन्हें मिछ आते । पोल रिशार नाम के एक फ्रेंच सज्जन 
उन्ही दिनो में उनसे मिल आये। परन्तु हाँ, किसीने भी वार-वार वहाँ जापर 
उनके अम्यास में विक्षेप नहीं किया। वापू तथा मगनलछाल भाई ने उन्हें 
वहाँ कसी प्रकार की असुविधा न होने दी। एक वार उनकी तबीयत खराब 
हो गयी। तव गोमती बहन और नरहरि भाई रात को उनकी झोपडी प० 


श्२६ किश्ञोरछ़ाल भाई की जीवन-साधना 


भे। नरहरि भाई कुछ देर वहाँ ठहरकर छीट आये थे । परन्तु गोगती बहन 
“रात में वही रही। फिर भी उनका अभ्यास निविध्त जारी रहा। उसमें वे 
प्रगति भी करने लगे थे, यद्यपि प्राकृतिक और मानसिक विक्षेप बीच-बीच में 
आते रहे। साधक के लिए तो उसका अपना मन ही कभी सहायक और कभी 
बाघक बने जाता है। इस नियम के अनुसार उनका मन भी कभी साधक और 
कभी वाघक बत जाया करता । मैं अपने तथा दूसरो के अनुभव से जानता था कि 
जहाँ मनृष्य को अपना रास्ता खुद ही खोजना होता हैं, वहाँ ऐसे प्रसय आते ही 
रहते है। इसे सहकर ही साधक को आगे बढना पडता है। इस प्रकार के मेरे 
विचार थे । इस कारण और इस कारण भी कि मैं यह नही जानता था कि किशोर- 
छाल भाई के अम्यास की जिम्मेवारी झुझ पर ही है, उनके बारे में में निश्चिचन्त 
रहता था। इन्ही दिनो किसी मित्र वी बीमारी के कारण मुझे दूसरे गाँव जाना 
पडा। वहाँ जाने पर किद्योरछाल भाई के पत्रो से मुझे पता चछा कि उनके किए 
मेरा आश्रम में रहना कितना जरूरी था। उनका अम्यास जारी था। परन्तु 
उनकी व्याकुछता घटी नही थी ॥ इस समय किसी अनुभवी सनुष्य के सहवास 
* की, अभ्यास में सलाह-यूचना की और अ्याकुलता को कम करने के लिए कुछ 
आइवासन की बडी आवश्यकता थी। अभ्यास के बीच जो जो तात्त्विक प्रइन 
उनके भर में उठते, उतके समाधानकारक उत्तर उन्हें तत्काल मिलने चाहिए 
ये। ये उत्तर समय पर न मिलते के कारण वई वार वे बहुत व्याकुल हो जाते ।* 
क्तने ही प्रइन अपने-आप हल हो जाते, तब वे प्रसन्नता भी महसूस करते । 
उनके प्रश्नों के उत्तर और उनसे सम्बद्ध सलाह-मूचनाएँ मैं पत्रो के द्वारा उनके 





+ भाई नीलकण्ठ वी मुझे लिखी एक बात यहां देने छायक है - 

अहमदाबाद-वाग्रेस के समय पू० गोमती काकी से मिलने के लिए में 
साबरमती-आश्रम गया था। मुझे काकाजी की झापडी दूर से दिखाई गयी। 
उसे देखकर जब बम्बई छौटा, तव मेने किशोर आश्रम को देसकर' इस दीपक 
वा एक छोटा-सा गद्यंलेल छिखा था। वह जब वाद में मेने उन्हें दिसाया, तव 
उन्होने कहा कि “तुम तो काव्य में मस्त थे और में अपती व्यग्रता के कारण 
इतना परेशान था कि अजब यह पढकर मुझे अपने ऊपर हंसी झाती है |” 


साधना १२७ 


पास भेज दिया करता। परन्तु मेरे पत्र उन्हें मिलते, तव तक उनकी पहली उल- 
झने दूर हो जाती और दूसरी नयी समस्याएँ उनके सामने आ खडी होती। 
मेरी बडी इच्छा थी कि क्दयोरलाल भाई के लिए में आश्रम में जल्दी 
पहुँच जाऊें। परन्तु अनेक कारणों से वहाँ मेरा लौटना जल्दी नही हो सका। 
आगे ही आगे बढ़ता यया। इन दिनो किशोरलछाऊर भाई को वहुत-सी अडचर्नें 
सहनी पटी और तकलीफ उठानी पडी। उन्हाने मुझे बहुत-सी चिट्ठिदेयाँ 
लिसी। मुझे भी बाहर इतनी स्वस्थता नही थी कि उनके पत्रो का उत्तर दे 
सव्‌। जिस उद्देश्य से वे एकान्तवास कर रहे थे, उसके सम्बन्ध में शान्ति- 
पूर्वक विचार करने के लिए मुझे अवकाश ही नहीं मिल पाता था। उन्हें 
मेरे पत्रा की राह देखनी पडती। अपने प्रश्ना के उत्तर न मिलने के कारण 
और इस बीच अन्य नये प्रश्न उत्पन हो जाने के कारण उनके मन में बडी 
उलझन हो जाया करती | उसे दूर करना उनके तथा मेरे लिए भी बहुत कठिन 
हो जाता था। कभी-कभी ता वह सर्वथा अबबय हो जाता था। ऐसी स्थिति 
में भी उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। अभ्यास में प्रगति हो रही थी। 
फिर भी उनके मन को विद्येप शान्ति नहीं मालूम हो रही थी। घ्यान का 
अभ्यास जारी था। उस समय तत्त्वज्ञान के अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन 
होते थे। उनका हछ न मिलने से उनका मन अस्वस्थ हो जाता। मेरा 
खयाद है, चार-पाँच महीने के वाद म से आश्रम वापस छोट सका । मैं 
तय उनकी यथार्य स्थिति जान सका । उस समय उन्हें ऐसा रूगने छगता था कि 
अब दस कुटिया को भी छोच्वर वही दूर ऐसी जगह एवान्त में चके जाना 
चाहिए, जहाँ कोई जान-पहचानवाला आदमी भी मिलने न आ सके और 
किसीयों पता भी न छगे कि वे वहां है। वहाँ की साधना इस प्रकार जारी 
रसती जाय। जय तक मन वो पूरी शान्ति न हो, तब तबः वापस नहीं छौटना 
चाहिए। इस प्रसार वभी कुटिया छोडकर चछे जाने वी सोचते, तो कभी वही 
रहकर स्थिरतापूर्वक' अपनी साधना को जारी रखने का विचार करते ।# 





# इसी अर्से में बापू गिरफ्तार कर लिये गये। तव क्शोरलाल भाई ने 
उनको जो पत्न दिया और वापूजी ने उसका जो उत्तर भेजा, बह इस प्रकार हैं 


११८ किशोरलाल भाई को जीवन-ताधना 


ऐसी अनिश्चित स्थिति में कुछ दित बीते और अन्त में उन्होने अकेले ही वही 
चले जाने का निश्चय क्या। 

मैं वडी चिन्ता में पड गया। जो जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर नही ली थी, 
बही थाहिस्ता-आहिस्ता सिर पर आ गयी । सन की इस अवस्था में वे वही 
चले जायें, यह बाद मुझे अत्यन्त चिन्ताजनक छगी। मुझे यह भी लगा कि उतका 
मन अब साधारण उपाय से शान्त नहीं होगा । साधक की व्याकुलता के अनेक 


गुरुवार 
१६-३-श२ 

परम पृज्य बापू की सेवा में, 
वि० वि० आपसे भेद हो सकती है, यह ज्ञात हुआ। परन्तु इस प्रसग पर 
नहीं आऊँगा। इतनी उदासीनता मेरे मत में सचमुच उत्पन्न हो गयी है, ऐसा 
खयाल किसीके मन में उत्पन्न करूँ, तो भगवान्‌ का अपराधी हो जाऊँगा और 
यह अपने-आपको भी धोखा देना होगा । परन्तु मिलने के लिए आने की हिम्मत 
ही नही हैं। अभी-अभी कही मेरी वृत्तियाँ स्थिर होने लगी है । परन्तु जय-से 
विक्षेप से फिर बिगड जाती हे। वर्तेमान की घटनाओं से में संवधा अनभिज् 
हैँ। वहाँ आने पर इनकी जानकारी हुए विना नही रहेगी । उसमें से मैं कुछ 
ग्रहण कर सकता, तो दूसरी बात थी। परन्तु मेरी वर्तमान स्थिति में इनसे 
अनभिज्ञ रहने में ही मेरी खेरियत है। प्रभु की महान्‌ विभूति के रूप में आपके 
चरण छू सका होता, तो बहुत अच्छा होता । आपको कितनी सजा हुई है, इसका 
भी मुझे पता नही है। इसलिए हम कव मिल सकेंगे, भगवात्‌ ही जानते है। 
सम्भव है कि आप छौठें, तब मैं आभ्म से दूर कही चल्य गया होऊँ। इसलिए 
यह वियोग कितना रुम्वा हैँ, यह्‌ अनिश्चित है, फिर भी दिल को थामकर इस 
प्रत्यक्ष अविनय को सहकर भी यहाँ वेठा हूँ। आपको बह पसन्द ही होगा, 
इसलिए आपसे क्षमा-याचना क्‍या करूँ? केवछ यही प्रार्यना करता हूँ कि 
इतनी दूर से मेरे प्रणामा को स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद दें । आप तो 
कर्मयोग करके निश्चिन्त हो भये हैं। यही निश्चिस्तता मुझे भी भाप्त हो, ऐसे 

आशीर्वाद कृपया दें। 


साधना १२९ 


प्रकार मैने देखे थे । कितनो ही का तो स्वय मुझे भी अनुभव था। इसलिए में 
जानता था कि ऐसी स्थिति में उचित उपाय अथवा ज्ञान का साधन न मिलने से 
साधक की कँसी उल्टी स्थिति हो जाती हैं। इसलिए मैने उनसे कहा कि “आप 
जहाँ जायेंगे, वहाँ में आपके साथ रहेंगा ।” परन्तु वे नही चाहते थे कि मैं उनके 
साथ जाऊें। वे सर्वेया मुक्त रहना चाहते थे। परन्तु मैं जानता था कि जब 
मन में दान्ति नही होगी, तब इस तरह मुक्त होकर रहने और घूमने में कल्याण 
नही होगा । इसलिए मैने उनसे कहा कि “आप साथ में न लेना चाहें, तो न 





मेरे कर्तव्य कर्म के विषय में जो भी आज्ञारूप सन्देश हो, सूचित करवाने 
की क्रपा करेंगे । 


आज्ञाकित बालक 

फकिशोरलाल के सविनय दण्डवत्‌ प्रणाम 
सावरमती जेल 

१७-२-२२ 


भाई श्री ५ किशोरलाल, 


आपकी याद मैं हमेशा करता रहा हूँ । आपसे मिल सका होता, तो अच्छा 
होता। परन्तु अब आपकी चिट्ठी ही काफी हैँ । मुझसे मिलने के लिए आने 
के अपने विचार को आपने छोड दिया, यही उचित हैँ । आने में कोई विशेष 
रूम नही था। उल्दे यह तो प्रत्यक्ष ही हैं कि आपके अभ्यास में खलल पडता । 

आपका प्रयत्न शुद्ध है, इसलिए सफल तो होगे ही । एक भी शुभ प्रयत्न 
कभी व्यर्थ नहीं होगा । 

मुझे भी सजा नही हुई हैं। वह त्तो शायद कल ही मालूम होगा। जभी 
तो कच्ची जेल में हूँ। मुझे पूर्ण शान्ति है। साथ में शकरलाल वेकर भी है। 

भेरे आशीर्वाद तो आपके साय हूँ ही। वहाँ से हटने वी जल्दी न करें। 
विन्तु जब जन्तरात्मा कहे कि जाना ही चाहिए, तब अवश्य जायें। 

वाषू के आश्मीर्वाद 


१३० किश्ोरलालू भाई को जोवन-साथना 


सही । आप जहाँ-जहाँ जायेंगे, वहाँ-वहाँ मै स्वृतन्त्र रूप से आऊँगा | इस पर 
आप प्रतिवन्ध, कंसे लगा सकते हैं है जब आप मानते है कि आप जहाँ चाहें, 
बहाँ जाने के लिए स्वतन है । तब आप मुझे क्यो रोकते है ?” मेरे इस 
जवाब से वे निरुतर हो गये और छाचार होकर अपने साथ मुझे लेना स्वीकार 
कर लिया। हमने पैदल ही आवू जाने का निश्चय किया 


आबू में 
श्री किशोरछाल भाई और मैं रात को झोपडी से आश्रम पर आये । रात म 
बही रहे। दूसरे दिन सुबह हम आबू के लिए रवाना हो गये। अपना सामान 
हमने खुद ही उठा लिया। इस समय वापू आश्रम में नही, जेल में थे। 
क्शोरलाल भाई जब आश्रम से झोपडी पर गये, तब की अपेक्षा उनकी आज 
की मानसिक स्थिति बहुत गरभीर, अत्यन्त नाजुक ओर बडी उलझनभरी थी। 





वैशाख सुदी ५, १९७८ 
ता० २५०२२ 

सौ० गोमती, 
पैदल प्रवास पर जाने का विचार कर रहा हूँ। साथ। में एक छोटा, दो 
गमछे तथा एक तौलिये-के सिवा और कुछ भी रखने की इच्छा नही है। एक 
अँगोछा, जूते और एक छकडी भेज देना ! कहाँ जाना है, अभी निश्चित नही ! 
तुम दुख मत मानना । प्रभु की कृपा से शान्ति मिलते ही जल्दी छौट 
आऊँगा। तब तक गुरुजी की सेवा करता । जब तक बुद्धि जाग्रत रहेगी, तब 
तक आत्महत्या आदि द्वारा शरीर का नाश नही करूँगा । यदि उदर-निर्वाह दे 
लिए वही नौकरी कर छी, तो तुम्हें बुलवा झूंगा। तव तक धीरज रखना। 
मेरा भोह नही करना। मुझे भुलाने का प्रयत्त करना । बुलाने वे लिए जो 
लिखा है, सो मेरे मोह के कारण ही ! इस मोह में से तुम छूटने का यत्व करना । 
परमात्मा की भवित से वह्‌ चीज प्राप्त कर छेना, जिसे में प्राप्त नही कर सका | 
तुम्हारा अनधिकारी पति 
किशोरछाल 


साधना १३१ 


रवाना होते समय उनके मन में वडा विषाद था। स्वय मेरे मन में भी 
बड़ी चिन्ता थी। रास्ते में चलते हुए हमारे वीच कोई बातचीत नही होती 
थी। ऐन गरमी कै--वैगाख के--दिन थे। दोपहर में और रात में हम 
कहाँ रहे, कुछ याद नही । परन्तु दूसरे दिन पैदल चलने का विचार छोड़कर 
हमने रेलगाडी का सहारा लिया। आवू पहुँचने पर दिगम्वर जैन-मदिर की 
धर्मशाला में ठहरे। अब हमारी बातचीत शुरू हुईं। उनके मन में जो प्रइन 
उल्हनें खडी कर रहे थे उन्हें टू करने का प्रयत्न मैनें शुरू किया। अब 
मैं समझ गया था कि उनके मन का समाधान कर देने की जिम्मेवारी मेरे ही 
सिर पर हैं। इसलिए अत्यन्त सावधानी के साथ विवेकपूर्वक और गहरे प्रेम 
के साथ मैने उनके प्रइना को सुलझाना झुरू क्या। सावरमती से जिस समय 
उसके साथ रवाना हुआ, उस समय अन्य कई चिन्तायुकत जिम्मेवारियों को 
छोडकर केवल उनकी कुशल और शान्ति के विचार को ही मैने मुख्यतया 
अपने सामने रखा था। इसलिए पूरे निश्चय से उनके प्रश्ना को सुलझाने में 
लगा। साध्क-के-सामने ईश्वर-साक्षात्कार आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, जीव, झिव, 
इहलोक, परलोक, जन्म, पुनर्जेन्म, परमवाम, अक्षरधाम मोक्ष आदि अनेक प्रस्‍नों 
से साधक बेचैन हो जाता है। प्रन्यप्रामाण्य और महापुरुषो के परस्पर-विरोधी 
वचना पर श्रद्धा के कारण ही साघक उलझन में पड जाता है। कल्पना, भावना 
और श्रद्धा के वीच क्‍या भेद है वह नहीं जानता। अनुमान, तर्क ओर अनुभव 
के बीच क्या अन्तर है, वह समझ नही पाता और सबसे बडी बात तो यह है 
कि भ्रन्था में श्रद्धेय के रूप में जो कुछ पाया जाता हैँ, जब तक उसका साक्षा- 
र्कार या ज्ञान नही होता, तब तक पुनजन्म से छुटकारा नहीं मिलता, मोक्ष 
नहीं प्राप्त होता, ऐसा उसे भय हाता है । इसके कारण उसके मन वी परेशानी 
बढती जाती हैं और मोक्ष के विपय में वह निराश होकर उसकी व्याकुछुता 
पराजाप्ठा को पहुँच जाती हूँ । यह सब में अपने अनुभव से जानता था, इस 
कारण क्शोरलाल भाई की आज की स्थिति और व्याकलता को में समझता 


श्श्र किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


महापुरुपा के जिन-जिन बचता का आधार लेकर उन्होंने अपने मन को 
व्यावुलछ कर डाछा था, उनका मानव-जीवन वी दृष्टि से कितना मूल्य है, यह 
में स्पप्टता के साथ उन्हें समझाने लगा। में यह भी जानता था कि भेरे इस 
तरह से समझाने से उनके मत को तथा आज तक की पोषित उनवी श्रद्धा को 
कितना आघात पहुँच रहा हैं। परन्तु इसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं 
है, यह समझकर ही मेने अपना प्रयत्न जारी रखा था। उमके प्रश्नों और 
शकाओ से मैने यह भी देखा कि उनके मन में तीत्र मन्‍्थन शुरू हो गया है। 
मेरे मन में उनके प्रति अतिशय प्रेम, सहानुभूति और श्रद्धा थी, फिर भी अत्यल्त 
कठोरता के साथ मुझें उनके भ्रमो का खण्डन करना पडा । इस कारण कभी 
उनका विषाद बढ जाता, तो कभी जान्ति की आशा पैदा हो जाती | ऐसा छगता 
था, मानो उनकी नाव बीच नदी में गोते खा रही है। मुझे स्पप्ट दीखता था 
कि मेरी सण्डनात्मक दछ्लीलो से वे घोर सनदेह में पड गये है। जीवन में अब 
किसीका आधार नही रहा ६ अव किस पर श्रद्धा रखकर, किसके आधार से और 
किसके बचना को प्रमाण भानकर जीवन-चौका चलानी चाहिए और उसे 
किस किनारे रूगायें, साध्य प्राप्ति के छिए किसका आधार छें, इस दुविधा में 
थे पड गये थे। तभाषि में अपने ढंग से उनसे रोज बातचीत करता रहता था, 
जिससे वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक भम्भीर होते जा रहे थे । आवू के लिए 
हुम दोना जब रवाना हुए, तभी मैने यह निश्चय कर लिया था कि इस बार मे 
बहू भूल नही होने दूँगा, जो पहली वार आश्चम में मेरे साथ बातचीत करने 
के लिए आये थे, तब मैने की थी । उस समय में उनसे इस अकार बातचीत 
करता कि जिससे उनकी कसी कल्पना, मान्यता अथवा श्रद्धा को विशेष 
आघात न पहुँचे। मैने समझा था कि साध्य-साधन के विषय में वे ठीक-ठीवः 
विचार कर ठीक तरह से अम्यास भी कर लेंगे । मैने यह भी सोचा कि जब मुझ 
पर उनकी सीधी जिम्मेवारी नहीं है, तब में क्या नाहक उनके मन में बुद्धिमेद 
वैदा कर्सो ॥ इस दृष्टि स उनकी ओर अधिक ध्यान न देकर उन्हें मैने एवन्त 
में जाने दिया। उसका जो परिणाम हुआ, उसे देखकर मेने निश्चय बर 
खिया शि अब की आर बढ शक ही होते ऐकी है, बल्कि उसही झति-एलि भी 
कर देनी हैँ। 


साधना १३३ 


इस तरह बातचीत करते-करते तीन-चार दिन बीत गये। एक दिन 
दाम के कोई चार-पाँच वजे के समय हम दोनो एक टेकरी पर बैठे थे । 
कसी तात्त्विक विपय पर वार्ता चछ रही थी। वोलछते-बोलते “विश्व और 
हमारे बीच की एकता और भिन्नता' पर बोलने का प्रसण आया। उस समय 
मैं क्या कह गया, यह तो मुझे इस समय ठीक से याद नही है। विवेक और 
साधना” नामक पुस्तक में “व्यक्त-अव्यक्त विचार वाले प्रकरण में मैने जी 
विचार प्रकट किये हैं, शायद कुछ वैसी ही बातें मैने उस समय कही होंगी, 
ऐसा रूगता है। उस समय के भाव, तीव्रता और तन्मयता की मुझे अच्छी 
तरह याद हैं। उस समय हम दोना ही थे और हमारे सामने खडे वृक्ष, पत्यर, 
टेकरियाँ, पर्वत-इन सवका दर्शन मुझे किस रूप में हो रहा था, यह मुझे अच्छी 
तरह याद है। मैं अत्यन्त भावमग्न होकर बोल रहा था। मेरा वाक्‌प्रवाह 
चल रहा था, तब उन्होने अत्यन्त कृतज्ञता और नम्नतापूर्ण भाव से मुझे कहा कि 
उनकी व्याकुलता का पूर्णत झमत हो गया है। उस समय उनका अन्त करण 
सदुभावना से पूरी त्तरह भर गया था। उसके वेग को वे सेभाऊ नही पा रहे 
थे। यह में देस रहा था। उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो गयी थी कि 
क्यो, बया, और किस तरह यह हुआ, इसका विचार कर सकें, इस मन स्थिति 
में हम दोनों ही नही थे। उनके एक ही वाक्य से मेरी तन्‍्मयता दूट गयी। 
मेरा बोलना बद हो गया। दोनो में से किसीको भी बोलने वी इच्छा न 
'रही। दोना को छगा कि बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इस नि शब्द 
अवस्था में हमारा बहुत-सा समय बीता । सध्या वीतकर कभी का अँधेरा हो 
गया था। ऐसी ही अवस्था में हम दोना उठे और चलने रूगे और घर्मशाला 
में पहुँचे । उस रात हमने कुछ खाया या नही, मुझे याद नही । परन्तु नीद 
के समय तक हम दोना शामवाली स्थिति में ही थे । 
किश्नोरछाल भाई को तो नीद जल्दी आ गयी। महीनो बाद निश्चिम्त 
अवस्था में आयी हुई यह उनकी पहली ही नीद होगी, ऐसा मुझे छंगा। मुझे 
भी लगा कि बहुत दिन की उनके सम्बन्ध की चिन्ता और जिम्मेवारी से में भी 
मुक्त हुआ, फिर भी मुझे इस बात का खास स्मरण है कि उस रात मुझे 
नींद नहीं आयी । परन्तु नीद न आने पर भो मुझे कोई कष्ट नही हुआ 


श्व्ड किशोरलाल भाई को जोदन-साधना 


अध्यात्म एक ऐसा विषय है, जो केवल शब्दों से नही समझाया जा सकता। 
प्रत्यक्ष भाव, ज्ञान, अनुभव, प्रसग, दोनो को अतर्वाह्म स्थिति, इन सबका उसमें 
अत्यन्त गहरा सम्बन्ध होता है। परमात्मा की कृपा, हम दोनों का कुछ भाग्य, 
इससे मेरे प्रथल को यश मिला और किद्योरलाल भाई की व्याकुलता का शर्त 
हुआ। उन्होंने अम्यास में जो समय विताया, बह भी सा्थंक हुआ । तातपये 
यह कि उनकी पहले की दृष्टि बदल गयी और आँधेरे में से प्रकाश में आनेवाले 
आदमी को जैसा लगता है, वैसा उन्हें छगा । उनके चित्त को समाधान हो 
गया*। यद्यपि इसमें दिव्यता अथवा अद्भुतता जैसी कोई वस्तु नही है! 


दिगम्बर जैन-धर्मशाल्या 
देलवाडा, बाबू 
वैज्ञाल बदी २, १९७८ 
# आ० सो० गोमती, 
वि० श्री सदगुरु को पूर्ण कृपा से, गुरुजनो के पुण्य से, सत्युरुषो के आशीर्वाद 
से और तुम्हारी मदद से मुझे कल शाम को गुरुदेव ने ज्ञान देकर कृतार्थ कर दिया 
है। भेरी शवाओं का समाधान कर दिया है और शान्त कर दिया हैं। अब 
जानने योग्य कुछ भी नही रहा है । तुमने मेरी जो मदद की है, उसके लिए 
किन शब्दों में झृतज्ञता प्रकट बरूँ। इसका वदला क्या करने से दिया जा सकता 
है? अब कुछ ही दिनो में नीचे जाऊँगा । श्री गुरेदेव की और गुरुजनो की 
जैसी आज्ञा होगी, उसके अनुसार आगे का जीवन बिताऊँगा । यह जातकर 
तुम्हें सन्‍्तोप होगा। 
तुम्हें यहाँ बुलाने का सोचा था। परन्तु नीचे स्टेशन पर गादी आदि 
का प्रवन्ध करना कप्ददायव' है। वह ठुम अकेल्गी से नही श्नेगा । यह सोचकर 
बह विचार छोड दिया ओर यही निश्चय किया कि हम ही थोडे दिनो में वहाँ 
पहुँच जायें 
बस, श्रीनाथ के आश्ञोर्वाद ॥ 
तुम्हारे ऋणी 
किशोरछाल के आशीर्वाद 


साधना श्र५ 


पुनः झ्राश्रम में 
उन्हे लगा कि अब आवू पर रहने की कोई जलूरत नही । दूसरे या तीसरे 
दिन हम रेल से रवाना होकर सावरमती आ गये। आश्रम में जब पहुँचे, तब 
रात अधिक हो गयी थी। पहले से आने की सूचना हमने नही भेजी थी। 
इसलिए सवको आनन्दसिश्चित आदचर्य हुआ | किशोरलाल भाई के आने की 
खबर आश्रम में बिजली की तरह फैल गयी। सबेरे की प्रार्थना में उन्हें छोग ले 
गये थे और उन्हें कुछ बोलना भी पड था। आश्रम से 2 के करीब छह-सात 
महीने के वाद वे छोटे थे। ( उन्हें समायान प्राप्त होने की दि००१९७८ के बैशाख 
को प्रतिपदा अर्थात्‌ ता० १२ ५-१९२२ थी। ) 
लौटने के बाद सबकी इच्छा थी कि थे विद्यापीठ के महामात्र का काम 
सेंभाल लें। उस समय बापू जेल में थे। मेने यह भी सुता कि सरदार वल्लम- 
भाई उन्हें महामात्र का काम सँभालने के लिए आग्रह कर रहे है । परन्तु मेरी 
सलाह यह थी कि अभी वे पाँच-छह महीने और अम्यास में रंगे रहें और अपनी 
भूमिका को स्थिर कर लें। उसके बाद काम में ऊंगें । इस सूचना के अनुसार 
उन्होने एक दो महीने आश्रम में ही एकान्त में बिताये। उसके बाद खुद उन्हीको 
लछूगा कि अव उनकी भूमिका स्थिर हो गयी है और अब काम शुरु करने 
में देर नहीं करनी चाहिए और वे काम में छय गये । विशोरलाल भाई को 
एयान्तवास में अकारण बहुत-्सा कप्ट उठाना पडा । समाज में भवित तथा 
ज्ञान आदि के विपय में रूढ कल्पनाओ और मान्यताओ के कारण प्रामाणिक 
साधक को अपनी पूर्व श्रद्धा और विवेक के बीच काफी सधर्ष सहना पडता है । 
तदनुसार उन्हें भी सहना पडा। उसी समय यदि मेरे ध्यान में यह बात आ जाती 
और में उसो समय वह अपना काम समझकर उसकी जिश्मेवारी सन्तोपपूर्वव 
छेता और निष्ठापूर्वक उनकी ओर ध्यान स्व देता। आवू जाने के वाद उनके 
प्रश्नों वी ओर मैने जितना ध्यान दिया, वह जिम्मेवारी यदि पहले से 
ही स्वीकार कर लेता, तो शरीर की व्याधिग्रस्त अवध्था में जाडे की सर्दी 
में और प्रीप्म की असह्य गरमी में, कुटी-जैसी असूृविधामरी जगह में 


श३६ "शलाल भाई को जीवरन-साधना 


वारी ते लेता, यह उनके कष्ट का दूसरा कारण था। इतनी प्रतिकूल परि- 
स्थिति में भी वे अपनी साधना में दुढ़ रहे, इससे प्रकट होता है कि उनके 
भीतर सत्य की जिज्ञासा, सहनश्ञी लता, दृढ़ निश्चय, स्त्रीकृत ध्येय के लिए 
सर्वेस्व तक अपेण कर देने की तैथारी आदि सदुगृण दिखाई देते हे 


साक्षात्कार सम्बन्धी भ्रम-निवारण 


इसमें कोई शक नही कि किश्यो रछाल भाई आवू से कुछ ज्ञान लेकर आये १ 
परल्तु उनके वारे में छोगा में अनेक प्रकार की सिन्न-मिन्न घारणाएँ फैची हुई 
है। उसमें जो ग्रठतफहमी है, उमे यहाँ दूर करने का प्रयत्व करना मुझे 
उचित मादूम देता है। कई लोग समझते है कि वहाँ उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए । 
ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। कोई आत्म-साक्षात्कार, तो कोई ब्रह्म-साक्षात्तार 
हुआ, ऐसा मानते हैं। कई लछोगो का खयाल है कि वहाँ उन्हें समाधि 
छूग भ्रयी थी और उसमें उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया । ऐमा कोई दक्भन, 
साक्षात्कार या शञाव हो गया है, ऐसा किश्योरलाल भाई ने कही लिखा हो, 
ऐसा मैं तो नही जानता ॥ उनके बारे में ऐसी भान्‍्यताएँ होने का कारण यही 
है कि हमारे समाज में जो व्यवित ईश्वर का भवत या साधक माना जाता है, 
उसमें ये बातें होती है, ऐसी कल्पना रूढ है। हिमालय, आवू, गगा या नर्मदा 
के तट पर, किसी तीर्थ में, किसी पर्वत, वन या एकान्त में किसी भी प्रकार की 
साधना का सम्बन्ध ईश्वर-साक्षाल्ार के साथ मान लिया जाता है। स्त्री 
पुत्रों से युक्त परिवार में, रोगी और बातनाग्रस्त की सेवा में, ससार वी 
विडवनाओं में अथवा व्यवहार की कठिनाइयों में मनुष्य चाहे कितनी ही 
दविप्रता, संयम, सत्य और ईश्वरनिप्छा के साथ रहता हो, तो भी उस्ते छोग 
नही वहेँगे कि इसे साक्षात्कार हुआ है। विद्योरछाक भाई के विपय में भी यह्‌ 
जो माना जाता है, इसका कारण हमारी प्रचलित मान्यताएँ ही है। परल्तु 
सत्य वी दृष्टि से यह सही नही है! ( 

ज्ञान वी पूर्णता कमी विजली की चमत्र के समान एक क्षण में होनेवाली 
वस्तु नहीं हैं। जीवनमभर ज्ञान वा सम्रह करते-करते आदमी ज्ञान-समृद्ध 
होता रहता है। जैसे-जेंसे मनुष्य वो उम्र बढ़ती जाती है, वेसे-वैसे--भदि 


साधना ३२७ 


छमसके मस्तिप्क में कोई खास विज्वति नहीं हुई तो--उसक्ता ज्ञान जब्र तब 
जीवित रहता है, कुछ-न-कुछ वत्ता ही रहता हैं। इस नियम के अनुसार 
देखें, तो कसी निश्चित क्षण अथवा किसी दिन उसका ज्ञान एकाएक पूर्णता 
का पहुँच गया, इस मान्यता में सत्य का आयार नही हैं। क्योकि भानोन्मुख 
हाने के दारण वह तो अपने ज्ञान में प्रत्येक क्षण प्रयतपूर्वक लगातार वृद्धि करता 
ही रहता हैं। फिर ज्ञान हमेशा बधिप्णु रहता हैं। इसलिए कसी भी क्षण 
का सपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का क्षण मान लेना मूल है। यह मान लेने का अर्थ इतना 
ही हा सकता है कि उसके वाद प्राप्त ज्ञान का कोई विशेष महत्त्व नहीं। 
ज्ञान वा उपासक् और ज्ञानोन्मुख मनुप्य प्राप्त ज्ञान को कभी पूर्ण नहीं 
समय सक्तता। 
यह होते हुए भी कमी-कमी अत्यल्प समय में मनुप्य को कोई विशेष ज्ञान होने 
पर अथवा जीवन का रहस्य समय में आने पर उसकी अब तक वी कल्पना, 
मान्यता और श्रद्धा में एकदम बहुत वडा फर्क पड जाता हैं| विस चीज को 
बहू जब तक ज्ञान समझ रहा था, उसका अघूरापन, दोष, भ्रम जयवा उसके 
भीतर छिपा हुआ अज्ञान उसकी दृष्टि में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता 
हैँ कि सत्यासत्य का परुखनें दो दृष्टि उसे एकाएक प्राप्त हो जाती 
हैं। अपबार से प्रकाश में जाने पर वहाँ के मार्ग बादि के सम्बन्ध में हमारी 
पूर्वकल्पना और अनुमान जिस प्रकार गरत साबित हो जाते हैं, दुछ यसी प्रकार 
बी चीज यह है। परन्तु इस पर से यह नही मान लना चाहिए कि उसे सपूर्ण 
ज्ञान की प्राप्ति हो गयो अबवा उसके लिए अब दुछ प्राप्त करने वी बस्तु हो 
नही रही। केवक गही कहा जा सकता हूँ कि ज्ञान की दिया उसने जान ली 
सौर विस्ती भी गभीर, महान्‌ और महत्त्व के विपय में सूक्ष्मता, गहराई बौर 
व्यापक दृष्टि से विचार करने की दृष्टि उसे प्राप्त हो गयी है। बहत हा तो 
हम मह कह सकते हैं कि जीवन के विपय में, जयत्‌ के विपय में, कल्याप के विषय 
में तथा सार्यक्षता के विपय में परम्परा से चली आयी दृष्टि मे विचार वरने के 


श्३८ किशोरजाल भाई की जीवन-साधना 


मानव-जीवन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व की बात है । इस विवेक-दृष्टि से 
मनुष्य को एकाएक सप्तुर्ण ज्ञान नही प्राप्त होता। परन्तु ज्यो-ज्यो इस दृष्टि 
का मनुष्य उपयोग करने छूगता है, त्यो-त्यो यह अधिकाधिक सूक्ष्म, तेजस्वी 
थौर तीब्र होती जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक क्षण में वह 
उसे काम दे सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक विपय में उसकी अवलोकन, निरीक्षण, 
परीक्षण ओर पृथक्करण की शवित भी वढ जाती हैं। इन सब शक्तियों की 
सहायता से उसकी विवेक बुद्धि उसे सही निर्णय देने लगती हैं। ऐसी बुद्धि और 
दृष्टि जिसने प्राप्त कर छी है, वह्‌ साधक ईइवर-परमेश्वर, समुण-निर्भुण, 
साकार-निराकार, आत्मा-परमात्मा, प्रकृति-पुरुष आदि के सम्बन्ध में ठीक 
विचार कर सकता है ॥ जिसे चित्त की शुद्धि और इस प्रकार की विवेक-वुद्धि 
प्राप्त हुई हैं, वह इनकी महायता से आचरण करता हुआ अपना जीवन सार्थक 
कर सकता है। विवेक-बुद्धि के कारण होनेवाछे, नित्य नवीन अनुभव की प्राप्ति 
के साथ-साथ नित्य बढनेवाले ज्ञान को बिसी विशिष्ट श्रसंगे पर भी संपूर्ण 
यह विशेषण नहीं दियां जा सकता। 

इस दृष्टि से विचार करते है, तो विश्ञोरलाल भाई को जो समाधान मिला, 
घह सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति से होनेवाला समाधान था, ऐसा मानने के लिए 
कोई कारण नहीं है। अनेक प्रइव मनुष्य को तग करते रहते है। उसकी 
अपनी मनोदवृत्तियाँ, कल्पनाएँ, घारणाएँ और श्रद्धा भी उसे भ्रम में डारृती 
रहती हैं। इनमे छूटने का ज्ञानयुकत उचित मार्ग जब मनुष्य को मिल जाता 
है, तो इन सबसे उसकी मुवित हो जाती है। दिमाग पर से वोझ हट जाता है 
और उसकी व्याकुछता का शमन हो जाता है। परन्तु उसका शमन हो गया, 
उसे कुछ झात्ति मिक्त गयी, इससे यह हरग्रिज व मान छेवा चाहिए कि उसे 
जीवन-सिद्धि अथवा सपूर्णता प्राप्त हो गयी । जीवन में भनुष्य को हमेशा 
एक ही भ्रकार के प्रश्न नही तग विया करते । आज एक प्रकार वा प्रश्न उठता 
हैं, तो करू दूसरे प्रकार वा। उसका हल पाने वे लिए वह उत्कष्ठित और व्यावुछछ 
हो उठता है और जीवन की दृष्टि से कितने ही प्रइन इतने महत्त्वपूर्ण होने है 
वि क्म-अधिक परिमाण में उनका महत्त्व जीवनब्यापी होता हैं ! आशध्यात्मिव 
और नैतिक प्रश्न इसी प्रकार के होते है । ऐसे प्रशतत जिस समस मनुष्य वे मन 


साधना १२९ 


में अत्यन्त उत्कटता और तीब्रता के साथ उठते है और उसे बेचैन कर डालते हूँ, 
तब उनके निराकरण का मार्ग मिलकर उसे शान्ति प्राप्त हीना अत्यन्त आवश्यक 
है। उसकी व्याकुछता यदि उचित मार्ग से शान्त्र हो जाय ओर उसमें से यदि 
उस्ते चित्त वी एक स्थिर भूमिका तथा दृष्टि प्राप्त हो जाय, तो इस भूमिका पर 
से और प्राप्त दृष्टि की सहायता से वह जीवन के अन्य बिकट प्रइनो को भी हल 
कर सकता है। नित्य वर्द्धमान विवेक-दृष्टि और ज्ञान के कारण उसके आचार- 
विचार में और छोटे-बडे सब कर्मों में एक निश्चित पद्धति और सुसयति 
आने लछूगती हैं और उसका जीवन शान्त तथा सरल बन जाता है। उसमें 
बौद्धिक तेजस्विता के साथ-साथ भावनाओ की शुद्धि, हृदय की निर्मेलता, 
निर्भयता, सत्यनिष्ठा, दुढता, मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम, न्‍्यायपरायणता और 
निश्चय के साथ-साथ समतोलता आदि सदूगुणों की स्वत वृद्धि होती जाती है । 

किशोरलार भाई की व्याकुलता का शमन हो जानें के वाद ऊपर बतायी' 
स्थिर भूमिका पर रहकर उनका कर्म-मार्ग अन्त तक ठीक-ठीक चलता रहा। 
सभी जानते है कि वे तत्त्वचिन्तक और तत्त्वनिष्ठ भो थे। आबू से छौटने के 
बाद भी मेरे साथ अनेक वार उनकी बातचीत हुई! उसमें से उन्होंने जो कुछ 
आत्मसात्‌ किया और उस पर चिन्तन करके विकसित किया, वह सव कैछ- 
वणीना पाया', जीवन-ओधन', जडमूल से तान्ति' आदि पुस्तकों द्वारा उन्होने 
जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। 


कर्तव्य-निष्ठा से सत्कर्म करते-करते किशोरलारू भाई चले गये । परन्तु 
मेरी पात्रता से कही अधिक विश्वास और पूज्य भाव उन्होने मुझ पर रखा। 
मुझ पर उन्होंने जो अत्यधिक प्रेम और कृतज्ञ भाव प्रकट किया हैँ, उसका 
बहुत बडा ऋण उनका मुझ पर अव भी उसी प्रकार बना हुआ हैँ। में चाहता 
था कि वे मुझसे मित्र की तरह बर्ताव करें। परल्तु प्रारभ की मेरे स्वभाव की 
अलिप्तता तथा मुझ्से बर्दाश्त न हो सके, ऐसी उनकी मेरे प्रति अन्त तक 
की विनयश्ीलता और नम्रता के कारण मेरी वह इच्छा अन्त तक पुरी नही 
हो सकी, यह मुझे स्वीकार करना पढता है। 

किशोरलाल भाई ने अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में श्रुति-स्मृति 


श्ढ० क्षिशोरलाल भाई को जोवत-साधना 


लिखा है, उसमें श्री नायजी से परिचय तथा उनसे प्राप्त मार्यदर्शन के वारे में 
यह लिखा हैं : 

“आश्रम में काका साहब वी मार्फत मेरा पू० नाथजी से परिचय हुआ। 
'उनकी योग्यता के विधय में काका साहव ने मुझे कुछ कल्पना दी । इससे पहले 
उन्हें मैं आश्रम पर आते-जाते देखता रहता था। परन्तु उनके साथ मैने अधिक 
परिचय नही किया। मैं समझ रहा था कि वे मराठी-साहित्य के अच्छे अम्यासी 
है और बुछ मत्रादिक भी जानते है | एक वार मुझे आधे छ्विर का दर हो गया, 
तब उन्हाने पूछा था कि क्या वे उसे उतार[दें ? परन्तु मैने स्वीकार नही किया । 

५» “में आश्रम में आ गया था। फिर भी स्वामीनारायण-सम्प्रदाय से मेरा 
सम्बन्ध और उसके प्रति मेरा आकर्पंण कम नही हुआ था। आत्मा-परमात्मा 
के विषय में ययार्थ ज्ञान पुस्तकों से नही मिल सकता--उसमें सदृगुर के बिना 
मार्मे नही मिछता और इसके छिए एकान्त-सेवन की आवश्यकता है, इन विचारों 
वी ओर मै झुकता जाता था। सम्प्रदाय में अच्छे-से-अच्छे माने जानेवाले 
भकतो और साधुओ से परिचय पाने के यल में मैं था। स्वामी श्री रघुवी रचरण- 
दासजी के श्विप्य स्वर्गीय श्री भवितनदनदासजी मेरे ही समान जिन्ञासु थे। 
उनके सहवास में भेरी वृत्ति अधिक तीव्र हो गयी थी। परन्तु सम्प्रदाय में मुझे 
बोई ऐसा व्यक्ति नजर नही आ रहा था, जो ठीक-ठीक मार्ग-दर्शत कर सके । 
“अहमदाबाद में जो भुजरात-साहित्य-परिपद्‌ हुई थी, उसके लिए स्वामी- 
नारायणन्सप्रदाय के बारे में मैंने एक निवन्‍्ध लिखा था। सहजानद स्वामी” 
नाम॑ की पुस्तक इसी निवेन्‍्ध का सझोधित सस्करण है। इस निवन्ध के प्रूफ 
मैं देख रहा था। वे श्री नाथजी के पढने में आ गये । उसका साम्रदायिक तत्त्व- 
ज्ञान! क्षीपक भाग पढने पर उन्होंने मुझसे कहा, “मेरे विचार इससे कुछ अछग 
है। क्ापकी इच्छा होगी, तो किसी समय बताऊंगा ।” मैंने कहा . “अच्छा / 
परन्तु उन्हें जानने की मुझे उत्वण्ठा नही हुई । मैने सोचा कि प्राय पंडित लोग-- 
और मेरा खयाल था कि पू० नाय पडित हागे--अद्वैतवेदान्ती होते है, इसलिए 
वे अड्ठेत का निरूपण बरेंगे और मु्ने उससे कोई मतलव नही हैं। वयोकि यह 
सहजानद स्वामी के मत से विरुद्ध था। सप्रदाय की धामिक पुस्तकों के अछावा 
अन्य पुस्तवें पढने की रुचि अभी मुझे नही हुई थी। मैं सोचता था कि सहजावद 


साधना १४१ 


स्वामी पूर्ण पुस्पोत्तम है। उनके वचनामृत में सारा तत्त्वज्ञान आ ही गया है। 
इससे विरोधी वस्तु अवश्य ही खोटी हानी चाहिए और यदि इसके अनुकूल 
भी हो, तो वचनामृत् में जितनी सरलता के साथ कहा गया हैं, उससे जधिक 
सरल वह हो ही बसे सकती हैं? इसलिए उसे सुनने की कोई जर्रत नहीं । 
* एस रात वाका साहव और मैं गाडी में बैठकर आश्रम आ रहे ये । रास्ते 
में मैने पू० नाथ के रोजगार-बधे के विषय में उनसे पूछा। इस पर काका साहा 
ने उनके बारे में ऐसा मत प्रकट किया कि थे तो उन्हें जीवन्मुक्त मानते है । 
फिर उन्हाने पू० नाय की योग्यता के वारे में मुझसे कहा । तब तो मुझे छगा 
कि मुझे अवश्य ही और तुरन्त उनके विचार जान छेने चाहिए। दूसरे या 
तीसरे दित वे सावरमती से जानेवाले थे । इसलिए देर हो जाने पर भी मैं 
उनके पास गया। वे तद्त पर सोने वी तैयारी कर रहे थे। मैने जाकर उनसे 
प्रार्थना की कि आपने मुझे जो आशा दिरायी है उसे पूरी करें। तब उन्हाने 
मुझे सबसे पहले कल्पना और अनुभव के बीच वा भेद समझाया, बेवछ एक 
ही वाक्य में उन्हाने मेरे लिए एक नया क्षेत्र खडा कर दिया और मेरी सम्पूर्ण 
दृष्टि को पलट दिया। मेरे लिए तो वह एक क्षण आध्यात्मिक दि्ा में हृदय- 
परिवर्तत का क्षण बन गया। दूसरे दिन उन्हाने जाना स्थगित कर दिया और 
उसे पद्रह दिन के लिए आगे बढा दिया। इन पढद्रह दिना में मुझसे जितना 
जन पडा, मैंसे उनका सहवास क्या ॥ भेरा हृदय-परिवर्तत जारी ही रहा। 
जितवी इतने दिना से मुझे सांज थी, थे मिल गये, ऐसा मुझे निश्चय हो गया 
और मैने उनने चरणा में अपना मस्तक रख दिया । 
“इसके बाद उनके बताये मार्य से मेने अपने आध्यात्मिक विकास का प्रयत्न 
शुर्ट बार दिया। उनवी सम्मति से एकान्तवास ग्रहण कया और उहोके 
डाब्द से समाधान प्राप्त विया। +%+ 


आत्रमी' होने पर आपत्ति : १६: 


विद्यापीठ से किशोरलाल भाई जब मुक्त हुए, तब गोमतो वहन बीमार थी। 
वापू की सलाह से उन्होंने पद्रह दित के उपवास किये । इसके व्गरण 
वे बहुत अशक्त हो गयी। उनको तबीयत कुछ ठोक होते ही दोनो--गोमतो 
बहन और क्द्योरलाल भाई--हवा बदलने के लिए देवठाली गये। परन्तु 
वहाँ वे अधिक नहीं रह सके । पद्रह-वीस दिन में ही जीवकुवर भागी ( बडे 
भाई वालूभाई को पत्नी ) की दोमारी के कारण उन्हें बम्बई जाना पडा। 
सनू १९२६ के मार्च में जीवजुवर भाभी शान्त हो गयी । इस कारण कुछ समय 
क्नोरछाल भाई को बम्बई में ही रक जाना पडा। इसके बाद शायद जून 
तथा जुलाई महीनों में उन्होने बुनाई का काम क्रिया होगा । परन्तु वे फिर 
बीमार हो गये । तव से १९२७ के भार्च-अप्रैल तक उन्हें अपनी तथा गोमती 
बहन की बीमारी के दारण बम्बई जथवा अकोला में रहद्य पडा, ऐसा रूपता 
हैं। वन्वई में ही उन्होने सोचा कि दीमारी तो जब सदा की सबिनी वतन गयी 
है, इसलिए किसी अनुकूछतावाठे गाँव में रहकर वहाँ जो कोई हलवान्सा दाम 
बने, वह करते रहना चाहिए | काका साहव का आग्रह था कि वे साबरमती- 
आश्रम में हो रहें, मले हो वे किस्ली काम वी जिम्मेवारी न छें। वहाँ रहकर 
आश्मवासियों को सल्यह-मूचना देते रहें, तो भी वहुत है। १९२७ के मार्च 
में बापू दक्षिण के प्रवास में थे। वहाँ पहली बार उत पर रक्तचाप का 
आक्रमण हुआ। इसलिए आराम के लिए वे मैसूर में नन्‍्दी-दु्गे गये। आधम 
में आकर रहने का काका साहव जो आग्रह कर रहे थे, उसमें वापू नी यह 
बीमारी भी शायद एक कारण रही हो। परन्तु आश्रम में केवल एक सलाह- 
कार के रूप में आकर रहना क्शोरलाछ भाई के लिए बडा कठिन था। मुख्यतः 
धामिक और आध्यात्मिक वियय में बापू से उनको दृष्टि कुछ भिन्न थी और 
इस कारण यह समव था दि दूसरों भी कई बातो में उनके विचार बापू से 


अलूग हो। ता० २८-३-१६२७ को किद्योरछाछ भाई ने काका साहब को 


गआश्षमों होने पर आपत्ति श्ड३ 


एक हूम्बा पत्र छिखा था। उसमें उन्होने अपनी स्थिति बडी अच्छी तरह 
प्रकट की है 

“अपने विपय में आप सबकी इच्छाओ को मैं जानता हूँ। आपकी बात में 
क्सि हद तक मानता हूँ, यह तो आप जानते ही है। में हमेशा आपसे भिन्न राय 
रखता रहा हूँ। परन्तु उसके अनुसार वर्ताव करने की हिम्मत मुझमें नही है। 
इसलिए आपकी वात मानता नही, परन्तु उसके अनुसार कर जरूर टालता हूँ। 
ऐसा होता रहता है। गोमती इसे मेरी हमेशा वी कमजोरी बताती है और 
जानती भी है। मुझ पर विजय प्राप्त करने की कछा आपको और उसे भी 
सथ गयी है। मैं हमेशा विवेक के विरुद्ध जाकर आग्रह के सामने झुर् जाया 
कर्ता हूँ । 

“यह सच हूँ कि केवछ सहवास से भी एक प्रकार का आव्वासन मिल 
जाता है। यह भी सच है कि बई छोग उसके न मिलने के वारण ही दु सी रहते 
है। परन्तु यदि अपने सहवास द्वारा मित्रों को आश्वासन देने के काम को 
मनुप्य अपना मुख्य व्यवसाय बना छे और इसका बोझ उन मित्रा पर अथवा 
खुद अपने ऊपर डालने की अपेक्षा सार्वजनिक सस्या पर डाछे, तो क्या यह 
उचित होगा ? 

“कभनुष्य जहाँ कही रहेगा, वह किसीका सहवास लेगा और क्सीकों सह- 
बास देगा। साम्राजिक जीवन का अग-स्वरूप यह एश आवश्यक सहचारी धर्म 
है। परन्तु यह कोई व्यवसाय तो नही बन सकता । व्यवसाय तो कसी कर्म- 
यांग का ही हो सबता है। इसबों समाज में लेकर यदि मनुप्य समाज में घुले- 
मिछे, तो उसका सहवास समाज को अनायास मिल ही जायगा। हाँ, सबके 
सहवास वा मूल्य एक्सा न भी हो | इसलिए कर्मयोग क्सि प्रवार का हो, 
इसवा निर्णय करने से पहले मनुष्य सहवास वा विचार कर छे। यही नही, 
सहवास वी दृष्टि से ही वह कर्मयाग के प्रवार वा निश्चय करे, यह भी हो सकता 
है) परन्तु यह तो निश्चय ही हैँ वि असाधारण सयोगो की वात छोड दे, तो 
मनुष्य विसी-न-किमसी वार्य के छिए ही तो एवन होते है । 

“ यदि ऐसे कार्य वी दृष्टि से में आश्रम में रह सबता हूँ, ऐसा मु्चे निम्बय 
न हो, तो मुझे आश्रम में रहने वा हर ही क्या हैं ? 


श्डड किश्ोरलाछ भाई की जीवन-साधदा 


7 विद्यापीठ, शाला या आश्रम, इन तीनो में से किसी भी स़्था वे साथ 
मैने अपने-आपको बाँधा नहीं, इसे आप मेरी चतुराई (5८एवं7८55) 
मानते है। परिस्थिति ने इस विशेषण के योग्य कार्य मुझसे करवा लिया हो, 
यह वात दूसरी है । परन्तु वस्तुस्थिति बिलदुरू दूसरी है। विद्यापीठ की 
स्थापना से लेकर मैने जब उसे छोडा, तब तक मुझे एक क्षण भी ऐसा नही 
छगा कि विद्यापीठ मेरा जीवन-कार्य है। इसलिए मै इसमें अपने-आपको हमेशा 
के लिए बाँध लेना नही चाहता। मैं आपसे वराबर कहता रहा हूँ कि अपनी 
सुविधा से आप मुझे इससे मुक्त कर दें। विद्यापीठ के भीतर झगड़े रहे हो या 
न भी रहे हो अथवा वह आज की अपेक्षा अंधिक सफल होगा, तो भी इस प्रकार 
के जीवन के प्रति मेरे मन में कभी आकर्षण नही उत्पन्न हुआ | इतने वर्ष मैने 
इसमें निभा दिये, यही आश्चयं की वात है। जितने दिन मैं वहाँ रहा, उसके 
प्रति वफादार रहा हूँ। केवल वफादार ही नही, बल्कि ऐसर रहा कि उसके 
प्रति मुझे ममत्व रहा, यह भी में कह सकता हूँ । इसे आप भले ही मेरे स्वभाव 
की विद्येपत वह सकते है । परन्तु इसका अर्थ केवछ यही हैँ कि मुझमें एक 
'सिविलियन! बनने की योग्यता हैं। 

“अब आश्रम के विषय में। आश्रम में मैं आया, सो राष्ट्रीय शिक्षा की 
प्रवृत्ति से आकपित होकर ही । झाला में मैने काम शुरू किया, उसके बाद 
महीनों ठक सत्याग्रह-आश्रम, उसके द्रत अथवा मियम और प्रवृत्तियो-आदि 
का मुझे कोई ज्ञान नही था। यहाँ आने से पहले मैनें यह जानने का प्रयत्न 
नहीं किया था। आने के बाद भी नही किया। अनायास ही यह जानवारी 
मुझे मिलती गयी। फिर भी आप जानते हैँ कि मेरा उद्देश्य यह रहा हैं कि 

एक-आध वर्ष अनुमव लेबर मैं अपने सप्रदाय में शिक्षा-सम्बन्धी कोई काम 
करूँ) यह नही कहा जा सबता कि आश्रम की आध्यात्मिक वाज़्‌ ने सुझे 
लछलचाया। क्योंकि जब मै यहाँ आया, तव कट्टर स्वामीवारायणी था और मैं 
मानता था कि मेरी आध्यात्मिक क्षुधा को तुप्त करने के छिए सप्रदाय कापी 
है। हाँ, अगर घोई महत्त्वावाक्षा मेरे बन्दर थी, तो यही थी कि मै पू० वापू को 
अथवा आश्रम को अधिक स्वामीनादायणी बनाऊँ। यह नहीं थी कि सै अधिक 
आश्रमी यनूँ। भेरी इस चृत्ति का ध्यान रखना जरूरी है ) वयोवि' इससे आप 


“आश्रमी' होने पर आपत्ति श्ड्प्‌ 


जान सकेंगे कि बापू और मेरे बीच का सम्बन्ध क्सि प्रकार का है। बापू वी 
मुमुक्षुता तथा आध्यात्मिक जाज्ज्वल्यता से मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है । 
इससे कई बातों में मेरी सकीर्ण साप्रदायिकता भी कम हो गयी। परन्तु मैने 
बापू को कभी न अपना आध्यात्मिक गुरु माना या न ऐसा प्रकट किया। गुरु 
या तो स्वामीनारायण थे या नाथ हुए। 

“और भी एक वात है। मेरे आश्रम में आने से कुछ ही पहले मेरे पिता 
का स्वर्गवास हो गया था। मेरी उम्र कम नही थी। फिर भी मै पितृप्रेम का 
भूखा ही था और आज भी हूँ । घर से बंघे रहने की आधिक आवश्यकता न 
रही थी। उसी प्रकार यह आकर्षण भी समाप्त हो गया था। बापू में मेने 
पुन पितुप्रेम की प्राप्ति का अनुभव किया और बापू की शाला में आने में यह भी 
एक व्यक्तिगत कारण (72८5०४र्श 2८४07) बन गया। 

“परन्तु इसे भी आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक 
विषय में मुझे नयी दृष्टि देनेवाले तो पू० नाथ ही है। इसलिए गुरुस्थात पर 
तो बे ही विराजे। 

“इसके बाद शाला और आश्रम की एकता स्थापित की गयी और मुझे 
उसमें शरीक होने के लिए निमन्त्रित किया गया। मैं खूब जानता हूँ कि जीवन 
और तत्त्वज्ञान की ओर देखने में मेरे और बापू के वीच कई वातो में दृष्टिमेद 
है। आश्रम बापू की सस्था हैं और उसवा अपना एक स्पप्ट अथवा अस्पष्ट, 
किन्तु निश्चित आध्यात्मिक सप्रदाय (5७80० ०६ ४४०प१९४८) हैं। इस 
सप्रदाय में कितने ही न्त, नियम, आदर्श और विघान बने है। इन्हें स्वीकार 
करके मैं इनके प्रति किस ह॒द तक वफादार रह सकता हूँ, यह मेरे लिए एक 
उल्मनभरा प्रइन है। 

“मगनलाल भाई और दूसरो के वीच के झगडो को समाप्त करने के लिए 
मुझे व्यवस्थापक का पद ग्रहण करना चाहिए, इस तरह की सूचनाएँ भी भिप्न- 
भिन्न क्षेत्रो से मेरे सामने आयी । इस विषय में झारीरिक तथा रुचि की दृष्टि 
से भी में असमर्थ हूं ही । परन्तु बापू की आध्यात्मिक दृष्टि को मैं सफल कर 
सकगा, ऐसा मुझे जरा भी विध्वास न हो सका । यही नहीं, वल्कि अधिकार 
(पानता) के बिना आश्रमवासी बने रहना भी मुझे अच्छा नही छगा। मुझे तो 

० 


श्डद्‌ क्िशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


दिन-दिन यह भय होने छग्य गया था कि आश्रम की छाया में रहकर में कही 
उसके भीतर बुद्धिभेद बढाने का कारण तो नहीं वन जाऊँगा। /मेरा यह भय 
अभी तक दूर नही हुआ है। 

“अब रह गयी झाला । आश्रम और शाला की विचार-सरणी एक ही है। 
यही होना भी चाहिए। एक तो यह बात हुई। दूसरे, आपने मुझे विद्यापीठ 
में भेज दिया और इस कारण पढाने के काम से तीन वर्ष से अछग हो गया । 
“इस कारण पढाने के काम में मुझे पहले जो रस था, वह अब नही रहा। फिर 
घाला में जो विषय पढाये जाते हैं, उनमें से किसी भी विषय का मुझे गहरा ज्ञान 
“नही है। यह तीसरी वात है । चौथी वात यह है कि कैल्वणीना पाया' (ताढीम 
की बुनियादें) पुस्तक में जिन बातों का विवेचन किया हूँ, उन्होंने उन बिपयो 
पर से भेरे प्रेम को कम कर दिया हैं, जिन्हें मै पहछे पढाता था। इस प्रकार 
शाला में भी सक्रिय भाग लेने का उत्साह अब मुझमें नही रहा। 

“अन्य प्रकार से तो मै शाला का ही हूँ, यह कहता आया हूँ और इस कारण 
विद्यार्थियों के प्रति मेरा प्रेम कम नही हुआ हूँ। 

“यह सच है कि इन सबके साय भीतरी क्लेश भी मिल गये और उन्होंगे 
मेरे अलग रहने के निश्चय को और भी दृढ बनाया है। परल्तु उसे मुख्य कारण 
नहीं कहा जा सकता। 

"आज रमणीकछाल भाई का पत्र मिल्ा। उससे मालूम हुआ कि आपने 
बापू को तार दिया है कि 4४८ 0८८0६0 १0 509 पध८. (यहाँ रहने 
का निश्चय किया है।) यह तार आपकी भावनाओं की कोमलता के अनुरूप 
ही है । आपको याद होमा कि कई वर्ष पहले (सन्‌ १९१८ के अक्तूबर में) 
बापू अपनी वर्षेगाँठ के दूसरे ही दिन एकाएक बीमार हो गये थे ओर सबको भय 
हो गया था कि उनके हृदय की ग्रति वही बन्द न हो जाय | उस दिन वापू ने 
बारी-वारी से सबको अपने पास बुलाकर उनसे प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा जैसा ही 
कुछ कहूलवाया था कि 'मैं आश्रम में ही रहेंगा' ॥ उस समय सप्रदाय की सेवा 
करने की मेरी अभिठाषा धीमी नहीं हुई थी। मुझे भी बुछाया गया था। 
बह मेरे छिए परीक्षा का क्षण था। एक तरफततो बापू मृत्युशग्या पर पडे 
हैं और चाहते हैँ कि हम आश्रम को न छोटे, दूसरी तरफ मेरे मन में यह्‌ निश्चय 


“आश्मो' होने पर आपत्ति श्ड 


नहो पा रहा था कि में अवश्य ही इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सकूंगा। अब 
मुझे क्या करना चाहिए, यह सवाल था। बापू को जिससे सन्‍्तोप 
हो, ऐसी बात करके काम चला लूँ ? बडा नाजुक प्रसय था। परन्तु सौमाग्य 
से मुझे सदृवुद्धि सूल्न गयी। बापू के पृछने से पहले ही मैने कह दिया : मुझसे 
जितना समय बनेगा, यहाँ रहने का प्रयत्न करूँगा ।” बापू से कहा : हाँ, आपसे 
मुझे इतनी आशा तो हैं ही ।' ऐसे नाजुक प्रसग पर मनुप्य घी परीक्षा होती है। 
एक तरफ तो यह इच्छा होती हैं कि अपने पूज्य या प्रियजन के सन्‍्तोपष के लिए 
हर प्रकार का त्याग हम करें, परन्तु दूसरी तरफ यह भी सोचने का कर्तव्य 
उपस्थित हो जाता है कि प्रसंग ऐसा नाजुक न होता, तो क्या हम इस तरह का 
निश्चय कर सकते थे ? भाजुकता में आकर यदि हम गलत निश्चय कर लेते 
है, तो भविष्य में प्रतिज्ञा भग करने का गरभीर प्रसगर सामने उपस्थित हो 
सकता है। क्योकि जो निश्चय भावुकता में आकर किया जाता है, उस पर 
कायम रहना बहुत कम सभव होता है और यदि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नही 
रहते है, तो चित्त में हमेशा असमाधान बना रहता हूँ । 

“मैं मानता हूँ कि आश्रम में मेरे रहने से कुछ छोगो को बहुत सन्तोप 
होगा। परन्तु एक स्वतन्त्र व्यवित के रूप में और विना काम से यहाँ पडा रहना 
ज्ञान में अथवा आध्यात्मिक बातो में एक अधिकारी पुरुप के नाते मेरे लिए 
एक अपयश की ही वात होगी । (क्योकि उसमें मेरे लिए छाभ की अपेक्षा हानि 
ही अधिक है) जब कभी कोई प्रश्न उपस्थित होगा, तो हर आदमी को यह 
जानने का कौतूहल होगा कि इस विषय में मेरे और बापू के विचार एक-से है या 
अछग-अलग ? (क्योकि वहाँ आखिर में मानसिक सहवास देने के लिए ही तो 
रहूँगा।) इससे आश्रम में अनिष्ट बुद्धिभेद उत्पन्न होने का सदा डर बना रहेगा। 
इस सबके कारण जहाँ कुछ छोगो को आश्वासन मिलेगा, वहाँ आगे चछबर कुछ 
लोगो का आइवासन छिन जाने का भी भय हैं। अब आप कहिये कि क्या आपको 
निशचयपूर्वक ऐसा लगता है कि आश्रम में मेरा रहना अच्छा होगा ? 

“अभी तो मैं आश्रम में आ ही रहा हूँ, क्योकि सव कुछ वही पडा है। 
परन्तु मेरी इच्छा यह है कि हम दोनो का स्वास्थ्य ठीक होने पर हलका-सा, 
परन्तु जो भी और जहाँ भी अनुकूल मालूम हो, कुछ न कुछ काम करें। केवल- 


जश्ड८ किश्लोरछाल भाई की जीवन-साधना 


'सहवास देने का धन्धा नहीं करवा है, जहाँ वापु और कावा जैसे दो प्रचण्ड 
व्यवित प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देने के लिए सदेव उपलम्य है, वहां अधिक की 
आश्ञा करनेवालो के छोभ की भी कोई सीमा हैं ?” 
इस पत्र में क्शोरछाल भाई ने कुछ विस्तार के साथ बताया है कि जाथम 
तथा वायू के बारे में उनके विचार क्या थे । उन्होने यह भी बताया है कि वे 
जाश्रम के ब्रतधारी क्‍यों नहीं बने, यद्यपि मरने तक वे वापू का ही काम 
अखण्ड रूप से करते रहे । इसलिए मेरी दृष्टि में यह प्रइन बहुत महत्त्व नही 
रखता कि उन्हें आश्रवमी समझना चाहिए अथवा नहीं। हाँ, स्वयं विशोरछाल 
भाई जाश्रमी कहलाने को तैयार नहीं थे। इसका अर्थ केवल यही है कि वे 
अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बापू में नहीं मिछा सकते थे। खुद बापू 
इस बात को जानते थे। उन्होने एक वार कहा भी था कि ' किशोरलात भाई 
मेरी अपेक्षा सत्य के कम उपासक मही है । परन्तु उनका भागें मुझसे कुछ अलग- 
सा है। जिस मार्ग पर मै चल रहा हूँ, उसी मार्ग,पर वे नही चल रहे है । परन्तु 
मेरे मार्ग से समानात्तर उनका दूसरा मार्ग है।” इस तरह विचार करें, तो 
भछे ही उन्हें आश्रमी न भी कहा जाय, परन्तु इसमें सन्देह नही कि बहुत से 
आश्रमिया की अपेक्षा वे बहुत ऊँची कोटि के आश्रभी थे । अपनी सत्योपासना 
को उन्होंने कभी मन्द नहीं पडने दिया । 
आध्यात्मिक बातो में तो कापू के साथ उनका कई बातों में मतभेद 
अथवा दृष्टिभेद पहके से ही था। फिर भी हमेशा बापू के साथ रहकर 
उन्होंने काम क्या । यहाँ तक वि बापू के सामने वे गाधी-सेवा-सघ के अध्यक्ष 
बने और वाएू की मृत्यु के बाद 'हरिजन' पन्रो द्वारा उन्हीका सन्देश संसार 
को सुनाते रहे। इसमें बापू तथा किज्ोरलाल भाई, दोनों की महत्ता 
है। इसमें बापू का प्रेम, समभाव तथा व्यापक और सग्राहक वृत्ति का दर्शन 
हमें होता है। साथ हो किशोरलठाल भाई की स्वतत वृत्ति का भी परिचय मिलता 
है। वापु के साथ उनका विचार भेद अथवा दृष्टिभेद किस प्रकार जौर किस 
हद तक था, इसकी विस्तृत चर्चा जीवन-दर्षन' प्रकरण में की जायगी । उसवा 
हम केवल एक उदाहरण यहां देते है। वापू कहते कि ईश्वर की उपासना 
चाहे किसी कण से करें, चाहे छिसी आकार में उसफी वूजा बरें और 


अआश्रमी' होने पर आपत्ति श्ड९्‌ 


उसका वर्णन भी चाहे जिस तरह करें--वह सब एक परमात्मा की ही पूजा 
होगी--वह उसीको पहुँचेगी। मिट्टी या पत्थर की पूजा करनेवाके को मिट्टी 
या पत्थर नही फल देते, उसकी श्रद्धा फल देती है। परन्तु किशोरलाल भाई 
दूसरे ही वातावरण में पले थे। उन्हें 'बकतुण्ड महाकाय' की, अथवा 'समुद्र- 
बसना' और 'रवेत-स्तनमडल” पृथ्वी की या 'भुजग-शयन' विष्णु वी एक साथ 
पूजा करना पसन्द नही था। इसलिए सवेरे की प्रार्थना में जब ये इछोइः बोले 
जाते, तब वे इनका उच्चारण ही नही कर सकते थे। वे कहते कि कोई भी एक 
रूप चुन लो और केवल उसीकी उपासना करो। इस तरह सबको इकट्ठा 
न करो। वे यह भी कहते कि में सर्वधर्म-समभाव को मानता हूँ। परन्तु मेरी 
पद्धति बापू वी पद्धति से भिन्न हैँ। मुझे यह पसन्द नहीं कि थोड-थोडा 
सब धर्मो में से लेकर बोला जाय। इस कारण आश्रम की प्रार्थना में उपस्थित 
रहना मुझें कप्टकर छगता हैं। इसी प्रकार सन्‌ १९३७ के गाथी-सेवान्सघ 
के वापिक अधिवेशन में इस वात की वहुत वारीकी के साय चर्चा हुई थी कि 
गाधी-सेवा-सध के सदस्य धारासभाओं में जा सकते हैं या नहीं। बापू का 
मत था कि यदि गाधी-सेवा-सघ का कोई सदस्य घारासभा में जाकर भी पूर्ण 
स्वराज्य का काम कर सकता है, तो हम उसे वहाँ जरूर भेजें और उसे भी 
अवश्य जाना चाहिए। किश्योरलाछ भाई की राय यह थी कि गाधी-सेवा-सघ 
रचनात्मक काम करनेवाली सस्था हैँ, इससे धारासभा में जाने से उसपे भीतर 
निष्ठाभेद उत्पन्न होने का भय है। उन्होने वापूजी से कहा “आपकी वात 
अभी तक मेरी समझ में पूरी तरह नही आ सकी हैँ। मैं तो एक्निप्ठता का 
केवल एक ही अर्थ समझ सकता हूँ और एक उपासना का ही माननेवाल् हूँ। 
गणपति, देवी, सूर्य, शिव आदि की पचायतन-पूजा वी सनातन वृत्ति मेरे गले 
नहीं उतरती।” इस तरह कई बातो में उनका वापूजी के साथ दृष्दिभेद 
रहा करता! फिर भी उन्होंने आश्रम को जितना सुझोभित झ़िया, उतना 
बहुत कम छोगो ने किया होगा। इसी प्रकार वापू के वाद उनका सन्देश 
उन्होने जितनी विज्यद और निर्भय रीति से समार के सामने रखा, बैसा शायद 
ही किसीने रसा हो। +०० 


९ 


बाढ़-पीड़ितों की सेवा ३१७ 


बिसी देहात में जाकर रहये के” विचार से सन्‌ १९२७ के जून मास में 
बालभाई की सम्मति प्राप्त बरके किशोरलाल भाई और गोमती वहन भठी- 
गाक्षम में जाकर रहते छगे । वहाँ मकनदी माणाभाई खादी वा काम करते 
थ्ें। विशोरलाल भाई वहाँ कोई दूसरा काम नहीं वरते थे। पडौस के 
स्थादला गाँव से वुछ कार्यकर्ता अपने कुछ प्रश्न लेकर आते रहते। उन्हें बेवल 
मलाह-मूचनाएँ दे देते । इसके अतिरिक्त और कोई काम उन्होने अपने हाथ में 
नहीं छिया। परन्तु कोई काम हाथ में छेने का विचार अवश्य कर रहे थे। 
इतने में अगस्त के भहोने में गुजरात के एक बहुत बडे भाग पर बाद गए सकट 
आ गया। सरदार वल्लभमाई ने गुजरात के तमाम वार्यवर्नाओं वा इस काम 
मो उठा छेते वे छिए आवाहन किया। यद्यपि भारी वर्षा कै वारण बहुत से 
गाँव जलमय हो गये थे और यहुत से परिवारों को भोजन मिलना भी कठिन 
हो गया था और यहूत से भाग वी फसलें डूब गयो थी, फिर भी रारदार चाहते 
थे कि सहायता पा समठन हमें इस तरह बरना चाहिए कि अन्न के अभाव में 
एक भी आदमी भूसो न मरे और बीज के अभाव में जमीन का एक भी टुकड़ा 
फिर से विना दोया ने रह जाय। सरदार ये इस आवाहन पर विशोरणटाल भाई 
और गोमाी वहन मद्री-आथरम को छोटवर वाइ-्पीडितो वी सहाय मे 
लिए निवक पड़े। बारडोडी के वार्यवर्ता बड़ौदा पहुँच गये थे। इसलिए 
विभौरछाल भाई ने भी बदौदा ही पसन्द विया। स्वय बहौदा घहर में और 
सामपाग से गाँवों में बटुत विनाध हुआ था। इसी सहायता वे छिए विभोर- 
छाल भाई गाँगे में तो नहीं पृ सपते थे, परन्तु तु रघानीय पार्यर्ताओं के सारे 
साम ही व्यवस्था बरने में और टियाव रखने में उन्होने वहुढ मदद पदेंचायी । 
मरदार यत्टममाई चाहों ये कि सारे गुजरात में पाम थी ब्ययस्पा एक््सी 
हो और मरद परुँचाने रे शाम से भी सर्देत एक हो सीवि से काम लिया जाय । 


बाढ़-पोडितो की सेवा श्प्श्‌ 


इसके लिए वे हर केन्द्र को पूरी-पूरी मदद देने के लिए तैयार थे। तदनुसार 
उन्हाने बडौदा-केद्ध को भी मदद भेज दी । परन्तु वडौदा के महाराजा और 
दीवान भी इस काम में अच्छी मदद करना चाहते थे। इसे वडौदा राज्य प्रजा- 
मण्डल के कार्यकर्ताओं ने खोया नहीं। इसलिए उन्हाने बड़ौदा के क्षेत्र में 
वडौदा-प्रजा मण्डल वी ओर से इस काम को उठा लिया। सयोगवर् 
डॉ० सुमन्त मेहता इस अवसर पर अचानक बड़ौदा पहुँच गये थे और वे वहाँ 
फेस भी गये। वे इस काम के मुख्य नियामक वन गये। सरदार वी इच्छा थो 
कि सारा काम गुजरात प्राल्तीय समिति के मार्फत हो। परन्तु बढौदा में 
ऐसा नही हो सका। इस कारण उन्हें शायद वुछ बुरा भी लगा हो। विशोरछाल 
भाई वी वृत्ति मह थी कि ऐसे सकट वे! समय इस वात वा अधिक महत्त्व नही 
कि विसवी ओर से वाम हो रहा है। असली महत्त्व वी बात यह हैं कि 
सबको आवश्यक मदद मिल जानी चाहिए। सरदार को भी इसमें कोई विरोध 
नही था, परन्तु उनका विचार यह या कि यदि बडौदा के महाराजा बगैरह 
का यह आग्रह हो कि वहाँ का काम उनके प्रजामण्डल के द्वारा ही हा और वे 
पूरी मदद पहुँचाने में समर्य है, तो फिर गुजरात प्रान्नीय समिति का चन्दा वहाँ 
वया खर्च क्या जाय ? क्शोरछाल भाई सरदार की इस वृत्ति को समझ 
गये थे। इसलिए जय काम पूरा होने को आया, तब यद्यपि उनका स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं था, फिर भी सब हिसाव साफ होने और प्रान्तीय समिति के सारे 
रुपये मिलने तक थे बडौदा में ही सके रहे। अन्त में गुजरात प्रान्तीय समिति 
को बड़ोदा क्षेत्र की मदद में रु० ५,३३५ पर्चसाते में लिखने पड़े । 
सन्‌ १९२८ बे! फरवरी तक अर्थात्‌ लगभग सात महीने बडौदा में रहकर उन्हाने 
बाढन्यीडिंता वी सहायता का काम क्या। 
इस बीच उनके सामने वहाँ एक धम-्सक्ट उपस्थित हो गया। ये तथा 
अन्य वितने ही वार्यकर्ता बडोदा में स्टेशन वे पाम की धर्मशाला में रहते थे। 
वहाँ एव रात यो चोर आया । उसने विश्योरछालू भाई वी पटी उठायी और 
बूछ सटबडाहट हुई । इतने में सब जाग गये कौर चोर भी पकड़ लिया. गया.। 
तत्लाछ तो उसे पुल्सि के सिपुर्दे वर दिया गया। परन्तु क्शोरलालट,भाई 
मे सामने एक नैतिव' सवाऊ सडा हो गया कि उसे सजा दिलायी जि. 


श्ष्र फकिशोरलाल भाई को जीवद-सापना 


नही | पुलिस ने चोर को ले लिया, इसलिए वह तो चाहती ही थी कि उसे सजा 
दिलायी जाय। बात यह थी कि क्श्लोरलाठ भाई ने चोर को पेटी उठाते हुए 
नहीं देखा था, गोमती वहन ने देखा था। इसलिए उन्हें भी कोर्ट में 
बयान देने के लिए जाना पडा। क्शोरठाल भाई ने उस समय सोचा कि 
चोर जैसे एक आदमी को कुछ समय तक बंधन में रखने से यदि समाज वी 
रक्षा हो सकती है और उसे भी अपने सुधार वा अवसर मिलता हो, तो--उसे 
बन में रखने वी अया को--यद्पि उसमें हिंसा है---कायस रखना अनुचित 
नहीं । इसलिए किशोरलाल भाई और गोमती वहन ने भी कोर्ट में अपने बयात 
दे दिये। परत्तु इसके साथ ही उन्होने मजिस्ट्रेट से एक दरखास्त द्वारा प्रार्थना 
की कि वे उसकी ओर दया की दृष्टि से देखें और उसे क्म-से-कस सजा दें । 
मैजिस्ट्रेट ने इस दरखास्व को अग्रस्तुत और अनधिकृत समझकर उसे दाखिल 
दपतर कर लिया। परन्तु यह चोर पहले कई बार सजा पा चुका था। इसलिए 
उसे अधिक सजा दिलाने के लिए उन्होने इस मामले को दौटामुप्र्दं फर दिया । 
सेशन-कोर्ट के सामने अपने बयान देने के छिए क्शोरठाल भाई और गोमती 
बहन को फिर सम्मत मिले। इस दीच व्श्योरछाल भाई ने सारा प्रकरण 
बापू वो छिख भेजा और उत्तती सलाह छी। वाषपु ने लिखा कि “अहिसा- 
धर्म वी दृष्टि से हम अदालत में वयान नहीं दे सकते । समाज में रहते हुए 
भी यई बातें ऐसप्ती होती है, जिननो समाज वी तरह हम नहीं कर सफ्से 
“*****नही तो समाज जागे नही बड़ भवेगा ।/ इस पर से क्शोरलाड भाई 
भी स्पप्ट रुप से समप गये वि इस प्रवार वे गुनहगारों के प्रति व्यवहार बरने 
की समाज मी प्रचलित पद्धति में दोप हो, तो उसे घाटू रसने में हमारी मदद 
तो मदापि नहीं होती खाहिए। रामाज यदि आज या दो सौ यर्प दाद भी, जब 
मभी इस विपय पर विचार करेगा, सब इस प्रत्ार मदद नवरने गो घटनाओं 
से ही पसे इस पर विदार बरने की प्रेरघा मिटेगी। इसलिए उन्होंने निश्चय 
पिच फि क्र सेशनलोटे में दघात ने दिया जाय। इसके छिए सेदन-कोर्ट में 
पहने के छिए उन्होंने सपना बवतस्य भी तैयार वर जिया 
मेशनन्अन पिशीरदाठ भाई के एश मित्र बे परिचित पे। इन मित्र वो 
रूमाघार मिे वि किशोरटाऊ भाई सर गोमतो बहन सेशन्ोर्द में गवाही 





बाढ-पीडितो की सेवा श्५्‌३ 


नही देंगे। गवाही न देने पर उन्हें सजा हो, यह उस मित्र को अच्छा नही लगा । 
इसलिए उसने जज से तथा सरकारी वकील से भी कह रखा था कि वे किसी 
भी तरह क्शोरलाल भाई तथा गोमती वहन को बचा लें। किश्लोरछाल भाई 
को इसका पता नही था। दोना ने सेझन-कोर्ट से कह दिया कि हम गवाही 
नही देना चाहते | जज ने कहा “यह तो ठीक है। परत्तु आपको शपथ छेवे 
और नाम धाम बताने में भी आपत्ति है ?” इस पर दोना ने प्रतिज्ञा ली और 
नाम घामर बता दिये। इसके बाद सरकारी वकील ने पूछा “निचली काट 
में आपने जो वयान दिया, वह यही हैं न ? ” इस पर किद्योरलाल भाई ने 
कुछ भी बहने से इतकार कर दिया। सरवारी वकील ने कहा “आप यहाँ 
भले ही गवाही न दें, परन्तु आपको यह बताने में क्या आपत्ति हो कि नीचे वी 
कोर्ट में आपने जो वयान दिया, वह यही हैं ?” जज ने भी धमकाने वा स्वांग 
बनाकर कहा “आप न्याय में मदद करना नही चाहते ?” फिर भी क्शोरलाल 
भाई दृढ़ रहे । तव दूसरे एक वकील ने जज से प्रार्थना वी कि “साक्षी ने यह 
तो नही कहा कि यह वयान मेरा नही है और उसने शपथ तो छे ली है। इसलिए 
नीचे की कोर्ट में दिये गये बयान को आप रेकाड पर ले सकते है ।” जज उन्हे 
सजा देना नही चाहते थे। इसलिए नीचे की कोट में क्शोरलाछ भाई ने 
और ग्रामती वहन ने जो बयान दिये थे, उत्हीका उन्हाने रेवार्ड पर के लिया 
और चोर को सजा दे दी । झाम को बलव में ववीलू और जज सब इस बात पर 
खूब हेंसे हागे कि सत्याग्रही भाई बसे बुद्ध बन गये । 

इस सारे प्रसग को छेकर विशोरलाछ भाई ने एक छोटा-सा प्रहसन 
श्खिा है होछा होली नो सत्याग्रह! ॥ इसमें अन्त में उन्‍्हाने बताया है कि 
सत्याग्रही बनना, चालावी न बरना या असत्य का आचरण न वरना यह ता 
ठीक है, परन्तु बोर्ट ने हमारे भोलेपन वा पूरा फायदा उठा लिया और हम 
उसवी तरबीय समझ भी नही सके, यह ठीव नही हुआ। निरे भालेपन स 
डुनिया में काम नहीं चल्ता। + +%+ 


बढ़े भाई $ श्८ ४ 


किंश्ोरलांल भाई को वडौदा में ही खांसी ओर बुखार आने लगा था । 
इसलिए वहाँ से फारिग होते हो फरवरी १९२८ में वे इलाज के लिए बम्बई 
गये। वहाँ उन्हें निमोनिया हो गया। उसके वाद धान्तामुझ्ञवाले श्री गौरी- 
इयर दसे वे नैसगिव उपचार शुरू क्यि। बीमारी रूम्वी रही। इसलिए 
एक-दो भहोने श्ान्ताश्ुझ्ञ में बितावर वापस वम्वई गये। वे बहुत वमजोर 
हो गये थे। इसलिए खुद उन्हें तथा आसपास वे दूसरे लोगो फो भी झया होने 
लगी थी वि इस बीमारी से वे उठ भी सर्जंगे या नहीं । प्रायः डॉ० दलाल 
उनता उपचार करते थे। वे भी कुछ निराश हो गयें। इस स्थिति में क्शोर- 
लाल भाई मे अपने सारे अधूरे और पूरे लैस मेटे वास भेज दिये और दिखा कि 
में उनवा जिस प्रकार ठीक समझू, उपयोग करूँ । 

एक छैख़ में उन्होंने हिसा है; 

“धबाट्भाई यो उन दिनों जो चिन्ता थी और उन्होंने जो बष्ट उठाये, 
उगया यर्णत नही किया जा सफ़ता। मै शान्ताशुत्ष रहता था, तब वे रोज रात॑ 
को वहाँ आते। सारे दिन वी धत्रावट उनवे दारीर पर देसवर उनवे द्यान्ता- 
प्रुश्ञ बे घवपर पर मुझे वही ऊण्जा आती । गुछ तो इसी कारण मैं बम्बई 
गया। उन दिनो बारडोटी में रात्याग्रह चछ रहा सा। उसते लिए घन्दा 
एक्शर करने थे वाम का थघोस भी उनके सिर पर आ गया था। एफ दिन ये 
अँपेरी, पाटवोपर आदि स्थानों पर घन्दा एयथ बरने के रिए बहुत धूमे। 
उगी दिन डॉ० दलाल से उनती भेट हो गयी । उन्हाने मेरी तबीयत मे बारे में 
निराणा के उद्गार प्रवट पिये और हा बदलने के लिए मुझे अक्ोला हे जाने 
के बारे में घर्चा चटी। वाट्भाई ये दिमाग पर इग माटी यातो का बहुत बडा 
बोझ जात पदता था। रात यो मेरे पास आाएर बैठे, तो वहे सिप्त दीस रहे थे ॥ 
परन्तु यार बरो-करों मुझे मीद आ ययी ॥ बाटुभाई भी मेरे वास से उद्धार 
भोते के छिए थे गये । मेरी आँख छगे हुए ही समय हुआ होगा हि चुछ 


बड़े भाई श्ष्ष्‌ 


शोर हुआ और मेरी नीद खुल गयी। बालूभमाई जोर-जोर से चीख मारकर 
चिल्ला रहे थे और सिर में दर्द होने की झिकायत कर रहे थे। वे आँखें भी 
नही खोल सकते थे और न वैठ सकते थे। एफ-दो के भी हुई । मुझे छा कि 
लू छूग गयी होगी। नीचे से डॉक्टर को बुलाया और तात्काछिक उपचार 
किये। परन्तु सारी रात उन्हें वडी वेचनी रही । दूसरे दिन डॉ० दलाल उनकी 
जाँच करने के लिए आये । परन्तु कोई निश्चित निदान नही हो सका। मेरी 
सतत बीमारी के बावजूद एक रात में वालूभाई मुझसे भी अधिक अशकत हो 
गये। अन्त में यही निश्चय किया कि हम दोनो वायु-परिवर्तन के लिए अकोछा 
जायें। अकोछा में वहाँ के डॉक्टर के इलाज से धीरे-धीरे बालूभाई की तबीयत 
सुधर गयी। मैने वहां कालझाना की टिकियाँ लेना शुरू कर दिया। बे मुझे 
अनुकूछ पडी। तीसरे ही दिन मेरा लम्बा बुखार उतर गया। खाँसी और 
दमा भी जाता रहा। मेरा वजन बहत्तर पौड तक पहुँच गया था, भो अब 
यह भी तेजी से बढने छगा । दोनो भाई धीरे-धीरे कुछ चलने-फिरने छगे। बालू- 
भाई तो एक-डेंढ मील घूम भी लेते । उनका वजन भी पहले की तरह हो गया । 
अत फिर बम्बई जाने की उत्सुकता उन्हें होने लडगी। सवको लगा जि अब 
कोई चिन्ता की बात नहीं है। वे बम्बई जा सकते है। पहले श्रावण की 
अष्टमी या नवमी के दिन वे वम्बई गये, परन्तु मानो वहाँ वे अपने बच्चो से 
मिलने के लिए ही घर गये हो। एकादशी के दिन सवेरे मदिर हो आये। 
उनकी तबीयत अच्छी होते देखकर सब रिइ्तेदारों को आनन्द हुआ। उस 
दिन बहुत से मिन आये और मिल गये | झाम को छह-सात बजे तक हिस्सेदारी 
और कारकूनो से उन्होने बातें की । फिर फूलो का पलना बाँघकर ठाकुरणी 
को झुलाया और इसके वाद एक्एएक 'सिर में ददे' ऐसा केहकर जोर से चीख 
मारकर वे गिर पडे। उन्हें बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टरो को बुलाया गया। 
परन्तु डॉक्टरों के पहुँचते-पहुँचते वे वेहोश् हो गये। उनका बायाँ अग लक्बे 
से सुन्न हो गया। रात के ग्यारह बजे उनकी यातनाएँ समाप्त हुई और हमें 
आजा दाए से समण्डपय मिला ५ 
“इस प्रकार वालूमाई के जीवन का अन्त हुआ । वे कुछ अव्यवस्थित, 
परन्तु परिक्रमी थे। वासनायुक्त होने पर भी घामिक थे। श्रद्धालु और 


श्षच् किशोरलाल भाई की जीवन-्साधना 


भक्तिपूर्ण थे । कुछ उताबलापत भी था, परन्तु उनका अंत करण प्रेम से 
हझुबालव था। धन के प्रेमी तो थे, परन्तु उदार भी वैसे ही थे। बहुत विफायत 
करते परन्तु मौका आने पर अपनी शक्ति से बाहर भी सर्च कर देते। वर्णा- 
मिमान जोर जाति का अभिमान भी उनमें था, परन्तु समदृष्टियुक्त थे। 
इस प्रकार के सरठ, दयादु ओर परोपवारी भाई हमसे छिन गये। 

बादूभाई को पढने वा बहुत शौक था। पुस्तका के बडे झोकीन। 

पुस्तक पसन्द भायी वि खरीदी। यह आदत थोडी-बहुत हम सबमें है १ इस 
वारण हमारे यहाँ दो-तीन आल्मारियाँ तो वेवक पुस्तका से ही भरी रहती 
वीच-वीच में इनकी छटनी भी होती रहती और आलमारियाँ बहुत कुछ खाली 
हो जाती। परन्तु फिर जल्दी ज्यों की त्या भर जाती। यह वुलूधर्म जहाँ- 
जहाँ भी में रहा, बरावर जारी रहा है। सैकडा स्पयें की वितायें हमने बिगाडी 
हागी। कई वार ये भिन्न भिन्न सस्थाआ को वाँट दी गयी। किततती ही पुस्ततों 
रही में चली गयी। परन्तु हमारी आल्मारियाँ वभी खाडी नहीं रहती। उनमें 
नित नवीनता रहती है। यह हमारी विशेषता है। कोई यह न समसे कि 
भाई (पिताजी) द्वारा खरीदी हुई क्ताया को हम छोग पढ़ ले, तभी नयी 
किताबें आयें। इसी प्रवाशर बादूभाई का, नातामाई का या मेरा संग्रह भी 
नीलफण्स के काम में आ ही णायगा, ऐमी बात नहीं है। हरएव' का सम्रह 
स्वतन्त्र हाता है । 

“ चैसां वि मेने अयत्र बताया है थापू वे साय हमारा सम्बन्ध वाट- 
भाई में अपने ऐनयदान से झुर्त किया ) वह बधुदान (क्िझोरल्यंठ भाई 
आश्रम में गये, तर से), वयादान (नानामाई वो छडवी सुशीला बहत वा 
विवाह बापू वे दूसटे चिरजीव मंघिदाठ भाई वे स्राथ हुआ है) और पुत्रदान 
(बायूमार्ड वे दूसरे छडके सुरेन्द्र को यापू यो प्रौष्री भनु बहन दी गयी हैं) 
तब जा पहुँचा है। 

“बीच में एउ्-आप बर्ष छोडपर भेरे आश्रम निवास वा सारा सर्च जब 
तब बाएमाई थे, उहाने उठाया ॥ एक वर्ष मैने ही आग्रहपूर्वकं आश्रम से रा्च 
ल्दा पा।। 

क्श्योसहाल भाई ने आम से दर्च ऐेना शुरू किया, यह बाइुआई गो 


बड़े भाई १५७ 


जरा भी पसन्द नहीं था। उन्होने इसकी शिकायत नाथजी से की। इस बात 
का वर्णन नाथजी ने बडे सुन्दर ढग से किया है * 

“एक दिन मैं वसई में था, तव एक अपरिचित गृहस्थ मुझसे मिलने आये। 
खादी के कपडे और सादगी के सपूर्ण नमूने के रुप में उन्हें देखकर मैने पूछा 
आप कौन है और कहाँ से आये है ?” उन्होने कहा 'मेरा नाम है बालूभाई। 
में किनोरछाल का बडा भाई हूँ। बम्वई में व्यापार करता हूँ। हम तीन भाई 
है। क्शोरछाल आपकी सुन लेता है, इसलिए आपसे कुछ कहने आया हूँ।” 
मैने कहा . 'अच्छा, कहिये ।' वे बोले दीवाली पर मैं अपने नफे के तीन भाग 
करता हूँ। इनमें से एक भाग विशोरछाल का होता है। परन्तु वह ये पैसे नही 
छेता। आश्रम से छेता है। मुझे यह अच्छा नहीं छगता। घर पर पैसे है, 
तब उसे आश्रम से क्यो छेते चाहिए ? हर साल मैं जो भाग करता हूँ, वह पडा 
रहता है, इसलिए आप उससे कहे कि बह अपने खर्च के लिए घर से पैसे छे।” 
उन्होने मुझसे यह भी पूछा कि मेरी वात आपको उचित मादूम होती हैँ न?! 
मैने वहा * 'एकदम उचित हैं। किद्योरलाल भाई से भेट होगी, तब उनसे मैं 
आपका सन्‍्देशा कह गा /' बात पूरी होते ही वे बम्बई के लिए चल दिये। 

“कुछ दिन बाद मैं आश्रम गया, तव मैने किझ्लोरछाल भाई को उनके बटे 
भाई का सन्देश सना दिया। उन्होने मुझे समझाया कि हमारे पिताश्री झान्त 
हुए, तव हमारे सिर पर कर्ज का भारी बोझ था। बालूभाई ने अनेक प्रकार का 
शारीरिक और मानसिक कप्ट उठाकर अपना धधा चलाया। यह सच हैं 
कि अब कोई कर्ज नही रहा और उनके पास कुछ रकम भी हो गयी होगी, 
परन्तु पिताश्री के समय का कर्ज चुवाने में मैने किसी प्रकार हाथ नही बेंटाया । 
इसलिए वालूभाई ने अपने कप्ट से जो रकम एकत्र की है, उसमें से कुछ स्वीकार 
करना मुझे उचित नही मालूम होता । मैं सावंजनिक काम कर रहा हूँ । उसमें 
से अपने सच के लायक बुछ लेने में मुझे कुछ भी बुराई नहीं मालूम होती। 
भाई मेहनत बरें, चिन्ता करें और इससे उन्हें जो कुछ मिले, उसमें मेरा भी 
भाग मारते, यह उनकी भ्रतमदगाहत है ! परन्तु मुझे यह उचित नहीं रूगता 
कि में उनसे कुछ लूं। 


४.35 


मैने उनसे कहां - ठीक है। आपका कहना वाजिब हैँ। 


श्प्८ किशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


“बम्बई आने पर फ़िर वालूभाई से मेरी मेट हुई | किशोरलाठ भाई 
की बात मैने उनसे कही । उन्होने जवाब दिया: पिताजी वी फर्म उनके झान्त 
हो जाने के बाद से में चला रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से अब कोई कर्ज नही रहा 
और दो पैसे की बचत भी हो जाती है। उसमें सव भाइयों का हिस्सा है। 
उसमें से किशोरलाल को मैं उसका हिस्सा दूँ, इसमें कौन भलमनताहत की वात 
है? अपना हिस्सा वह छे, यह तो न्याय की ही वात है। पिताजी की दुकान को 
मेरे बजाय कोई गुमाइता चछाता और आज की भाँति उसमें कोई बचत होती, 
तो बया बह मुनाषा गुमाइते का कहा जाता ?े जिस तरह हम गुमाइ्ते को सार 
मुताफा नही दे देते, उसी प्रकार पिताजी की फर्म वो म॑ चला रहा हूँ, इसलिए 
बह मुनाफा मेरा भी नही कहा जा सकता ।' मैने कहा : आपका कहना सही है'। 

“मैं आश्रम गया, तव मैने फिर किशोरछाल भाई से कहा * आप दो भाइयों 
के बीच मे! झगड़े को मिटाना कठिन हैं। इसमें मै निर्णय नहीं दे सकता। 
आपके इस झगड़े पर से मुझे युधिप्ठिर के समय का ऐसा ही एक झगडा याद 

भा रहा है। एक मनुप्य ने अपना खेत किसी दूसरे आदमी थो बेच दिया 

. मा दान में दे दिया। खेत छेनेवाले को उसमें गडा हुआ घन मिला । उसे 
लेबर घह खेत के पुराने मालिक के पास गया और बोला वि यह लीजिये 
आपवा घन । पुराने माछिक ने कहा कि "मैने तो आपको जब खेत दिया, 
तब यह सब आपको दे दिया, जो उसमें रहा होगा। अब यह धन मेरा नहीं 
हो सकता ! यह तो आपवा ही हैं।' उन दो में से एक भी वह घन छेने को 
तैयार नहीं थां। अत्त में वे दोतों न्याय पाने वे लिए युधिष्ठिर के पाता गये। 
आप दो भाईयों के बीच वा झगडा भी इसी प्रवार वा है। आप दोनो वे दोच 
अप्रतिम बन्धु-प्रेम तथा न्‍्यायनिप्ठा है। इसलिए आपमें से कोई भी दुसरे वो 
दुखी न यरे | मुझे छगता हूँ ति बादूभाई यो बात आपवो मान लेनी 
चाहिए।' विशोरठाल भाई ने यहा: मुझे तो यह न्याय नहीं माठूम होता वि! 
मैं ये पैसे लूँ। परन्तु यादूमाई यो दुख न हो, वेवऊ इसलिए में उनसे सर्य के' 
लिए पैसे ऐ छूँगा'। 


“बादुभाई से मैं पुत मिला, तव उनसे भारी बात वही । उन्होने कटा £ 
धविश्ञोर्णाल वो इसमें न्याय नी लगता कर यदि वह बेवल इसदिए रच 


बड़े भाई श्ष्९ 


टेना स्वीकार कर रहा हो कि मुझे दु ख न हो, तो यह ठीक नहीं। उसे जो बात' 
अन्यायपूर्ण मालूम हो, उसे वह न करे । परन्तु में तो कहता हूँ कि वास्तव में 
न्याय वी बात तो यही है कि वह मुझसे सर्च के लिया करे । यह सुन- 
कर मैंने हाथ जोडकर उनसे प्रार्थना की कि अब इस प्रकरण को आप यही 
समाप्त करें। अब इस विपय में घर्मावर्म फी सूक्ष्म चर्चा में आप दो में से 
किसीको भी पडने की जरूरत नही है । इस तरह के झगडो में फैसला देने का प्रसंग 
आजकल के जमाने में द्ायद ही कभी प्राप्त होता हैं। आपने यह काम मुझे 
सौंपा। परन्तु आप दोना का प्रेम तथा न्यायपरायणता देखकर मैं इसका 
निर्णय नही दे सकता ।! इस तरह इस मामले से मैं मुक्त हुआ | 
“इस प्रकार अनेक प्रसगो पर मशरूवाला वुटुम्व का पारस्परिक प्रेम तथा 
नीतिपरायणता मैने देखी है और इसी कारण इस परिवार के छोटे-बडे सबके 
साथ मेरा अधिकाधिक प्रगांढ सम्बन्ध होता गया है । बाद्ूभाई, नानाभाई तया 
क्शोरलाल का पारस्परिक प्रेम, विश्वास और आदर देखकर मेरे दिल से यही 
उद्गार निकलते हैं कि धन्य है उनका प्रेम और धन्य हैँ उनका बन्धुत्व |” 
उनके दूसरे बडे भाई श्री नानाभाई का परिचय भी यही थोडे में हम, 
दे देते है 
ठेठ बचपन से उन्हें दमे का रोग हो गया । इस कारण वे अधिक विद्याम्यास 
नहीं वर सके। परन्तु किशोरछाल भाई ने एक स्थान पर वहा है कि उदारता 
और बुद्धि में वे हम तीनो भाइया में बढ़कर थे। जिस प्रकार उन्हाने 
विद्याम्यास ठीक तरह से नहीं किया, इसी प्रकार कोई धधा भी उन्हाने नहीं 
क्या। शुरू में तारणदास राजारम की फर्म में उन्होने नौकरी की। परन्तु 
स्वतत्ता का प्रेम उनमें इतना अधिक था कि बुछ ही समय में उन्हाने यह 
नौकरी छोड दी । फिर कुछ दिन वम्बई में फोटोग्राफी का घधा किया। परन्तु 
उसमें अपने विशाल मित्रवर्ग को मुफ्त में फोटो निकालकर देने के अछाव 
अ्च्चे ग्राहक उन्हें बहुत ही कम मिले होगे। इतने में अकोला में मकान वनवाने 
का विचार हुआ। उसका नवझ्ा, खर्चे वा वजट आदि सव उन्होने बताया 
और अपनी ही देखरेख में सारा मकान वतवाया। अकोछा के इस मकान की 
बनावट कमल के फूल के जैसी वहुत सुन्दर है। इस बंगले के पास ही एक हाल 


श्च० किशोरलाल भाई की जौवन-साधना 


बनाकर उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया गया हैं। मकान बचाने के 
'इस अनुभव के जोर पर उन्होंने कुछ समय अकोला में मकानों के ठेकेदारी का 
काम भी किया है। इसमें वे खूब परिश्रम करते ॥ मित्रो तथा ग्राहकों को वे 
मकान के नकझे खुद बनाकर देते | परन्तु उसका पारिश्रमिक लेने वी याद 
उन्हें कम ही रहती। इसलिए यह काम भी उन्हें छोड देना पडा । इसके बाद 
अकोला में जनरल स्टोर्स को दूकान सोलो। इसमें भी उधारी बहुत बट गयी 
और फिर घर की ही दुकान थी, इसलिए घर में अधिक चीजें आने रूगी । 
परिणाम यह हुआ कि यह दुकान भी बन्द कर देतो पडी। इस प्रकार नाना- 
भाई किसी घन्धे में स्थिर न हो सके। हाँ, यदि कोई काम सफ्लतापूर्वक 
करने की चिन्ता उन्हें रही, तो वह था समाज-सेवा का काम | पिताणी भी 
अवोछा के सार्वेजनिक जीवन में भाग छेते थे। इस कारण वहाँ उनवी 
अच्छी बीति थी। उनकी इस कीति को नानाभाई की सेवाश्चीलृता ने चार 
चाँद छगा दिये। अकोला वी बहुत सी सस्थाओ के वे सेत्रेटरी अथवा सजाची 
भी थे। यद्यपि धर के खर्च वा हिसाब रफ़ने की उन्हें बहुत टेव नहीं थी, 
परन्तु वे गिस सस्‍्या के खजाची होते, उसकी पाई-पाई बा हिसाय देते और 
जय खर्च का मेल न बैठता, तव अपनी गाँठ के पैसे देवर हिसाव पूरा बर देने । 

इसके अलावा नानामाई में प्रेम और वात्सल्य सो सदा छटकता हीं 
रहता था। बाटूमाई बी अपेक्षा उनके सम्पर्व में में बम भाया। परल्नु 
दीन-दु्तियों के लिए तथा छोटे-से-छोदें छोगाबे लिए उनवी आसो में प्रेम 
उमडते मैने देखा है। 

सन्‌ १९५२ को जुलाई में विजयामामी (नावाभाई मी पत्नी) झान्त 
हा गयी। इस पर विश्योरछाछ भाई ने एक टिप्पणी लिसी थी। उसमें नाना- 
भाई के छोरोपयोगी और यशस्वी गृहस्थाथ्म वा वडा सुन्दर चित्र मिलता 
है। इसलिए गह सम्पूर्ण दिप्पणी हम यहां देते हैं: 

“श्री विजयालदमी मशूरूवाला मेरी भाभी न होगी, तो उनकी मृत्यु 
के दिपय में 'हरिजन बन्यु' में छिसते हुए सुझे कोई सकोच न होता । लगभग 
दवास यर्ष तक उन्हाने हमारे घर का छगमभग एस सार्वजनित सम्या जेंसा 
बजे, में, धर्म भाग लिया है ।. उन्‍्हाने एए पुत्र और दो पृत्रिया. को सार्वजनिक 


बड़े भाई १६१ 


जीवन में समर्पित करने का पुण्पलाम किया है और अपने आतिथ्य तथा 
महुदयता के कारण अकोला में सार्वजनिक था! (माँ) कहछाने वी कीति 
प्राप्त की है। यहाँ तक कि वहुता को तो बा! के अछावा उनका असली माम 
भी माठ्म नहीं! सच पूछिये तो उनके विपय में कुछ लिखते हुए बुछ भी 
सकोच नहीं होना चाहिए। 

"मेरे माता-पिता अकोला में आकर वसे तब से हमागा अशोला का घर 
एक प्रकार से सज्जनो का अतिथिघर जैसा बन गया हूँ। माता-पिता की 
श्रद्धा स्वामीनारायण-सप्रदाय में थी । इस कारण सप्रदाय के आचार्य साधु- 
सत और भवतजनो आदि के लिए यह अतिथियृह था। उन्होंने हमारे घर को 
एक प्रकार से हरि-मदिर वना दिया था। आथिक और सार्वजनिक व्यवहारों 
में भी उनकी प्रामाणिकता, शुद्धि और न्यायवुद्धि के कारण अकोला में उनकी 
बडी कीति थी। परन्तु उनके बाद मेरे बडे भाई नानाभाई ने अपने जीवन 
द्वारा उसमें इतमी वृद्धि की कि पिताजी के नाम को छोग भूछ गये और अकोला 
में नानाभाई को ही छोग जानने लगे । उनका सम्वन्ध काग्रेस तथा सब प्रकार 
की राष्ट्रीय और रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ होने के कारण अब दूसरे प्रत्रार 
के अतिथि हमारे घर पर आते लगे। परन्तु आतिथ्यश्ीलता की परम्परा 
तो वही कायम रही । स्वामीनारायण-मदिर के आचार्य और साधु-सन्‍्तो के 
अतिरिक्त अब पू० बापू, श्री विदृठछभाई पटेल, सरदार वत्लभभाई, 
पण्डित मोतीलाल नेहरू, डॉ० अन्सारी, श्री राजगोपालाचार्य--आदि काग्रेस 
के अनेक नेताओं और छोटे-बडे कार्यकर्ताओं का आतिथ्य करने का यशलाभ 
उन्होने किया। हमारे मकान के पडोस में ही पिताजी के इच्छानुसार स्वामी- 
नारायण-धर्मभवन! के नाम से एक हाछ बनाया गया था। वह छोटी-छोटी 
खादी-प्रदर्भनियो, छोटी सभाआ, कार्येक्ताओं की बेठकों और ठहरने के 
स्थान के रुप में वर्षों तक काम आता रहा। इसके बाद वह नेताआ के 
बजाय ऐसे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए एक निश्चित स्थान वन 
गया, जिनका कोई हाल नही पूछता था और जिनके लिए होटल या धर्मशाला 
के अछावा ठररनले का कोई स्थान ही नही था। मेरे बटे भाई के समय २ 4 ७... 
साथनवादी सस्था नहीं बनी थी। इसके अलावा छोगो के मन में डी 

श्र 


श्द्र किशोरझालछ भाई को जोवन-साधना 


रहता था । यो अवोछा में अनेक बड़े व्यापारी और वकीछ भी थे, परन्तु वे 
सब अपने यहाँ कांग्रेस के नेताओं को ठहराने में डरते थे । इसके बाद जब 
काग्रेस को स्थिति सुघर गयी और उसके पास साधन हो गये, तब बड़े मेताओं 
वी व्यवस्था तो होने छगी, परन्तु रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा गाँवों में काम 
बरनेवाफ़े तस्ण बायेकर्ताओं के ठहरने के लिए अकोछा में कोई स्थान नहीं 
था। इस संधिवाल में मेरे बड़े भाई शान्त हो गये । तब मेरे बड़े भतीजे 
शान्तिदाल (वचुभाई) ने उनवा स्थान ले लिया । वह मुझसे भी अधिक 
वमजोर था। परन्तु उसने इस कमजोरी वी हाछत में भी अपने छोटेन्से जीवन- 
काल में जो काम किया तथा सत्‌ १९४२ में घर वे अन्दर बैडे-बैठे इतने जोर से 
आन्दोलन चेठाया कि उसकी उस मरणासप्न अवस्था में भी सरवार ने उसे 
गवा-डेडू दर्ष बंद में रपा । इसने मेरे बडे भाई के नाम को भुलवा दिया और 
अब अकोल़ा में त्चुभाई का ही नाम सवकी जवान पर चढ़ गया । 

“हुमारे घर में इत सब कामो में मोग देनेवरली स्त्रियों में अवेली विजया 
भआभी ही थी। बहुओ वी भदद तो उनको इघर-इघर अन्तिम वर्षों में ही मिलने 
छूगी | लगभग १३ वर्ष वी उम्र में वे इस घर में आयी और ६५ यर्प वी उम्र में 
ता० ८-७-५२ यो उनवी मृत्यु हुई । शुरू के चार-सौँच वर्ष छोड़ दें, तो शेष 
सारे समय में घर वी सारी जिम्मेवारी उनते सिर पर थी। यह भाई शान्तिठाल 
मी मृत्यु के बाद भी उन्होंने जारी रखी । परिणामस्वस्प उन्होंने स्वतस्ध 
रुप से मेरे पिताजी, भाई और भतीजों वे समान ही बौति प्राप्त वी । 

"उनसी बडी झूडरी सुशील अपने पति अर्थात्‌ साधीजी मे दूसरे पुर 
श्री मशिवायल्त गाथी वा साथ दक्षिण अधिया में दे रही है| दूसरी छड़पी तारा 

नायपुर-तरिदर्भ प्रान्त में पस्तूरवा ट्रस्ट वा सचाटन गर पही हैं । दो अन्य 
छप्रियाँ भी अपने-अपने दग से परिवार को सेमालने के उपरान्त सावेजनिक 
कामों में बरादर रस ऐ रही है । ऐसे चरिवारों वा योगश्षम तो भगवान्‌ ही 
चरशाता हैं और ऐन वयत पर मददगार मित्रो भो मदद थे रिए मेज देता है ॥ 
उनकी मदद से परिवार यश वा माजन था जाता हैं। नटी तो ऐसे काम कैवद 
देमे ३ याद दर मतृध्द करने छरें, तो छक्षाधीयों मे हो निम गफ़ते है ।"/ 
कक॑क 






सन्‌ ३०-१२ का सलाग्रह-संग्रम ४१३९ ; 


सन्‌ १९२८ की कडी बीमारी से उठने के बाद जब श्री किशोरछालछू भाई 
विचार करने छगे कि अब क्या करना चाहिए तो उन्हें लगा कि यदि विले पाले 
वी राष्ट्रीय शाल्मा में काम वरेंगे, तो वम्वईवाले घर पर आसानी से नजर भी 
रखी जा सवेगी और भाई बालूभाई के बच्चो को जरूरत पडने पर सलाह- 
सूचना आदि वी मदद भी दी जा सकेगी । इसलिए उन्होने विले पार्ले की 
शाला में काम बरने का निश्चय विया। वहाँ उन्होने एक वर्ष काम क्या होगा 
कि इतने में नमक-सत्पाग्रह का युद्ध छिड गया । राष्ट्रीय शाला को सत्याग्रह 
की छावनी का रूप दे दिया गया और सेठ जमनाछाल बजाज, बालासाहब 
खेर, स्वामी आनन्द, श्री वादरेकर आदि उसमें शरीक हो गये । रिशोरलालू 
भाई और गोमती बहन भी तो थी ही । छावनी में शामिल होते समय दोनो ने 
प्रण किया था कि जब तक लडाई जारी रहेगी, घर नहीं लौटेंगे । क्शोरछाल 
भाई, जमनालालजी आदि ने ता० ६ अप्रैल को नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारम्भ 
क्या। वे गिरफ्तार बर लिये गम और वादरा के मैजिस्ट्रेट की अदालत में 
उन पर मुकदमा चला । श्री जमनालालजी तथा विले पार्ले के प्रमुस वार्यकर्ता 
श्री गोकुलभाई भट्ट भी क्शोरछाल भाई वे साथ ही गिरफ्तार विये गये थे । 
क्शोरलाल भाई ने अदालत के सामने अपना वयान पढ़ सुनाया और तीनो 
ध्यक्षितयों को दो-दो वर्ष वी वडी बंद और कुछ जुर्माने की सजा दी गयी । जुर्माना 
न देने पर डेढ-डेंढ महीने वी और अधिक बंद भुगतने बी सजा थी । पहले तो 
वे थानानजेल में रखे गये, परन्तु बाद में तीतो नासिक सेंट्रढ जेल भेज दिये 
गये। क्शोरलाल भाई पहले तो अ' श्रेणी में रसे गग्ने, परन्तु नासिक जना 
पर 'ब' श्रेणी में बर दिये गये । विशोरलाल भाई जब नासिक आये, तब मैं 
नासिक-जेल में ही था। इसलिए छमपभग आठ महीने पाम-पास बिस्तर ऊग्रावर 
हमें रहने वा अवसर मिला । नासिक-जेल में बितनें ही समाजवादी तथा 
सम्युनिस्ट मित्र भी थे | उनके साथ हमारी खूब चर्चाएँ होती र; | 


श्द्दद किशोरलाल भाई की जोवन-साधना 


* 
फलस्वरूप हम दोनों ने समाजवादी और साम्यवादी साहित्य वा अच्छा अध्ययन 
कर किया और किन-किन मुद्दों में माधी विचार वे साथ वे मिलते है तथा 
किन किन मुद्दा में अलग है, इसकी एक सारिका भी हमने वना छी । कम्युनिस्ट 
छोग अपने विचारा के प्रचार के लिए वर्ग लेते थे। हमने भी गाधी-विचार 
के वर्ग शर्ट कर दिये। साम्यवादी कार्यकर्ता तथा उनके भाषण सुनने के लिए 
जानेबाले छोग हमारे वर्गों में भी आ सकें, इसलिए हमने अपने भाषणों का 
समय भी अलग रख दिया। कई बार हम भी साम्यवादियों के भाषण सुनने 
के लिए जाते। हमारे विचार भिन्न होने पर भी उनके साथ हमारा सम्बन्ध 
बहुत मधुर तथा मैत्रीपूर्ण हो गया। 
उस समय क्शोरलाल भाई को जीवन-शोधव' नामक प्रुस्तक का पटछा 
संस्करण प्रकाशित हो चुका था। इसलिए विश्ोरलाल भाई जीवन-झोघन' का भी 
एवं वर्ग छेते थे। इसके अतिरिक्त इसी सजा में विशोरलाल भाई ने मोरिस 
मिठरलिकव' वी "पधरट ॥ ०६ पाल क्ृतवा/८ शा नामक पुस्तक का 
अनुवाद (उधईनु जीवन) क्या । मेने फ्रोपाटकहिन के फेशिएों बाएं! 
नामक पुस्तक बा 'सहायवृत्ति' नाम से जनुवाद क्या । अनुवाद में हम दोना 
एक-दूसरे वी अच्छी तरह मदद छेते थे। 
हम दोना वी सजाएँ तो रूम्यी थी, परन्तु मार्च १९३१ में गाधीजी भर 
शाइसराय मे बीच सुलह हो जाने से ता० <-३-१९३१ को सजा की अवधि प्री 
होने से पहठे ही हम छोड दिये गये। 
गोमती बहल वी भी इच्छा थी कि अवसर मिलते ही वे जल्दी-से-जत्दी 
जेल जायें। परन्तु थे ग्रिरपतार नहीं वो गयी । इसलिए उन्हें एम्बे गमय 
तब विदे पाले की छावनी में रहना पथ अन्त में उन्हें चार मटीने थी सजा 
हुई और वे 'क श्रेणी में रपी गयी । उस समय का वर्गीकरण बड़ा विचित्र 
था। वास्तव में वर्गवरण मनुष्य वा बाहर वा दर्जा और रहन-महन देसवर 
परता चाहिए। परल्तु पिन्ना-जुत्न, सगे भाई तथा परवियतली को अछग-्अरय 
वर्गों में रपा जाता था। 
सुलह हा जाने के बाद भी विडे परा्ें वी छावनी घाट रही । इयोति 
महू निएचय नहीं पा वि यट सुझट स्थायी रहेगी या फिर एडाई घुर हु जययगी ॥ 


सन्‌ '३०-३२ का सत्याग्रह-संग्रास श्द्ष्‌ 


न 
इसलिए विद्यापीठ में भी हमने सात महीने वा एवं अम्यासत्म बनाकर एक 
बगे खलयया और उसका नाम स्वराज्य विद्यालय” रखा। इसी प्रकार विछे 
पार वी छावनी में भी गावी विद्यालय! के नाम से एक वर्ग शुरू किया 
था। इसमें विद्याथियों को ग्रधीजी के विचारा का परिचय देने का काम 

किशोरछाल भाई को सौपा गया था। उसके ल्ए जो तैयारो की गयी, उसमें 
से गाधी-विचार-दोहन” नामक पुस्तक का जन्म हुआ । 

वाइसरॉय लार्ड इरविन (अब के लार्ड हैलिफक्स) ने गाधीजी के साथ 

जो सुलह की, वह सिविल सविस के अधिकारिया को शुरू से ही अच्छी नहीं 
लग रही थी। लार्ड इरविन का कार्यकाल समाप्त होतें पर लाड्ड विक्िग्डन 
वाइसरॉय बनकर आ गये । अधिकारिया को उनका सहारा मिला | इसलिए 
उन्होने सुछह्‌ वो तोड-ताडकर फेंकनेवाले अनेक दृत्य क्यि। इस कारण 
गाधीजी ने ग्रोलभेज-परिपद्‌ में जाने के अपने विचार को बदल दिया! फिर 
भी वे गोलमेज-परिपद्‌ में गये और क्सि प्रकार असफ्छ होकर वहां से लौटे, 
यह सारा प्रकरण कहना यहाँ ठीक न होगा। इग्लंड से गाधीजी के लौटने पर 
ता० ४-१-१९३२ के दिन वे फिर गिरफ्तार कर लिये गय्ने और उसके दूसरे 
दिन सारे देश के प्रमुख नेताआ तथा कार्यकर्ताआ को समेट लिया गया। 
इसमें विज्ञोरछाद भाई भी पकड लिये गये । उन्हें जब सजा सुनाई गयी, त्तो 
उन्होने नीचे लिखा वयान अदालत में पढा, जो उनके स्वभाव का द्योतक है 

“लापरवाही से अथवा पूज्य गाधीजी या काग्रेस के प्रति अपनी कैवछ 
बफादारी से प्रेरित होकर मैं फिर से विनय-मग करने के लिए तैयार नही 
हुआ हूँ। मैं सूब अच्छी तरह जानता हूँ कि ब्रिटिश और भारतीय जनता के 
बीच के इस कलह के परिणाम अत्यन्त ग्रम्भीर होगे--इतने गभीर कि शायद 
ही आज त्तव ससार ने कभी देखें हा । 

“स्वभाव से में कोई राजकीय पुरुष या लडाक्‌ व्यक्ति नहीं हूँ । सस्कारो 
से तथा अपने निजी विश्वास से भी में कलह वो विफकारनेवाला और मानव-मातर 
की एकता को माननेवाल्य हूँ। इस कारण सस्तार की कमजोर-से-क्मजोर 
जनता ससार की सबसे अधिक पशुवल्वाल़ी जाति के विरुद्ध केसरिया बाना 
पहनकर युद्ध के मैंदान में उतरे, यह कल्पना न तो मेरे खून को ठढा करतछछ?) 


१६६ किशोरलाल भाई की छीवन-साधना 


और न उसमें गरमी ही छा रही है। प्ररन्‍्तु मनुष्य जितनी एकाग्रता से सोच 
सकता है, उतना सोचने के वाद मुझे यही रूगता है कि मेरे सामने वेदल एक 
भारतीय के नाते ही नही, बल्कि एक मानव-सेवक और ईइवर के एक भक्त के 
नाते भी यह कठोर कतंव्य करने के सिवा दूसरा कोई चारा नही है । 

“मुझे छुगता हैं कि यदि मानव-जाति को अकथनीय चूरता और अत्याचार 
के दृध्यो से बचाना है, तो उसका केवल एक ही मार्य है---वह यह कि यज्ञ के 
इस कुण्ड में जहाँ तक सभव हो, केवल पवित्र आहुतियाँ ही दी जायें, वयोवि 
प्रवित्र अथवा पवित्रता के छिए प्रयलशील प्राणी का आत्म-वलिदान शायद 
अन्य हजारों प्राणियों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो । 

“कुम-सेक्म आज तो ब्रिटेत के भाग्य-विधाता में भारत वर भुसमरी से 
बचने ओर स्वामिमान के साथ जीवन व्यतीत करने के दावे को मानने से 
इमकार कर है! दिया है। योडे में कहा जाय, तो कांग्रेस का दावा इससे अधिक 
कुछ नहीं है ब्रिटेन के भाग्य-विधाता ने इस दावे को मानते से वेवल इतवार 
ही नही किया है, बल्कि उसने यह भी निश्चय किया है कि जो इस तरह का 
दावा बरने की धृष्ठता करेणा, उसे भी बह छुल देया। वह चाहता है कि 
भारत वी छूट को केवछ जारी ही नही रहने देना चाहिए, बल्कि छुटते हुए भारत 
को इसमें हँसते भी रहना चाहिए) भारत को कुचछने वी अपनी शक्ति में 
अत्यन्त विध्वात्त होने के कारण इस भाग्य-विघाता को ऐसा भी लगता हैं वि 
पिछली वार इस शवित का पूरा-पूरा उपयोग न करके उसने भूठ की और इसलिए 
अववी बार ऐसा करने के लिए वह अधीर हो गया हैं । 

“इन तमाम चिद्धो को देसकर अब ऐसा अनुमान घरने में कोई हर्ज नहीं 
दीख़का कि भारत में हमारे जीवन वा अत्यन्त वदण प्रसंग भव आनेवाला है । 

“मुझे ऐसा छगता है कि अग्रेज जाति वा भछा चाहनेवाले और उनके 
हाथ मृत्यु आये, तो भी उन्हें ईप्वर के आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐगी प्रार्यना करने- 

याछे जो योऐे-से व्यक्त भारत में है, उनमें से मैं एउ हूं । 

“दम प्रज्ञार वी मान्यताएं होने बे कारण मुझे छगता हैं कि मातव-्यमाज 
की सेवा वे लिए मुझसे जितना बलिदान द्विया जा माता है, युप्ठे देता 
चाहिए। इसके सिदया दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा के सरीगे अगम्द 


"सन्‌ ३०-३२ का सत्याग्रह-सप्राम श्द्७ 


होते है। इतिहास बताता हैं कि मानव-जाति को प्रगति के मार्ग पर आगे 
बढने देने से पहलछे उससे वह ऐसे वलिदान छेता ही आया है। 

“इन विचारों का सार यह भी है कि हमें जो उद्देश्य सिद्ध करने हैं, उनके 
लिए केवल जेल की सजा भोगना पर्याप्त वलिदान नही हैं। इससे अधिक 
कप्ट उठाने का सौभाग्य भी मुझे मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। परन्तु यह पसदगी 
भी मेरे हाथ में नही है। इसलिए मुझे तो यही श्रद्धा रखनी पड़ती हैं कि 
मेरे लिए ईश्वर ने जो योजना की हैं, वह उन्होंने अधिक-से-अधिक समझ- 
कर ही की होगी। के 

“भारत को कुचलने के ये प्रयल हो रहे है, फिर भी मेरे मन में यह आशा तो 
है ही कि भारत का उद्धार अवश्यभावी है। हाँ, इसके लिए उसे अवश्य ही भारी 
कीमत चुकानी पडेगी। किन्तु इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत का विनाश नही 
होगा। परन्तु यदि ब्रिटेन का भाग्य-विधाता आज की नीति पर ही काम करता 
रहेगा, तो मुझे यही भय हो रहा है कि ब्रिटेन की भावी जनता अपने लिए इतने 
बडे विनाश को निमन्‍्त्रण दे देगी कि जितना आज तक ससार में किसी कौम का 
नही हुआ होगा । इस भयकर विनाश को रोकने में मेरी आहुति यदि किसी 
प्रकार सहायक हो सके, तो मै इसे अपना सौभाग्य मानूँगा। परन्तु हमें तो यही 
समाधान भान लेना है कि उसकी इच्छा मे हमारी इच्छाएँ आ ही जाती हैं।” 

किशोरलाल भाई को दो वर्ष की सजा हुईं। इस अवधि का प्रारम्भिक 
भाग उन्होंने थाना में काटा और शेप वडा भाग नासिक में । 

सन्‌ १९३० में जब उन्हें सजा हुई थी, तब उन्होने शुद्ध खादी के कपडो की 

माँग की थी। वह मजूर नही हुई, इस कारण उन्होंने शाम का भोजन छोड 
दिया था। सुर्पारिटेंडेंट ने हमसे कहा कि आप सब चरखा चलाकर मुझे 
जल्दी सूत दे देंगे, तो उसे बुनवाकर मै विदोरलाल भाई के लिए कपडे वनवाकर 
दे सकता हूं। हमने पद्रह दिन में ही सूत कातकर दे दिया। उसके कपड़े 
मिलते ही क्द्योरछाल भाई ने शाम को भोजन छेना शुरू कर दिया। कपडो 
का भण्डारी डिप्टी जेंडर समझदार था) उसने ये कपड़े अछग रख छोडे थे। 
इसलिए जब दूसरी बार किश्ोरछाल भाई नासिक गये, तब उन्हें कोई तकलीफ 
नही हुई। यही कपड़े उन्हें मिल गये | 


१६८ छकिशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


, सन्‌ १९३० के जेल-अवास में म्री वे अक्मर बीमार रहते और उन्हें अस्पताल 
में दिन काटने पटते। परन्तु दुमरी बार वी जेल में तो उन्होंने अधिकाश 
सजा अस्पताल में ही काटी। 'गाधी-विचार-दोहन' के अलावा ग्राधी विद्यालय 

»के लिए गीता के ,अभ्यांस को सरल करने की दृष्टि से उन्होने 'भीता-मन्य्ा 
नाम वी एक पुस्तक झुरू की थी। वह इस बार की सजा में पूरी हो गयी। 
सितम्बर १९३२ में इग्लेंड के प्रधान मरी रंम्से मंक्डोनल्ड ते अपना 
साम्प्रदायिक निर्णय दिया। इसमें हरिजनों के लिए अकूग मतदान-मड़ल वी 
योजना करके रुन्हें हिन्दू समाज से अलग कर दिया। निर्णय के इस भाग को 
'रह करने के लिए गाधीजी ने उपवास शुरू कर दिया था) इस प्रसंग पर 
गाघीजी ने क्शोरछारू भाई को एक पत्र लिखा था। यह पत्र और इस पर 
विशोरछल भाई का उत्तर इस प्रवार है 
यरवदा जल, पूना 
५ ता० २१-९-३२ 
पि० विश्योरत्मल, 
मेरा यह कदम तुम्हें नीतियुवत छगा या नहीं, यह जानने की इच्छा तो 
है ही। नाथ को शका है। उन्हें मैने उत्तर दे दिया हैँ । तुमने मोचा हो, तो 
छिखना। यदि कदम धर्म वे अनुसार लगें, तो हमारे लिए यह आननन्‍दोत्सव है, 
यह तो तुमने समझ ही लिया होगा। 

वल्लभभाई वी सस्द्ृत वे वियय में तुम्हें 'जो भव है, उसवे लिए कोई 
कारण नही है। वल्कममाई से उनकी देहाती गुजराती को तो कोई छीन ही 
नही सबता | उस प्रवाह वो सस्ट्ृत अधिक मजबूत बवरेगी और इस उम्र,में वे 
जो भगीरण प्रयत्न बरने है, हमारे लिए तो वही उन्हें बधाई देने वी नीज है। 
शुसया अगर विद्यार्यीन्‍्व्ग पर पदे बिता नहीं रह सकता । सस्मूत हमारी 
मापा के लिए गगा नदी है। यदि यह सूँप जाय, तो ये सारी भाषाएँ नि्माल्य 
हो जायें, ऐसा मुझे छगता ही रहता हैं। में समयता हैं कि इसंवा सामास्न 
ज्ञान आवश्यक है । 

मुर्ते ऐसी सटूएियित मिल गयी है जि तुम मुझे तुर््त शिस सूकते हो। 
बापू वे आशीवर्दि 


सन्‌ ३०-३२ का सत्याग्रह-संग्राम श्र 


सेंट्रल जेल, मासिक 
ता० २४-९-३२ 

पूज्य बापूजी की सेवा में, 
इस प्रसंग पर हम आपको कैसे लिखें, यह हमें सूक्त ही नहीं रहा था। 
और मै तो आज सोच रहा था कि यदि इस महीने कोई मिलने के लिए न आये, 
तो मैं अपने इस विद्येप अधिकार का उपयोग कर लूं। परन्तु अब इसकी 

जरूरत नही -रही । 
आपके उपवास का सकल्प प्रकट होने के बाद दो-तीन दिन में आपके 
हृदय और विचार-सरणी का पता नही छूगा सका, इसलिए चिन्तित रहा। परल्तु 
बाद में एक रात में ऐसा लगा, जैसे आपका यह कदम मेरी समझ में आ गया। 
इसलिए मन स्वस्थ हो गया। परन्तु अभी भी यह तो ऊग ही रहा हैं कि यह 
कदम भय से खाली नही हैं। अहमदाबाद के सिल-मजदूरा वी हडताल के दिनो 
में आपने जो उपवास क्या था, उसमें मिल-मालिको के प्रति केब्य की दृष्टि 
से उस उपवास में जो दोप कहा जा सकता था, उस दोप से यह उपवास मुक्त 
है, ऐसा नहीं लगता । इस उपवास के कारण यदि आपके शरीर को खतरा 
उपस्थित हो गया, तो डॉ० अम्बेडकर ने जिस खून-खराबी और छूत-अछूत 
जातिया के बीच ईप फैलाने का भय प्रकट किया हैं, वह भय मुझे भी लगता है। 
यह भी सत्य हैं कि आपके उपयास से उनकी स्थिति+-जैसा कि उन्हाने बताया 
है---विपम (७०८७४१४०)८) हो सकती हैं । परन्तु जेल में तो इस कदम 
के सिव्रा आपके सामने कोई चारा ही नही था। इगस्लैड से लोटते ही आपबी 
स्वतन्त्रता का अपहरण करके सरकार ने आपको छाचार बना दिया था। 
इस कारण इस कदम की धर्ममयता के बारे में शका के लिए अब कोई गुजाइश 
ही नही रही और एक वार्‌ जब यह प्रिद्ध हो जाता हैं कि यह कदम धर्मयुक्त 
है, उसके वाद इसके कुछ अनिपुट परिणाम भी हो सकते है, तो भी इस विचार 
न्ाइस पपभाओे एरेस्पएपेफे हि, हण, एपत्त ६ फिफिर रो ।'घदे। फहन। "पत्ता 
है कि--सर्ज़ रस्मा हि दोपेण घूमेनाग्निरिवावृत्ताः 

चैह सब तो मेरे मत की कलछादाजी है । वही लिख दी है। इसके उपरान्त 


] :/.. रलाल भाई को जीवन-साधना 


तो कविवर रवीद्धटाय में आपको जो सन्देश भेजा है, वह मुझे बहुत उपयुक्त 
छगा। मेरे मन को भावना भी वैसी ही है। 
८ ञ्र ८ 


इस प्रसग पर मन में तो ऐसा रूप रहा हैं कि उडकर आपके पास पहुँच 
जाऊँ। इसे आप क्षम्य मानेंगे । कभी-कभी इस विचार से निराश्ा-सी होने 
'छगती है कि कुछ ही महीने सही--आपके निकट सहृवास में रहने की अभिलापा 
कही मत-की-मन में त्तो नही रह जायगी और सयोग भी ऐसे रहे कि आपकी 
ऐसी तपश्चर्या के दिनो में तो मुझे हमेशा आपसे दूर ही रहना पडा) आपके 
उपवास के दिनो में प्रतिदिन एक हजार गज यूत कातने का विचार किया था। 
दो दिन उसके अनुसार काता भी, परन्तु कल से तो बायाँ हाथ सोच ही नही 
सकता। इस कारण मन-वी-सन में रह गयी । 
" सरदार वे सस्वृत के अध्ययन के बारे में मेरे मन में बम आदर नही 
है। वहू तो मैने कुछ विनोद में लिस दिया था। 

यहाँ वे भाई अत्यन्त विनयपूर्वक आपको प्रणाम लिखवा रहे है | वे भी 
अपने-अपने ढग से कुछ अलग-अलग सवरप कर रहे है और भगवान्‌ से प्रार्थना 
सर रहे हैं वि उपवास आनन्दपूर्वक परिपूर्ण हो जाय । 

अपने मन वी स्थिति तो वया बह्ढें | बहुत्त वार तो छगता हू वि सब 
शुद्यछ॒पूर्वक पार हो जायगा। परन्तु बभी-वमी मन में डर भी छगता है। 
तब यह पतल्पना असाध्म हो जाती है। परन्तु मेरी मनोरचना ही बुछ इस ढंग 
यो है कि में बहुत वेचेन नहीं होता। इसलिए ऊपर से किसीकों पता नहीं 
अछता कि मेरे मन में अशान्ति हूँ। अपने मन वो बुछ-बुछ इस प्रवार विनोद- 
पुरदेक समजझ्ा देता हूँ नि अहिंसा वा अर्थ ६ैं--द्रेप होते हुए भी म॑ मारना 
अथवा प्रेम से प्रेमी को मारना ! 


५... त्वद वाभये' इत्यादि मत्धो का आपने हमेशा जप किया है) श्शे 
गुजराती अनुवाद में मेने दूरी पक्ति में गुछ फरफार रिया है। वेट इस खमय 
5 होती है नि 
ज्ञाप पर अधिय अच्छी तरह झायू होती हैं: 


सन्‌ '३०-२३२ का सत्याग्रह-संप्राम १७१ 


ना हूँ इच्छूं स्वर्ग वा इहि ऋद्धि, 
ना हूँ इच्छूं जन्म मृत्यू भी मुक्ति। 
हूँ तो इच्छूं सर्द मारे सदामे, 
को प्राणीना दु खनाशार्थ थामे।॥॥ 
कामये जीवित मे स्थादतिनाशाय प्राणिनाम्‌ । पहली प्रार्थना (काम 
दु खतप्तानाम्‌ प्राणिनामतिनाशनम्‌) तो ससार में केवल एक इच्छा के 
रूप में रह सकती है। यह प्रार्थदा हमारे जैसे नही, तो आपके जैसे सच्ची 
करके बता सकते हैं। 
आर अधिक लिखबर आपका बोझ नही बढाऊंगा। 
आपका सेव हृपाकित 
क्शोरलाल के दण्डवत्‌ प्रणाम 
ता० ५-१०-१९३३ को दो वर्ष की सजा पूरी करके वे छूटे। वे जेल 
से ही बीमारी छेकर निकले ॥ इसके लिए लगभग बारह महीने उन्हें वम्वई, 
देवलाली और अकोछा में काटने पडे। कुछ ठीक होने पर अगस्त १९३४ में 
वे वर्घा गये और नवम्बर में गाधी-सेवा-सघ के अध्यक्ष बनाये गये। . ७ ५ + 


गांधी-सेवा-पंघ के अध्यक्ष ४२० 


सन्‌ १९३४ के उत्तराड में बीमारी से कुछ अच्छे होने पर विशोरलाल भाई 
के सामने यह प्रश्न उपस्यित हुआ कि अब कहाँ रहना चाहिए और क्या काम 
करना चाहिए। जमनाल़ाल़जी उन्हें वर्धा खीच रहे थें। वापू ने हरिणन- 
यात्रा पूरी करके वर्धा को अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया था। काका 
साहव भी वर्षा के पास के किसी गाँव में रहने का विचार वर रहे थे। किशोर- 
लाल भाई सन्‌ १९३४ के अगस्त में वर्षा गये । उस समय गाधी-सेवान्सघ की 
पुवरंचना के विचार वहाँ चछ रहे थे। जमनालाछजी इस सघ के अध्यक्ष थे । 
परन्तु वे यह महसूस कर रहे थे कि गाधी-सेवा-सघ जैसी गाधीजी के आद्शों को 
अपित सस्था वा अध्यक्ष होने वी योग्यता उनमें नहीं है। अब तक गाधी-सेवा- 
मघ बेवकू उसके सेवकों का ही सघ था। परन्तु इन सेवकों के अतिरिवत भारत 
में ऐसे बहुत-से मनुष्य थे, जो गाधीजी के विचारों का अनुसरण करने का यत्न 
बर रहे थे। इसलिए जमनाछाएजी चाहते थे कि ऐसे विचारवाले सभी भाई- 
बहनो को संगठित वर लिया जाय। उन्हें लग रहा थां कि कोई त्यागी अथवा 
विवेवी पुरुष हो ऐसे राघ के अध्यक्ष-स्थाने पर शोभा दे सकता है। सिन्न-सिन्त 
प्रान्तों बे बई नामों पर विचार किया गया। अत में क्शोरलाल भाई वा माम 
ही पसन्द विया गया। 
यह पद स्वीवार वरने में विशोरलाल भाई वे सामने कई वटिनाइयाँ थी । 
एवं दो यह कि ये सदा बीमार रहते थे और रोगी मनुप्य बे विचारों पर उसके 
रोग या वुछ तो जसर पह्ता ही है ) इस विचार से उन्हें सकोच हो रहा था । 
दूसरी बात यह थी कि बापू के विचार और उनसे विचार बहीसंदह्वी मिशते 
भी नहीं थे। इसबात को बापू जानते थे। दूसरे मित्र भी जानते थे। इसलिए 
उन्हें यह उचित नदी छग रहा था जि बापू मे! विधारों वो माननेवाली 
गस्पा बे वे जध्यक्ष बनें । प्र भी उरटोने अध्यक्षयद वयों स्वीयार बर ल्या, 
इस बारे में स्वप्टीकर८ कर ते हुए एहोने कहा था कि : 


गांषो-्सेचा-संघ के अध्यक्ष १७३ 


“मनुष्य कभी किसी विषय पर जब अपने विचारों को दृढ़ कर लेता है, 
सब उनकी सिद्धि में से वह अपने को बचा नही सवता। यह सस्था क्सि प्रकार 
नी होनी चाहिए तथा सत्याग्रही समाज का स्वरूप वया हो सकता है, इस बारे में 
सन्‌ १९२८ से मेरे विचार व्यवस्थित हो गये थे । गत जुझाई और अगस्त १९३४ 
में इन विचारों का कुछ विकास हो गया था ।” 

सध के सदस्यों से बापू ने अध्यक्ष-पद वे लिए नाम सुझाने को कहा । 
बहुत से नामों वी चर्चा हुई। अन्त में अन्य किसी अधिक योग्य नाम के अभाव 
में किशोरलाल भाई का नाम मजूर हुआ। इस विपय में वे लिखते है 

“रात के आठ-साढे-आठ बजे में थक्वर लेटा ही था और भाँखें भारी हो रही 
थी कि इतने में महादेव भाई आये और कहने लगे कि वापूजी ने आपका ही नाम 
पसन्द किया है और आपको इनकार नही करना चाहिए, ऐसा उन्हाने कहलाया 
है।' उन्होने यह भी वहा वि. मतत-गणना की तफमील आपको नही बताऊँगा ) 
चरन्तु इतना ही बहना चाहता हैं कि आपका नाम बहुत से लोगा मे सुझाया हैं ।” 
मुझे जो भय था, वह उनके सामने रखते हुए मैने कहा कि यदि कोई दूसरा 
उपाय ही न हो, तो मैने अपने मन को इसके लिए तैयार कर लिया है।' महादेव 
भाई चले गये। इसके वाद जमनालालजी आये । उन्हें मैने अपना उत्तर सुना 
दिया! मैने देखा कि उसे सुनकर उन्हें सन्‍्तोप हुआ । अर्थात दूसरे नम्बर 

का आदमी मिलने पर जितना सनन्‍्तोष हो सकता है उतना ही हुआ होगा। 

“बापू से जब मिलता, तब मैने उनके सामने अपनी कमजोरियाँ रख दी । 

पहले भी कह दिया था कि मेरे निराग्रहो के पीछे मेरे आग्रह भी हैं ।” 

दूसरे दिन अर्थात्‌ ता० २९-११-१९१४ के दिन बापू ने सभा में किश्ोर- 
छाल भाई का नाम अध्यक्ष वे रूप में घोषित कर दिया। सबने इसका स्वागत 

किया। स्वय वापू ने किशोर्छाल भाई को सूत की माला पहनाते हुए उन्हें 
यह जिम्मेदारी सौपी । विद्योर्लाल भाई ने अध्यक्ष के रुप में काम जरा भी 
शुरू कर दिया। 

इसके बाद ग्राधी-सेका-सथ का विधान सोचने जोर बनाने में पा 7 

रूग गये। 

इसके कुछ दिन बाद गाधी-सेवा-सघ वा पहुठा अधिवेशन वर्धा 


श्ज्ड किश्ोरल्ाक भाई कौ जीवत-साधना 


इसमें केवल संघ के सेवक ही बुलायें गये थे । परन्तु इसके बाद तो दूसरे छोग 
भी भघ के सदस्य बना लिये गये और सघ का वापिक अधिवेशन ऐसे स्थान पर 
बरमे का निश्चय किया गया, जहाँ रचनात्मक कार्य अच्छा चल रहा हो। इस 
निश्चय के अनुसार सघ का दूसरा अधिवेशन महाराष्ट्र चरखा-सघ के मुख्य वेख 
सावली में सन्‌ १९३६ के फरवरी-माउचे में हुआ ॥ इसमें सघ के सेववं के अति- 
रिक्त बहुत मे नथे सदस्य भी आये थे । अर्थात्‌ इस प्रकार का तो बह पहला ही 
अधिवेशन था। 


अपने अध्यक्षीय भाषण में किश्येरलाल भाई ने विस्तारपूर्वक बताया वि 
रचनात्मक वाम करनेवाले ग्राम-सेवको को कैसी-बैंसी कठिताइयों का सामना 
करना पडता है। इस भाषण में उन्होने यह भी बताया कि इनका निवारण 
उन्हें किस प्रवार वरना चाहिए। अधिवेशन छगभग सांत दिन चला । इसमें 
कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कठिनाइयाँ और शवाएँ पेश वी । 'सघ के कार्यक्रम 
बा आधार जीवन वी एक निश्चित तिप्ठा होती चाहिए” इस विपय पर 
बोलते हुए विशोरलाल भाई ने वहा “सच तो यह है वि अपने देश में पुराने 
किले की जगह हमें अब नया बनाना है। परन्तु हम जिस पुराने किले में रहते 
है, उस्ीवो नया रूप देवा होगा । पुराने विले को पूरी तरह से धराशायी करवे 
हम नया बिछा नही बना सवते । इसलिए सबसे पहली प्रेरणा हमें यह होती है 
वि जहाँ-तहाँ थोदी सरस्मते वरवे हूमे वास चला लें । परन्तु अनुभव वहूता हैं 
वि बहुत अधिव मरम्मत वी जरूरत है। झुछ भाग तो पूरे तौर पर गिरा देवा 
होगा। इसलिए हम दूसरा रचतात्मव' हाये बना रहे हैं / परत्तु इसे हम पूरा 
करते है, तब तव' तो हमारा ध्यान इससे भी वडा और अधित गहरी सरादी 
की ओर जाता है। इसलिए हस तीसरा का्येत्रस बनाते है। हमारा श्रगति काः 
मार्य इस तरह वा है। सुझे छगता है वि इस तरह गरनते-बरले हमें मानव-जाति 
बी देठ जड़ लय जाना होगा। सावद-जीवन की असली जड़ उसरी आध्या- 
त्मिव अबदा थामित दृष्टि में है। इस धर्म-दृष्टि में जब तन युधार नही होया-- 
अरयात्‌ इसवी जड़ में जब सर सुधार नहीं होगा---तव तक समाज गी सवरघता 
अथवा मया संगठन मही हो सक्ता। हमारी--विशेष सप से हिदूझमाज की- 
आध्या्मिश दृष्टि शुरू मे ही रोगी बचे गयी हैं। हमारे धर्म, अरे, गाम भौर 


गांघी-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्७५ 


मोक्ष सम्बन्धी व्यवहार भले ही श्रद्धापूर्वक चल रहे हो, परन्तु उनके मूल में जो 
दृष्टि है, वह रोगी हैं + इसलिए हमारे कार्य टेढे-मेढे और भ्रान्त हो रहे है। डिस 
प्रकार हमने निश्चय किया है कि अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, स्त्री 
जाति का उत्कर्प, खादी, ग्रामोद्योग आदि में स्वराज्य हैं, इसी प्रकार हमें किसी 
दिन यह भी निश्चय करना पडेगा कि अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक विरोध, स्त्रियों 
की दुर्देशा, औद्योगिक विनाश आदि की जड में हमारी गलत धर्मे-दृष्टि हें । उसे 
हमें ठेठ जड से सुधारना होगा अर्थात्‌ धर्म का सशोधन करना होगा। इसके 
लिए हमें तपश्चर्या करनी होगी और इसके द्वारा आध्यात्मिकता तथा धर्म वी 
नयी दृष्टि प्राप्त करनी होगी । फिर इस नवीन दृष्टि को छेकर आज के हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों को शुद्ध करना होगा अथवा उनके स्थान पर 
किसी नये धर्म का निर्माण करना होगा। हमारा रचनात्मक कार्य अभी यहाँ तक 
नही पहुँचा हैं। अभी हमने जनता के धामिक विचार, उसवी भली या बुरी 
श्रद्धा, अश्रद्धा, अथवा अधश्चद्धा की जडो को स्पश ही नही किया है। . . ... 
एक पौधा जिस भूमि पर उगता है, उसके गुण-दोपा को वह नही जानता । परन्तु 
फिर भी उसके विकास पर उस जमीन के गुण-दोपो का असर पडे बिना नहीं 
'रहता। यह उसकी शाखाओं, पत्तियो, फूलो और फलो पर दीखता ही है। यही वात 
मनुष्यरूपी पौधे की है। उसके जीवन वी प्रत्येक प्रवृत्ति उसकी जमीन के गुण- 
दोपों का परिचय हमें देती हैँ। इस भूमि से उत़ाइडकर उसे दूसरी जमीन में 
लगा दीजिये, तो वह एक नया ही आदमी वन जायगा। रोमत कंथोलिक चर्च 
की जो आध्यात्मिक दृष्टि थी, उसीके आधार पर यूरोप के समाज का स्वरूप 
बना। मार्टिन हूथर ने इस दृष्टि में जो परिवर्तव क्या, उसके परिणामस्वरूप 
प्रोटेस्टण्ट देशो के समाज के अग-अ्रत्यद्ध में नवरचना हुई। इसलाम को नयी 
आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई, तब जहाँ-जहाँ भी इसलाम का प्रचार था, वहाँ- 
चहाँ शुरू वो समाज-रचना से भिन्न प्रकार को समाज-रचना हो गयी। 
हमारे देश की आध्यात्मिक दृष्टि में भी अनेक परिवतंन हुए हैं। इस कारण 
समाज का स्वरूप आमूलाग्र बदछ गया हैं! यह हम इतिहास पर से देख सकते 
है। बौद्ध दृष्टि के परिणामस्वरूप वैदिक समाज का स्वरूप पू्णेत बदकू गया। 
भागवत सप्रदायो की आध्यात्मिक दृष्टि ने मीमासावादी तथा स्मातें समाज- 


१७६ क्षिशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


रचना में फेरफार कर डाछ़े है । पजाव को नयी दृष्टि प्राप्त हुई, तो वहाँ सिख- 
समाज वी उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हमारे भारतीय समाज का नवीन जन्म 
हमारी आध्यात्मिय दृष्टि वा सशाघन करने पर ही हो सकता हैं। जब तक 
हमें रचनात्मक काम की यह दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक रचनात्मक 
तथा राजनैतिक कार्य श्रम बी शाखाआ को ही हमें सेभालना पडेगा ।” 

मध वा तीसरा अधिदेशन सन्‌ १९३५ की १६वीं अप्रैल से २० अप्रैल तक 
बेलगाँव जिले के हुदलौ मामव ग्राम में हुआ । उस समय धारा-सभा वे चुनाव 
हो चुके थे। उनमें वाग्रेस ने पूराशयूरा भाग लिया था और बहुत से प्रान्ता में 
बाप्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। वाग्रेस का सन्त्रिमण्डल बनाना चाहिए या 
नही, इस विषय पर उन दिनों चर्चाएँ चल रही थी। 

इस वातावरण में यह सम्मेलन हो रहा थां। गाधी-सेवा-सघ के सामने 
तो यह प्रइम था वि' छसते सेवय तथा सहयोगी सदस्य धारा-सभा वे सदस्य हो 
सबते है या नही ? विशोरलाल भाई ने अध्यक्ष वी हैसियत से भाषण करते हुए 
अपने विचार इस प्रवार प्रवट किये थे * 

“यदि हम अपने ध्येय को स्पप्ट रूप से समझ छऐें, तो उस विषय में शा 
अथवा दुद्धिभद वे लिए फोई स्थान नहीं रह जाता । जितवी मनोवृत्ति धारा+ 
सभाला के याम ये अनुरूल हा, वे भछे ही उनमें जायें। ये भी राष्ट्र बे सिपाही 
€ै। उनयी सेवा से हम सश है॥ उनवी सदर भी वरते हैं और उन्हें मदि मदद को 


गाधी-सेवा-सघ के अध्यक्ष १७७ 


यदि मुझे सगीत द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना होगा, तो मैं खरे शास्त्री और बाछ॒कोबा 
को वहाँ भेजूंगा। यदि रचनात्मक कार्य में आपकी दृढ़ श्रद्धा हो, जैसी मेरी 
गो्सेवा में है, तो आपको यही काम करना चाहिए। मुझे तो सपने भी याय के 
ही आते है। अपने-अपने काम में और अपने-अपने स्थान पर हम सबको ध्याना- 
वस्थित हो जाना चाहिए। इसीको आप स्वधर्म समझें। परधर्म उत्तम लगे, ता 
भी याद रखें कि वह भयावह है।” 
इसके बाद उन्होंने कहा 
“गाधी-सेवा-सघ की कार्यवाहक समिति ने ता० २८ अगस्त १९३६ को 
पूरी चर्चा के बाद गाधीजी की उपस्थिति में यह निर्णय किया था कि सघ के सेवक 
तथा सहयोगी सदस्य धारा-सभा के चुनावा में उम्मीदवारी के लिए खड़े 
नही हो सकते । हाँ, सहायक सदस्य यदि उम्मीदवार बनना चाहें, तो उनके लिए 
कोई रकावट नहीं ।” 
उन्हाने आगे कहा 
“परल्तु इस निर्णय की जड में जो विचार था, बह कितने ही सदस्या वी 
समझ में ठीक से नही आया और मुझसे अनेक वार प्रश्न पूछे गये है। इस प्रकार 
वी शका के लिए कुछ कारण भी है। धारा-सभा के चुनावों वे' कार्यक्म को 
सफ्ल बनाने के लिए जिन छोगो ने जी-तोड मेहनत की है और जो केरद्रीय तथा 
प्रान्तीय वोडों के सूत्रधार है, उनमें से छह तो हमारी कार्यसमिति के ही सदस्य 
हूँ । अन्य भी अनेक प्रौढ सदस्या ने यह वाम क्या है। जिस कार्यकम को सफल 
करने वे लिए सरदार वल्लभभाई, राजेन्द्र वाबू, प्रफुल्ल बाबू, गगाधररावजी, 
जमनालालजी, शकरराव देव आदि ने अपने स्वास्थ्य तथा प्राणो को भी खतरे में 
डालकर परिश्रम किया है और अनेक स्त्री-पुरुषो को खडे रहने, मत देने के और 
चन्दा देने के लिए प्रेरणा दी हैँ, उस वाम के लिए यदि हमारे सेवक अथवा 
सहयोगी सदस्य खडे रहें, तो उन्हें सघ वी सदस्यता से त्यागपन दे देना चाहिए, 
यह बात बहुत से छोगा की समझ में नही भाती | इसलिए इस विपय में अधिव 
स्पप्टता कर देना अच्छा होगा । 
मेरी तो राय यह हू कि प्रत्येक तहसील में ऐसे बहुत से कांग्रेस- 
निष्ठ स्त्री-पुरुष अवश्य होगे, जिन्हें घारासभाजा तथा म्युनिसिपैलिटियो के 
हर 


श्छ्ट किशोरलाल भाई की जीवन-साधना 


के लिए वडी खुझी के साथ भेजा जा सवंता हैं। अपने निर्वाह वे लिए भिन्न- 
भिन्न बाम करते हुए भी बिना किसी प्रकार से स्वार्थ की इच्छा रखते हुए 
उत्साह तथा निष्ठापूर्वक सेवा करनेवाले काग्रेस-मक्नों की अटूट परम्परा कायम 
“रहनी चाहिए । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए कि जिससे 
इन स्थानों के लिए ऐसे आजन्म सेवकों को पसन्द करना पड़े, जिन्होंने अपना 
धन्धा तथा परिग्रह और धारा-सभा आदि के पदाधिकारो से प्राप्त होनेवाली 
प्रतिप्ठा की छालसा को छोडवर जनता के प्रत्यक्ष सपर्क में आवर सेवा करने 
वी दीक्षा ली है। यदि ऐसा करना पडता है, तो इसमें बुछ अद्ो में हमारा कच्चा- 
पन है, ऐसा ही मुझे दिखाई देता है ।” 

सघ की वैठक में इस प्रश्न पर विभिन्न सदस्यो ने अपती-अपनी राय प्रवद 
बी। राजन्द्र बाबू ने कहा 


“हमारे कहने से जो धारासमाओं में गये, उनसे हमने त्यांगपत्र लिये, परन्तु 
उन्हें भेजनेवाले और यह काम वरनेवाछ़े हम अपने-अपने स्थानों पर चिपते 
बैठे है। यदि यह स्थिति अच्छी हो, तो भेजनेवालों के समान जानेवालो वो 
" (सदस्य बने रहने वी) इजाजत दे दी जानी चाहिए और यदि जानेवालों 
वो मना विया जाता है, तो मदद करनेवालों को भी मना विया जाना चाहिए। 
जममालालजी ने वायंबाहव समिति में वहा था वि धारा-सभा में जानेवाठे 
सत्य और अहिसा का पालन नही क्र सकक्‍ते। मैं भी मानता हूँ वि उसमें यह 
अय अवश्य है। परन्तु ऐसे मोह में फसानेवाले भग्न वो हमें छोड देना चाहिए। 
इस मोह को हमें जीतना चाहिएं। मेरी राय सो यह है वि हमारे सदस्यों को 
घारा-सभा में जाने वी इजाजत हमें देनी चाहिए ।/ 

सरदार वल्लभभाई ने बहा 

"तीन बरोड जनता को अपना मत देने का अषधियार मिला है। इन 
छोगो को ऐसे ही छोट देता ठीव' नहीं। ऐमा वरजने में हानि है । घारा-समाओ 
का वार्य्रस भौ देश का ही काम है। इसलिए गाधी-सेवा-सघ के जो सदस्य 
उनमें जाता चाहें, उन्हें जाने देना चाहिए । जिन्हें उनवा अपना श्ात्त भी वहाँ 
भेजना चाहता हो, उन्हें इजाजत देने में कोई हानि नहीं है।” 


गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष १७९ 


जमनालालजी ने कहा * 

“मेरी राय यह हैं कि गाधी-सेवा-सघ ऐसी सस्था हो कि जो देश के सामने 
एक खास कार्यत्रम रखे और उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा छे। उसमें कोई 
फेरफार करना पडे, तो वह हमारे स्षिद्धान्तो के अनुकूल हो। हम गाधी-सेवा- 
सध में एक प्रतिज्ञा लें, काग्रेस मे दूसरी प्रतिज्ञा लें और धारा-सभाओ में जाकर 
तीसरी प्रतिज्ञा लें। इसमें मेरे जैसे सीघेससादे आदमी का मेल नही बैठ सकता। 
सघ में सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा छें, काग्रेस से कहें कि आपका कार्यक्रम पूरा 

करने की हम प्रतिज्ञा छेते हैं और धारासभाओ में जाकर राजनिष्ठ रहने की 
प्रतिज्ञा लें, यह सब यदि सत्य और अहिंसा के अन्दर आ सकता है, तो दुनियाभर 
की सव चीजें उसमें आ सकती है ।” 

इसके बाद बहुत से सदस्यो ने इसमें अपने-अपने विचार प्रकट किये। इन 
सबको सुनकर क्शोरलाल भाई ने जो भाषण किया, उसका महत्त्वपूर्ण अदा 
इस प्रकार है * 

“धारासभा के विषय में मेरे मन में से एक शका निकल ही नही रही है । 
और वह यह है कि धारासभा के प्रति किप्त प्रकार की वृत्ति अथवा भवित हमारे 
दिलो में हैं ? मै जब सत्य और अहिंसा वा विचार करता हूँ, तब मुझे यह जरूरी 
मालूम होता हैं कि हम जिस सस्था में प्रवेश करें, उसके प्रति हमारे मन;में अभिमान 
होना चाहिए | हम उसके गौरव की वढायें। यदि उसके अन्दर बुराइयाँ हो, 
तो हममें इतता आत्मविश्वास हो कि इन बुराइयो को दूर करके हम इस सस्था 
को उज्ज्वल बनायेंगे। उस सस्था का नाश करने की इच्छा से अथवा उस पर 
शाप वरसाते हुए उसके भीतर हमें प्रवेश नही करना चाहिए। * * हमें 
तो यह कहना चाहिए कि घारासभा को सफल करते हुए हम उसके विधान में 
सुधार करवा सकेंगे और ज्यो-ज्यो इसका विधान सुधरता जायगा, त्यो-्त्यो 
स्व॒राज्य का विधान बनता जायगा। हमारी जवान से इस तरह की रागद्वेपात्मक 
भाषा नही तिकलनी चाहिए कि हमें १९३५ का सुधार-कानून तोड़कर उसे 
निकम्मा बना देना हैं, हम जिचें पैदा कर देंगे। देखिये, यह विधान टूट गया। 

हमने मौन्त्रमडल बनाने से इनकार कर दिया, यह हमारी एक महान्‌ विजय हैं-- 
आदि। हम तो केवल इतना कह सकते है कि यदि सरकार हमें काम करने वा 


२८० किज्ञोरछाल भाई को जीवन-साधना 


पूरायूरा अवसर दे और राष्ट्र-निर्माण के काम में अडगे न डाढने वा वचन दे, 
तो धारासभाओ के द्वारा हम जनता की सव प्रकार से सेवा वर सर्वेंगे, ऐसी हमें 
आशा है। राजनिष्या की प्रतिज्ञा के बारे मे जमनालाछूजी ने जो आशका प्रकट 
की है, वह ध्यान देने लायक है । यदि हम धारासभाओं को स्वीकार करते 
है, तब तो प्रतिज्ञा लेने में सत्य का कही भग नही होता, परन्तु एक ओर तो हम 
अह घोपप्रा बरें कि हम उन्हें सजूर नहीं कर रहे है और दूसरी ओर प्रतिना 
भी छे लें, इसमें तो मुझे अवश्य ही दोप दिखाई देता है। इस समय में काम्रेंस वे 
किसी भी क्षेत्र में कोई काम नही कर रहा हूँ । इसलिए मेरे विचारों का झायद 
कोई सृल्य ने भी हो। परल्चु मेरे कुछ विचार तो निश्चित है ही ॥ वर्तमान 
धारामभाआ में मेरा विश्वास भी नहीं हैं। मैं नही मानता कि राजाजी जैसे 
प्रधान मन्‍्द्ती भी इन धारासमाओंके द्वारा जतता की कोई बडी सेवा वर सकेंगे । 
जिस प्रकार वी छोवशक्ति वा निर्माण वरने के सपने मैं देस रहा हैं, वह इस 
धारासभाओंके द्वारा निर्माण हो सकेगी , इसका मुझे जरा भी विध्वास नही है।” 
इसके बाद इन सब दवाओं वा समाधान करते हुए बापू ने अपने भाषण 
में बहा 
“जमनाछालजी वहते है दि यदि हम धारासभाओ में जायेंगे, तो सत्य 
और अटहिसा की पालने नही वर सकंगे। उन्होंने यहू एप बहुत वडी बात वह 
दी। परन्तु में ऐसा नहीं मानता । यदि हम सत्य और अटिसा बा पान नहीं 
कर सकते, तो लोव-शासनत भी नहीं चला सवते । वयोति ऐसी स्थिति में तो बढ़ 
भी सत्य और अटिसा ने विस्द्ध होगा। परन्तु यदि छोवतत्र में हमारा 
विश्वास है, तो हमें उसने द्वारा करोड छोयो का सच्चा हित करना होया। 
इस हित ने बारे में बियार करने वे लिए हम सव एक जगह एयर नहीं हो 
सर्वेंगे। इसके छिए योट्े-से प्रतिनिधियों को चुननर भेजना होगा। यदि वे जनता 
के सच्चे सेवप हागे और सच्चे ्ओेक्वरती भी होगे, तो वे शुद्ध दृदय से जनता 
की माँग समझाते वी कोधिश करेंगे और उसे प्रवट भी करेंगे । ९ ** * * _शघ 
के रादस्य सत्य के पुजारी है। जिल्हें गायी-सेवा-यघ आज्ञा देगा, वे वहाँ जायेगे । 
परह प्रइन गिगी ब्यवित या नहीं है । इस दृष्टि से इसके भीतर र्मार्य या प्रदोभव 
की बात सही ज्ञाती। जो स्वार्थ या प्रतोमन के दशीमत होरर यहाँ जाते वी 


गांघी-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्८१ 


इच्छा करेगा, वह तो गाघी-सेवा-सघ का तथा सत्य का भी द्रोही साबित होगा ! 
जिसे चौवीसी घण्टे चरखे वा ही घ्यान करना है, वह त्तो धारासभा में वैद्वर भी 
कर सकेगा। हम तो दरिद्रनारायण के सेवक हैं । सेवक वनकर ही वहाँ जाना 
हैं और काग्रेस बुलाये, तभी जाना है। यदि अपनी झर्तों पर हम मन्त्रिमण्टल 
बना सकते है, तो फिर मान ही छीजिये कि हमें स्व॒राज्य का रास्ता मिल गया। 
और यदि ऐसे लोग वहां पहुँच गये, तो ग्यारह प्रान्तो में से एक में भ्री हमारी हार 
नही होगी। यदि काग्रेस हमें नही बुलाती हैं, तो हम यहाँ बैठे ही है। इसमें 
श्रेप्ठ-कनिप्ठ का प्रश्न ही नही है। हमारे लिए तो रचनात्मक कार्यक्रम और 
यह कार्यक्रम दोनों समान हैं।” 

इसके बाद राजनिप्ठा का प्रश्न हाथ में लिया गया । श्री के० टी० शाह 
की पुस्तक में से बापू ने प्रतिज्ञा पढकर सुनायी । 

राजेन्द्रवावाु विधान में परिवर्तेत करना तो इसमें सोलहो आने जा 
जाता है। 

बापू मैने इग्लेंड के सविधान का थोडा-बहुत अध्ययन क्या है। इन 
लोगो की राजनिप्ठा की प्रतिज्ञा में तो राजा को पदच्युत करने की बात भी 
आ जाती हैं। तब क्या हम पूर्ण स्वराज्य की वात मन में रखकर यह प्रतिज्ञा 
नही ले सकते ? 

किशोरलछाल भाई यदि हम राजा को नही चाहते और उसके लिए हमारे 
दिलों में किसी भी प्रकार का प्रेमभाव न हो, ता हम क्सि प्रकार यह प्रतिज्ञा छे 
सकते है ? 

सरदार हम अपना कार्यक्रम लेकर वहाँ जाते है । सरकार के दिल में 
हमारे उद्देश्य के बारे में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नही है। 

जमनाछालजी यदि दूसरा वी प्रतिज्ञाओ का अपने मन के अनुक्छ अर्थ 
हम करने छगेंगे, ती दूसरे भी हमारी प्रतिज्ञाव का मनमाना अर्थ छग्राक्र 
हमारी सस्थाआ में धुस आयेंगे । - 

बापू मेरी राय ता यह हूँ कि इन्हीके किसी विधान झास्ती [कान्स्टिद्यू- 
इनल लॉयर) की-जैसे कीथ की-राय हमें लेनी चाहिए। आठवें एटवर्ड ने झर्कि 
स्वय राज्य वा त्याग न कर दिया होता, वो पालियामेंट उसे राजा के पदक १ 


श्ट२ किशोरलाल भाई की जीवन-सापता 


देती और यह राजनिप्ठा की प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहो होता । इनकी प्रतिज्ञा में तो 
यह सब आ जाता है। उपनिवेशों को वात लीजिये, वे इग्लैड के साथ अपने सम्बन्ध 
ताइ सकते है। तात्पर्य यह कि हमें विधान-श्ञास्त्रियों से पूछ लेना चाहिए कि 
जिनका उद्देश्य पूर्ण स्थाधीनता है, ऐसे छोग यह प्रतिज्ञा ले सकते हैं या 
नहीं ? मैं इस प्रदन को मैतिव नहो मानता । हम कसी विघान-झास्त्री से मेतिक 
व्यवस्था नही माँगते। यदि कानून के अनुसार हम प्रतिज्ञा ले सकते है, तो 
नैतिक दृष्टि से भी वह छी जा सकती है। 
राजेन्रवावू क्याहम कानूनी ओर नैतिक इस तरह के भेंद वर सकते है ? 
बापू यहाँ तो नैतिक प्रश्न कानूनी भूमिका में से ही उत्पन्न होता हैं । 
किश्योरछाल्ल भाई क्या 'प्रतिज्षा लेना'--आब्द ही नैतिक भूमिका सूचित 
नहीं करते ? 
बापू इसमें प्रतिज्ञा लेना' ये शब्द है तो अवश्य । परन्तु ब्रविटिश-सविधान 
एक विचित्र वस्तु है। इसमें परिष्ाटियाँ (कन्वेन्धन्स) भी आ जाती हैं। इसके 
अलावा वानूनी सकेत (लीगल फ्विशन) भी है । इनवी परम्पराओं में राजा को 
गोली मार देना भी प्रतिज्ञा से सुसगत हूँ। परन्तु मेरे पास एक श्रेष्ठ कानून-- 
तीसिधर्म का पद्म है। इसके अनुसार क्सीको ग्रोली मारना उचित नहीं है। 
इमलिए यदि यह बात भी इस प्रतिन्ना में जा जाती है, तो जिस दुश्मन ने यह 
प्रतिज्ञा बनागी है, में तो उसकी बहादुरी की वद्र वरूँगा। यह बहूँगा कि दुश्मन 
तो है, परन्तु दाता हैं। यदि राजेद्धवाबू यह निर्णय देते है कि इसमें कानून वी 
भाई वाया उपस्थित नही होतो, तो में जोर देवर वहूँगा कि फिर तो इसमें 
नैतिक दृष्ठि से भी कोई वाघा नहीं) 
राजेद्धबाबू - मुझे तो नेतिव अडचन ही परेशान वर रही हैं) वानूनी 
बाघा तो वुछ भी नहीं। 
विशज्ञौरलाछ माई . परन्तु मेरा मन तो महता हैं वि मेरे मन में तो तिल- 
भर भो राजनिष्ठा नही हैं (05०४० ८६८:८८) । तब मैं ऐसी प्रतिशा 
बया छू? 
बापू : कया हर्ज है ? वबीछों को तो ऐसी प्रतिक्ता छेनी ही पहली हैं । 
मैं तो ट्रोही (दिसलॉयल) होवर भी वकालत करता हूँ) घारासभा में जावर 


गाधी-सेवा-सघ के अध्यक्ष १८३ 


तो हम कोई गैर कानूनी काम कर नहीं सकते। और यो तो राजनिष्ठा भी 
केवल एक कानूनी सज्ञा है, नैतिक नहीं) खुद यही छोग इसे कानूनी कहते है 
तो हम क्यो इसे नैतिक मानें ? मेरे दिल में तो कोई शका नही है! हम जरूर 
प्रतिज्ञा ले सकते है। 

इसके बाद धारासभा-प्रवेशवाले प्रश्न पर मत लिये गये। जमनालालजी 
और किशोरलछाल भाई विरुद्ध रहे। अत्य सबने प्रस्ताव के पक्ष में अपने मत 
दिये। अत में किशोरछाल भाई ने कहा 

“प्रस्ताव तो मजूर हो गया। परन्तु इससे सघ के इतिहास में एक नया 
प्रकरण शुरू हो रहा हैं। ऐसा करने का आपको सपूर्ण अधिकार है। परन्तु 
इस नयी नीति को कार्यान्वित करने के लिए आपको ऐसे मनुप्य की योजना 
करनी चाहिए, जो इस नीति को मानता हो और उसे पूरा करने का जिसमें 
उत्साह हो। मुझे लगता है कि इस काम के लिए मे असम हैँ। इसलिए आपका 
दूसरा अध्यक्ष ढूंढ लेना चाहिए ।” 

अतिम दिन अपने भाषण में बापूजी ने किद्योरछारू भाई के अध्यक्ष-पद 
छोडने के बारे में उनके साथ की चर्चा सुना दी! किशोरछाल भाई की कठि- 
नाइयाँ ये थी 

(१) घारासभाओ में जाकर हम सत्य और अहिसा को छोड देंगे। घारा- 
सभा का कार्यक्रम ऐसा है कि उसमें बहुत जोश आ जाता है। हम मान छेत है 
कि उससे स्वराज्य जल्दी मिल जायगा। इस कारण हम उसमें साधन का विवेक 
नही रख पाते। मनुष्य की पशुता इसमें जाग्रत हो जाती है। 

(२) धारा-सभा का कार्यक्रम बडा प्रकोभन-मरा है । आज तक हम इन 
प्रछोभनो से दूर रहे हैं। आज भी हम उनको शका की दृष्टि से ही देखते है। 
अन्य कितने ही महत्त्वपूर्ण काम करने को पडे है । ऐसी हालत में हम यह आफत 
क्यो अपने सिर पर लें? 

(३) अब तक हमने जल के प्रवाह को रोक रखा था। अब इस वाँध को 
हम ताड रहे है । आज तक हम कोंसिला, स्कूला और अदाल्ता के बहिप्कार की 
वर्जें करते रहे और उनके नाश की कामना करते रहे ( प्रत्तु आज हम इससे 
एकदम उल्टी बातें करने लगे है । 


श्ट्ड किशोरणाल भाई की जीवन-साधना 


इन सारी शकाओ का उत्तर दापू ने यो दिया: “सत्य और अहिसा 
कोई गुफाओ में वैठकर पालन करने की चीजें नही है । यदि अपने सारे ध्यवह्यारो 
में हम इनका पालन नहीं कर सकते और उनका असर नही डाल सकते, तो ये 
किमी वाम की नही है। यदि अपने कार्यक्षेत्र में से किसी भाग को हम ने दल 
इसलिए छोड देते हैं कि उसमें अहिसा काम नही दे सकती, तो फिर यह अहिसा 
फिसी काम की नही हैं। में किस क्षेत्र को छोड* ? मेरा दरीर तो काम करता 
हो रहेगा। इद्धियाँ भी अपना काम करतो ही रहेंगी । मैं आत्महत्या तो करना 
नहीं चाहता। अपनी नाव और कान में खद नहीं कर सकता। तब मुझे क्या 
करना चाहिए ? यही एक रास्ता रह जाता है कि अपनी सारी इन्दियों को में 
अहिसा की दासी बना दूँ । 

“दुसूण उपाय क्शोरलाल ने आजमा लिया हैं। वात बहुत पुरानी है। 
साधना वे लिए उन्होने एकान्तवास क्षिया था। रेल्याडी की सीटी वी आवाज 
से इनकी शान्ति भग होती थी । एक दिन जब मैं हमेशा की भाँति इनसे मिलने 
गया, तब मुझसे कहने लगे कि 'इस सीटी से मुझे वडी तकलीफ होती है। बावों में 
₹ई या रवर रखने वी सोच रहा हूँ ।” मैने कहा “इस उपाय को भी श्राजमात्र 
देख लो । परन्तु यह तो बाह्य वस्तु हे । ईश्वर में ध्यान नही छगता, इसी बारण 
ला सीटी वी आवाज सुनाई देती है ।! विशोरलाल स्वय भी इस बात वो समझ 
गये | दूसरे दिन मैं इन्हें वानो में रखने वे लिए रुई और रबर देने लगा | तब 
उन्‍्हाने बहा कि अब इसकी कोई जरूरत नही मालूम होतों। हमारे कान है । 
परन्तु वे व्यश्नार के छिए नहीं है।' यही बात दूसरी इख्िया पर भी छाप्ू 
हाती है। हमारी सारी इन्द्रियाँ शरीर फो सुरक्षित रखने ये लिए है। 

“धारासभा ने वार्म वो स्वीकार वरवे हम अटिसा से वतई दूर नदी जाते । 
आपने द्वारा यह काम बरवायर से आपको अहिसा की दिशा में दो कदम आगे 
हो बच्य रहा हूँ। मेरी इस बात यो जरा रामझ छें। इसवे अनुप्तार घडेंगे, तो 
दस एप वर्ष के अन्दर हम इतने आगें बढ़ जायेंगे, जितने आज तवः नहीं ब्ढे थे 
मु ऐसा छूगता है कि प्रसग आने पर आप अपने दरवा ने बन्द वरवे दैठे नहीं 
रह सकते । हमें यह सिद्ध करबे दिए देना हूँ दि सपूण राष्ट्र गे रूप में अहिसा 

भी दिशा में हम आगे बढ़ रहे है या नही ?े तीन करोए मतदावाओं को भुदाहर 


ञ 


गांघी-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्ट्ष 


यदि आप एक कोने में बैठ जायेंगे, तो यह कायरपन होगा। यदि हम मिथ्याचारी 
नही है, तो धारा-सभा में भी हम सत्य और जहसा का वछ लेकर जायें ) यदि 
हम मिथ्याचारी भी सावित हुए, तो मुझे कोई क्षोभ नही होगा । हमारे मिथ्याचार 
की कलूई खुल जायेगी, तो उससे हमारा हित ही होगा । सत्य और अहिमा सच 
की आत्मा है। यदि ये इसमें से चले जायें, तो किश्ोरलाल का कतंव्य यह होगा 
कि वह इसका अग्निसस्कार कर दे। यदि यह आत्मा उसमें रहेगी, तो सघ मे 
तेज आयेगा । यदि आज भी उसके अन्दर यह आत्मा नही है, त्तो हम मिध्याचारी 
है और सघ को घालू"रखना व्यर्थ हैं।” 
बापू की इस बात से किशोरलाल भाई के मन को समाघान नही हआ । 
सब बापू ने नाथजी को बुलाया और उनके साथ बातचीत की । बापू से 
देखा कि नाथजी की वृत्ति उनकी तरफ है। परन्तु नाथजी ने कहा कि इस समय 
मैं कुछ नहीं कह सकता । किशोरलारू भाई को क्या करना चाहिए, इस विपय 
में आप ही उन्हें आज्ञा दीजिये। यो तो वापू छोटे बच्चो को भी आज्ञा नहीं 
देते थे। परन्तु उन्हें लगा कि किशोरछाल भाई इस मौके पर अध्यक्ष-पद छाइ 
देंगे, तो अधर्म होगा। इसलिए उन्हाने किश्लोरछाल भाई को आज्ञा दी और 
कहा कि संघ के सदस्य यदि इस मार्ग पर कदम रखेगे, तो प्रछोभन में पड जायँगे । 
इस भय से आप सघ का त्याग कर दे, यह आपके लिए धर्म नही है । यदि आपको 
यह छगे कि सघ के सदस्य अपने सिद्धान्त पर दृढ़ नही रह सकते, तो आपका 
कतंज्य तो यह है कि आप सघ को तोड दें और उसे अच्छी तरह दफ्ना दें। 
आप साफ-साफ कह दें कि ऐसे सघ को मै नही चला सकता ॥ यही नहीं, बल्कि 
ऐसा प्रवन्ध कर देना चाहिए कि दूसरा भी कोई इसे न चला सके । विद्योरलानठ 
भाई ने बापू की आजा को शिरोधार्य क्या और अध्यक्ष-पद पर बने रहे । 
परन्तु इंस सारी परिस्थिति का और अपने स्वभाव का उन्हाने जो पृथक्क्रण 
किया है, वह अत्यत महत्त्वपूर्ण और पढने छायक है 
“करू मैने अपनी स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत वी थी। यह भी बचाया था 
कि मैने लिखित त्यागपत् नही दिया, इसका कारण क्‍या है। प्र्य बापू ने 
मुझे लाचार बना दिया है। मैने उनके निर्णय को लाचार होकर मान टिया हैं। 
परन्तु बापू ने जिस भ्रवार इस वात को पेश क्या हैं, उस तरह मै इसे नहीं , 


५८६ किश्नोरलाल भाई की जोवन साधना 


मानता; मैं यह नही मानता कि मेरे मन में धम्रधिर्म के बिपय में कोई शका 
थी। मेरी पती ने कहा कि मैं ख़िन्न था। यह उनकी भूछ है। में थका हुआ 
अवश्य था, परन्तु खिन नही था । हाँ, आज खिन्न हूँ । उन दिनो में तो बेचैन 
भी नहीं था, प्रसन्न था । बापू वी यह आज्ञा स्वीकार करते हुए मुझे दु ख होता 
है, खेद नही होता। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस नयी परिस्थिति में मैं ठीक 
नही बैठता । वापु ने वई बार कहा है ओर वह सच है कि मेरी 
विचारसरणी उन्तका बनुत्रण नही करती, वल्कि समानान्तर चलती है। मैं 
बहुत छोटा, परन्चु सत्य का स्ववत॒ उपासक रहा हूँ। इसमें मुझे बापू से तथा 
दूसरा से भी मार्य-दर्शन मिला है। बापू ने कहा हैँ कि वे जन्म से ही सत्य के 
उपासव ' रहे है, अिसिक नही । मेरी वात इससे उल्टी हैं। में जन्मतः अहिंसा 
का उपासक रहा और सत्य का पुजारी बाद में बना। बापू को सत्य की खोज 
में अहिसा मिली । परन्तु मुझे जअहिसा में से सत्य की झाँकी हुई। इसलिए 
यदि मुझे यह दृढ़ श्रद्धा हो कि अमुक बात सत्य है, तो भी उसका अमल परने में 
जहाँ तक समव हो, मै अविरोध साधना चाहता हूँ। पूज्य बापू ने प्रसगोपात्त 
जिस एवास्तवास का उल्लेस क्या, उसमें भी मेरो वृत्ति यही थी । भेरी पत्नी 
को बहुत दु ख हो रहा था। वह रात के दो-दो बजे तक सोती नही थी । उसे 
भय था कि मै भागवर वही चला न जाऊं | पुराने जमाने में विरकत मनुष्य 
ऐसा ही करते थे। परन्तु में भागा नही। मैने सोचा कि यदि मैं सत्य घर्म का 
आचरण बर रहा हूँ, तो किसी दिन मेरी पत्नी भी अवदय ही उसे स्वीकार करेगी । 
मेरी वृत्ति यह थी कि यदि जाने वे लिए में उसकी अनुमति प्राप्त पर सब, तो 
मुझें इसवे लिए क्यों न यत्व करना चाहिए ? पिछले दो दिन से मेरी यही 
कोशिश रही है कि आपकी अनुमति प्राप्त करके में मुक्त हो जाऊं । मेरी अहिसा 
वो उपासना के कारण मेरा यह स्वभाव बन यया है । मेरा स्वभाव कुछ ऐसा 
ही बन गया है कि यईि मुझे पीछे हटना है, तो उसमें भी में किसीरी राम्मति 
लेना चाटय हूँ। सत्य धर्म के पालन वी तत्परता यी दृष्टि से इसमें सत्य बर 
त्याग हा जाता है, यहू भी वहा जा सता है। पिर भो यह मेरा स्वभाव बन 
अप हू? मे एफ यौद में जहर जीठ रापए यरर अल्‍्लयनाई गुर रहो ये मदरन 
दस्ती ते आये भौर में भी भा गया और गुजरात-विद्यापीठ पा काम मरने छगा | 


गांपी-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्ट 


इसी तरह जाज भी में अध्यक्ष बना रहूंगा, परन्तु निष्प्राण बनकर ही रहूँगा। 
जैसा कि मैंने बापू से कहा है, कार्यवाहक-समिति जो चाहेगी और जिस तरह 
'करना चाहेगी, उस तरह मैं अमर करता रहूँगा। वह जब उचित समझे, तव 
बापू की राय भी के सकती है। वही यह जिम्मेदारी भी उठायेगी | मैं तो 
केवल अमल करनेवाला हूँ ।” 


सघ की बैठक में राजनिष्ठा की प्रतिज्ञा के विषय में गाधीजी ने जो विवेचन 
किया था, उससे किशोरछाल भाई को सनन्‍्तोप नही हुआ था । परन्तु एक महीने 
बाद विचार करते-करते प्रतिज्ञा का रहस्य स्वत उनकी समझ में आ गया । तब 
'धारासभा की शपथ' शीर्पक एक लेख लिखकर उसमें उन्होंने बताया 

“मुझे रूगता हैं कि घारा-सभा में ली जानेवाली शपथ के बारे में गाधीजी 
की बात लोगो की समझ में ठोक से नही आयी हैं। 

“कानूनी शपथ नैतिक अथवा धामिक शपथ से भिन्न है। कानूनी शपथ 
वह है, जिसे मनुष्य ने खुद नहीं बताया, बल्कि जो धारासभा को अपने अधीन 
रखकर उसका सचालन करता हैं, उसने बनाया है। घारासभा ने इस शपथ 
के अन्दर जिस अर्थ का आरोप करने का निश्चय किया होगा, उतना ही उसका 
अर्थ माना जाय, उससे अधिक नही । 

“घारासभा की शपथ का मसविदा जिन्होंने बनाया अयवा इसका प्रमाण- 
'मूत अर्थ जिन्‍्होने किया, उनके द्वारा नहीं , वल्कि साधारण छोग इसका जो अर्थ 
करते है, वह अर्थ इसका लगाया जाने के कारण इसमें बहुत गडबडी पैदा हुई 
दिखाई देती है । 

“साधारण मनुष्य जो अर्थ करता हैं, उसके पीछे कोई इतिहास नहीं है, ऐसी 
बात नही । तथापि इस अर्थ को प्रमाण मानकर स्वीकार नही किया जा सकता। 
धारासभा के भीतर वफादारी की जो दपथ ली जाती है, उसका सामान्य मनुष्य 
शायद ऐसा अथे करते है कि शपथ लेनेवाला राजा के प्रति व्यक्तिश' इतनी 
भक्ति प्रकट करता हैं कि मानो वह राजा के लिए अपनी जान भी देने वे लिए 
तैयार हो जाय। साधारण मनुष्य यह भी मानता है कि यदि मनुप्य एक वार 

यह शपथ ले छेता है, तो वह अपने समस्त जीवन के लिए उसमें वध जाता है। 
मैने सुना है कि राज्यो के सविधान का जिन्होंने खूब गहराई के साथ 5802. आई 


१८८ किशोरल्लाक् भाई फो जीवन-साधना 


किया है, ऐसे विधान-शास्तियों की राय में ये दोनो जर्थ गलत है । उनके मत में 
इस द्पथ का अर्थ वेवछ इतना ही होता है कि जहाँ तक यह छषथ छेनेवाला 
इस शपथ से अपने आपको वेधा हुआ मानेंगा (अर्थात्‌ इस शपथ को बनानेवाली 
सस्था वा वह सदस्य होगा), तव तक वह राजा के विरुद्ध सशस्त्र बगावत नही 
करेगा। अथवा विधान से बाहर अथवा प्रतिकूछ किसी भी अ्रद्यार राजा की 
जान छेने में वह झामिल नही होगा। हाँ, विधान के अनुसार और विधान के 
हारा तो उसे यह करने--राजा की जान छेने का भी अधिकार हैं। विधान में 
बतायी विधि के अनुसार अधिकारप्राप्त धारासमा को तो इस शपथ में सुधार 
बरने था इसे एकदम हटा देने का अधिकार भी हूँ। बह राजा को केवल 
सिहासन से नीचे ही नहीं उतार सकनी, बल्कि उसका सिर उडवा देने वी आज्ञा 
देते का भी अधिकार उसे है। परन्तु यदि घारासमा को यह मजूर नही है, तो 
इस धारासभा का कोई भी सदस्य इस सस्या का सदस्य रहते हुए राजा के विरुद्ध 
हिंसा वा प्रयोग नहीं बर सकक्‍ता। 

“गापी-सेवा-सघ के सदस्य के समान जो भी कोई व्यवित सत्य और अहिंसा 
के पालन वे लिए प्रतिजञावद्ध है, वह तो क्सी भी हालत में राजा के विस्द्ध हिसा 
का प्रयोग नहीं बरेया, ऐसा माता जा सकता है। इसलिए उपर वे अर्थ में 
वषादारी की भ्रतिज्ञा लेने में उसके सामने किसी भी प्रवार वा धर्मसक्ट सडा 
नही होगा यदि वह विधान-सम्मत मार्गों द्वारा पूर्ण स्वराज्य भाप्त वरना चाहता 
है, तो घारासभा का सदस्य रहते हुए भी ऐसा बरने में उसते मार्ग में पोई बाघा 
नही होगी । यदि वह बिसी दूसरे मार्ग द्वारा स्वराज्य प्राप्त वरना चाहता हैं, 
नो अपनी जगह वा त्यागपत्न देवर वह पूर्ण स्वराज्य के लिए उस मार्ग का भी 
अवरवन वर सवता हैं। इस प्रवार इस विपय ये कानूनी और नैतिय पहलुओं 
बे बीच में जो अन्तर माना जाता हैं, ऐमा कोई जन्‍्तर उनमें नही है ।” गाघीजी ने 
इस लेख के नीचे छिखा वि “घारासना और धामित्र शपय बे बीच संने जो 
भेद बताया है, उसमें मेरा जो हेतु रहा है, उमके इस विवरण को में हदय से 
स्वीवार बरता हैं।” शजेस्द्रवात्‌ वो शपथ के सैतित पहट के बारे में झका थी । 
परन्तु इस लेस को पड़चर उन्हाने भी सूलित वियां जि शिशोरठाल भाई वे इस 
वियरण से मेरी घया का नियारण शो यया हैं । 


ग्राधी-सेवा संघ के अध्यक्ष श्८९्‌ 


गावी-सेवा-्सघ का चौथा अधिवेशन सन्‌ १९३८ के मार्च मास के अन्त में 
उदीसा प्रान्त के डेलाग नामक ग्राम में हुआ था । उन दिनो हमारे देश के कितने 
ही भागा में हिन्दू-मुस॒लिम दंगे हुए थे। इस कारण सम्मेलन में मुस्य चर्चा 
क्य विपय यही बन गया और इस पर काफी चर्चा और विचारा की सफाई हुई । 

उपसहार के रूप में किये गये अपने अतिम भाषण में अहिंसा की भावरप 
वृत्ति वैसी हो, यह समझाते हुए क्शोरलाछ भाई ने कहा था « 

“अहिंसा और त्ोध न करना--कैवल इतना ही काफी नहीं होगा। यह तो 
अभावरूप धर्म हुआ। बापू का समग्र जीवन भावरूप करुणा से भरा हुआ है। 
दरिद्रनारापण को देखते ही उनकी करुणा उमड पडती हैं। आश्रम में जिस 
प्रकार साथियों के सामने अपने हृदय वी बेदना वे प्रकट करते थे, उस्ती प्रकार 
हमारे इन सम्मेलना में भी वे करते है। उस समय सारा वायुमण्डल करुणा 
से भर जाता है। एक बार मैने अपने गुरु से पूछा कि ईश्वर की उपासना में 
क्सि सगुण रूप में करूँ ? तब उन्होने क्हा--सत्य, प्रेम आदि गुणों से युक्त 
रूपों को छोड दो और उसके करणाग्रुण-युवत रूप की पूजा करो। बुद्ध, ईसा, 
तथा बापू इन सब श्रेष्ठ पुरपा में मुख्य गुण करुणा ही है। इस करुणा को यदि 
हम समझ छें, तो सभी प्रश्ना का उत्तर मिल जायगा। हिन्दू मुसलमान दगो का 
भी यही न्याय छागू होता है । दगा करानेवाले बहुत हुआ, तो भी दो-वारे ([207- 
+7४)) बँदिया से अधिक खराब आदमी नही होते । असल युण्डें तो वे है, जो 
इनके पीछे बैठकर डोरी हिलाते रहते हैं। दगा करनेवाले गुण्डे तो इनके हाथों वी 
कठपुत॒ली मात्र है। वे अपनी इच्छा से या दुश्मनी के कारण क्सीके साथ मार- 
पीट नही करते । उन्हें तो एक आदत पड जाती हैँ और पैसे के छालच में आपर 
थे ऐसे काप्त व रते रहते है ! ऐसे मनुप्यो के प्रति भी जब हमारे दिये में ढ रुप 

पैदा हागी, तभी उनके सुधार का उपाय हमें मिलेगा ।” 


१९० फिशोरलाल भाई को जौवन-साधना 


अछिप्त नही रह पाये थे। इसलिए किशोरलाल भाई ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में इस स्थिति वा खास तौर पर उल्लेप क्या ओर कहा . 

“आपको याद होगा वि डेलाग में हमारा वहुत-सा समय साम्प्रदायिक देगो 
वा अहिसात्मक उपाय ढूँढने में वीता था। हमारी खोज का विपय यह था कि 
अहिंसा द्वारा हम गुण्डो का मुकाबला किस प्रकार कर सकते है। प्रृज्य वापु ने 
हमारे सामने अहिंसक सेना की कल्पना रखी थी। परन्तु हम किसी निर्णय पर 
नही पहुँच सके थे। वही प्रइन आंज भी हमारे सामने ज्यो-बा-त्यों खंड 
हैं। आज तो गुण्डापन ने अनेक रूप धारण कर लिये है। साम्प्रदायिक दगे, 
देक्षी राज्यो के झगड़े और वाग्रेस के झगड़े सभी जगह विद्यमान है। जो गुण्डा- 
पन पढ़ें-छिखे लोगो में पैदा हो रहा है, वह उन्त पेशेवर गुण्डो वी अपेक्षा अधिक 
खराब है) एक पेशेवर गृण्डा तो दुरी आदत के कारण या घन के छालच से 
बदमाशियाँ करता हैं! उसके भीतर द्वेप नही होता, पर्तु इनके गृण्डपन की 
जड़ में तो गहरा हेतु होता हैं। वह द्वेपमूलक होता हैं ॥ झूठे और विष 
अचार वा यह परिणाम है । 

“हुदली में घारासभा-प्रवेश के बारे में हमने थो निश्चम किया था तथा 
डेलाग में कांग्रेस के कामों में दिलचस्पी छेने के बारे में अपने सदस्यों को 
हमने जो प्रोत्ताहन दिया था, उस पर अधिक विचार करने वी जरूरत हमारे 

कितने ही सदस्य महसूस करते है। हमारे सदस्यों में दो पिचारो ये व्यक्ति 
दीख पडते है। एक वर्ग मानता हैं कि हमें सारा सकोच छोडवर एवं गाधीपक्ष 
कायम करनां चाहिए। पिछले वर्ष भुवतप्रोन्‍्तर में गाधी-मेवा-सथ वी शाला 
खोलने को इजाजत दी गयी, तव यह दाते रसी गयी कि मध मे नाम पर यह शाखा 
रचनात्मक वाम तो वर सवती है, परन्तु राजनेतित वामो में सघ दे नाम का 
उपपोग नही बर सकती | इन भाइयों वो लगा वि यह शर्त छगायर हमने 
अपने सघ वी दमजोरी प्रकट की है। दूसरी तरफ कितने हो सदस्यों ने जपुमव 
विया है वि हुदस्यी और डेझाग बे निश्चय हमें वापस छे खेने खाहिए। जनता में 
गष वे प्रति जो आदरमाव था, वह इन निद्ययों वे वारण बम हो गया है। 
समायार-पत्रो में सप थे विरुद्ध प्रचार शुरू हो गया हैं। वम्बई वी घारासभा में 
शक सदस्य ने तो यही तब बट दिया कि गज़दूरों के घारे में बताया गया वानूत 


गांघी-सेवा-संघ के अध्यक्ष १९१ 


संघ को मजबूत करने के लिए वनाया गया है। वगाल के बारे में भी मैने सुना है 
कि वहाँ भी कई पन्नों में सघ के विरुद्ध छेख आते है । कर्नाटक में भी सघ के विरुद्ध 
इसी प्रकार की हवा वह चली है। इस वाहरी विरोध के अतिरिक्त प्रत्यक्ष सघ 
के अत्दर भी काग्रेस के काम को छेकर सदस्यों में आतरिक कलह पैदा हो गया हैं । 
इसलिए इन सदस्यों की राय है कि सघ को इस सकट से बचा छेना चाहिए। 
“विरोधियों की टीका से मुझे कुछ भी दु ख नही हुआ है । परन्तु इन दो-तीत 
धर्षो में हमारे सदस्यो के बीच जो भीतरी राग-द्वेप पैदा हो गये है, उन्हें देखकर 
मुझे बहुत दू ख हो रहा हैं । यदि हम अपने ही भीतर एक-दूसरे के प्रति सदुभाव 
और मिनता कायम नही रस सकते, तो सघ के द्वारा भिन्न-भिन्न कौमो और प्रान्तो 
के छोगो के घीच सद्भाव पैदा करने में हम कभी सफल नही हो सकेंगे। सघ के 
भीतरी मतोमालिन्य को देखकर नये छोगो को सघ के सदस्य बनाने में मुझे 
कोई उत्माह नही हो रहा है।” 
संघ की भीतरी स्थिति का किशोरलाल भाई ने जो पृथवकरण किया, 
इस पर सदस्यों के बीच काफी चर्चा हुईं। कई बार सघ के सदस्य चुनावों में 
आपस में ही एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करते थे। इसलिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें 
चेतावनी देनी पडी 
“संघ के सदस्यी को स्वयं सत्य और अहिंसा का सूक्ष्मतापूर्वक पालन करना 
चाहिए। यही नही, बल्कि अपने साथ काम करनेवाले दूसरे कार्यकर्ताओं के 
ऐसे कामों से छाभ भी नही उठाना चाहिए, जो सत्य और अहिसा के विरुद्ध हो । 
जहाँ तक सभव हो, उनसे भी सत्य और अहिंसा का पालन कराने वा प्रयत्न करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनैतिक चुनावो में सघ के सदस्यों को आपस में 
प्रतिस्पर्धा अथवा एक-दूसरे का विरोध नही करना चाहिए।”" 
संघ का छठा अधिवेशन फरवरी सन्‌ १९४० में वगाल के ढाका जिले के - 
मलिकान्दा नामक ग्राम में हुआ। वृन्दावन में सघ के सदस्यो को मच्छी तरह 
सूचनाएँ तथा हिंदायतें दे दी गयी थी।॥ फिर भी इसका कोई खास परिणाम 
नही दिखाई दे रहा था। १९३९ के सितम्बर में विश्वयुद्ध छिड गया था। 
इस युद्ध में काग्रेस भाग ले या न ले, यह भी एक विचारणीय प्ररन था। काप्रेस को 
लग रहा था कि केवल अहिंसा के कारण हम युद्ध में भाग न लें, यह तो हमसे नही 


गाघी-सेवा-स घके अध्यक्ष १९३ 


बन्द कर देना चाहिए या चालू रखना चाहिए। क्योकि इसमे अहिंसा के सिद्धान्त 
और सरकार के कामकाज के बीच विरोध और धर्म-सकट पैदा हो जाता है । 
एक ओर तो अहिंसा भग हो जायगी, इस भय से हमारे अन्दर शक्ति होने पर 
भी यदि इन कामो से हम दूर रहते है, तो हमारी अहिंसा एक तुच्छ झक्ति बन 
जाती है। दूसरी ओर यदि हम इस काम में पडते है, तो अहिंसा वी मर्यादा का 
पालन करने की जितनी शक्ति काग्रेस में होगी, वही तक तो हम जा सकेंगे 
और इसमें हिसक उपायों का अवलूम्बन करना कतंव्यरूप भी हो जाता है । 
सरदार वल्लभभाई को इस धर्म-सकट का अनुभव हुआ है। अत में वे इस निर्णय 
पर पहुँचे है कि मद्यपि उनकी अपनी निष्ठा तो अहिंसा पर ही है, फिर भी यदि इस 
सिद्धान्त पर दृढ रहते है, तो वे पालंमेंटरी बोर्ड का काम नही चला सकते। 

सिद्धान्तवादी होने का दावा करके निष्क्रिय पडे रहें, यह उनके जैसे कर्ममसार्गी 
के लिए कठिन हैं। मेरा खयाल भी यही हैं कि मानव-समाज वी आज की हालत 
में केवछ वल्‍्लभभाई के लिए ही नही, बल्कि हम सवके लिए यह छगभग असभव 
हैं कि हम राजनैतिक सत्ता को स्वीकार कर लें और उसके साथ-साथ अहिंसा वा 
पूरा-यूरा पालन भी करते रहें । स्वभाव से ही जिनकी रुचि हिंसा की ओर हैं, 

५ उनकी तो बात ही मैं छोड देता हूँ, परन्तु स्वभाव और बुद्धि से जिनकी श्रद्धा 
अहिंसा में है, वे भी यह मानते है कि समाज के क्तिने ही कामा के लिए थोडी- 
बहुत हिंसा का स्वीकार तो करना ही पडता है। उन्हें यह आशका है कि इतनी- 
सी हिंसा के लिए भी यदि अपवाद नही रखा गया, तो समाज में अराजकता और 
भरक्षितता फैलने का भय हे । 

* मेरी अपनी कत्पना नो यह है कि हम ऐसा सत्याग्रही समाज बता सकते 
है, जो समाज के हिसाभिमूस प्रवाह को भले ही एकदम न भी वदल सकता हो, 
फिर भी उसके साथ बहने से अपने-आपको रोक तो अवश्य सकता है और कभी- 
कभी इस अवाह का सफ्लतापूर्वक विरोध भी कर सकता हैं । इस ध्येय के साथ 
यह समाज राजनैतिक, सामाजिक, आधिक आदि सभी प्रकार के कामो में भाग 
लेता रहे। उसे जो काम अच्छे लगे, उनमें वह्‌ सहयोग करे, परन्तु जिस बाम में 

हहसा का स्वीकार अनिवार्य हो, ऐसी क्सि सस्था में वह अधिकार को स्वीकार 
न करे। इस समाज वा यह निश्चय है कि चाहे क्तिनी भी हानि हो, फिर भी 
डरे 


१९४ किंशोरलाल भाई की जोवन-साघना 


अपनी प्रवृत्तियों में हिसात्मक उपायो वा आंश्रय तो बहू कदापि नहीं लेगा) 
जव कभी कसी अनिष्द को दूर करने वे लिए बह कोई अहिसात्मक उपाय बता 
सके, तब उसका प्रयोग करने के लिए वह स्वय आगे आये । उस समय यदि कसी 
समाज अथवा सस्‍्यथा में उसे अधिवार स्वीकार करना जरूरी हो जाय, तो उतने 
समय के छिए वह अधिवार का स्वीकार भी कर सकता है । परन्तु वह काम 
पूरा होते ही जनता के प्रतिनिधियों को वह यह अधिकार वापस सौप दे । मुर्से 
निदचय हैं वि उच्च चारिश्य-बुद्धि, व्यवहार-युदछता और अपने क्षेत्र वा अच्छा 
ज्ञान रखनेयाठे सत्याग्रहिया वा एक ऐसा समाज हो सकता है, जो बगैर अधिवार 
लिये भी इस प्रकार अपनी नैतिक प्रतिष्ठा पैदा कर सकता हैं। यह तो विविध 
क्षेत्रों में केवक् सेवा ही किया करे, फिर भी इसको प्रतिप्ठा इतनी वढ़ सकती हैं 
कि जब वह विसी भी विपय पर अपने विचार प्रकट करेगा, तो छोगो को तथा 
राज्य को भी आदरपूर्वक उनवी योर ध्यान देना ही पडेगा, अन्यथा उनदे 
सत्याग्रही उपाय का सामता करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।” 
इसके वाद क्गोरछाल भाई ने शारीरिक अस्वस्थत्ता के कारण जितना 
प्रवास करता चाहिए, उतना प्रवास न कर सकने तया समा-्सभारम्भा में जितना 
भाग रेना चाहिए, उतना भाग न ले सवने-आदि वे कारण अध्यदापद से मुवत 
कर दिये जाने शी सौय वी) उन्हाने यह भी बताया कि इस विषय में उन्हाते 
पू० बापू तथा कार्यवाहक-समिति के सदस्या से बातचीत कर ली है। बापू ने 
छासे बहा ति /अवरी बार मै आपसे आग्रट नहीं वसा । अध्यक्ष को रहने में 
धर्म हूँ, पट आपनो स्थतप्न स्प में सूझ्त सवे, तो उत्तम । परन्तु यदि आपयी इससे 
उरठा ही ठग रहा हो, ता मुझे आपना जनुवुटता बर देती होगी ।/ 
विश्ञारटाट भाई ने अपने भाषण में जो विचार प्रगद विये, उन पर बहुत 


चर्या हुई । हु 

बापू मे अधिसा के महत्व ये विपय में बहुत विशद और विस्तृत वियेषन 
किया और यह भी समझाया कि वर्तमान परिस्यिति में सप की नौति कण होनी 
घाहिए। गभेष में उसझे मुद्दे ये # 

(२) सार के फिएफे ही रापसया रही, ओ जद को दिया वा करते है 
जब डि हितने की ऐसे भी है, जियको सप की ओर से प्रतिष्ठा मिली है और 


यांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्९्५्‌ 


इस प्रतिप्ठा का उपयोग वे राजनीति में करते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही 
है कि सघ ऐसो को प्रतिप्ठा न दे । इन सदस्या को भी चाहिए कि दूसरे से माँगने 
पर मिली इस प्रतिष्ठा को वे स्वय छोड दें । यदि हम अपने सदस्यों की ऐसी 
प्रतिष्ठा दें,और वे उसे ग्रहण करें, तो हम काग्रेस, समाजवादियों अथवा साम्य- 
बादियों को पकित में से होने छायक बन जायेंगे । 

(२) इस प्रकार की सत्ता की राजनीति सघ में से निकल जानी चाहिए । 
आत्मबृद्धि के लिए यह करना जरूरी है। में राजनीति-मात्र का निषेध नहीं कर 
रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ कि हमारे देश में सब प्रकार का रचतात्मक काम भी 
राजनीति का ही एक अग॑ है और भेरी दृष्टि में त्तो यही सच्चा राजनैतिक काम 
है। परन्तु सत्ता वी राजनीति के साथ अहिसा का कोई सम्बन्ध नही हो सकता । 

(३) यदि हमारे अन्दर अहिसक पुरपार्थ के सच्चे लक्षण होते, तो आज 
हमारी जो दद्गा हो रही है, वह न होती ( हमारे अन्दर एक नयी ही शवित पैदा 
होती, तब आपको न मेरी सलाह की जररत पडती और न इस सघ की । 


सरदार ने कहा 


“कितने ही लोग मानते है कि गराधी-सेवा-सघ वस्तुत तो एक राजनैतिक 
पक्ष (दल) ही है। परन्तु इस बात को छिपाने के लिए ये ठोग रचनात्मक 
कार्यों का नाम ले रहे है। काग्रेस की सपूर्ण सत्ता का अपने हाथ में लेने वी इनकी 
यह एक चारू-सान है। परन्तु जब तक किसी जिम्मेदार स्यवित ने यह बात नही 
बही थी, तद तक मैने इसे कोई महस््व नही दिया । परन्तु जब प० जवाहरलारूजी 
को भी लगा कि यह एक राजनैतिक पक्ष है और यह काग्रेस पर कब्जा चाहता 
है, तव मुझे बहुत बुरा छूगा ।/ 

इसके बाद सघ के उन सदस्या की एक सूची वनायी गयी, जो सत्ता की 
राजनीति में अर्थात्‌ घारा-सभाआ, म्युनिसिपैछिटियो, छाकल बोर्डों आदि 
सस्थाओ के सदस्य थे। इससे साफ-साफ प्रकट हो गया कि सघ के अधिकाश और 
मह्त्एएं, महस्स, तो, कक, स्तस्पहे, में, से, दी, ५ दस्‍्सीणए-व्पछ फिस्पय गिपय। व्यय 

कि सूघ के वर्तमान रूप का विसर्जन कर दिया जाय । सघ का विसर्जन करने- 
वाला निश्चय इस प्रकार था * 


१९६ किशो रत्ालछ भाई फो जीवन-सा घना 


*कसघ के लम्वे अनुभव से यह जात हुआ है कि यह इप्ट नही कि सच के सदस्य 
रामनैतिक ससस्‍्थाओ में भाय छें। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में सघ की यह 
राय हैं कि अभी सघ के जो सदस्य राजनैतिक रुस्थाओं में है, और जो उनमें रहना 
चाहते है, वे सघ के सदस्य न रहें । पु 

“इस निर्णय वा यह अर्थ हरशिज नही कि जो व्यक्त राजमैतिक संस्थाओं 
में काम कर रहे है, वे सघ के सदस्य रहने के काबिल नही हैं, अयवा यह कि राज- 
नैतिक वाम दूसरे कामो की अपेक्षा महत्त्व में किसी प्रकार भी कम है । इस निर्णय 
पर पहुँचने का एक खास वारण तो यह वन गया हूँ कि सघ वे क्तिने हो सदस्य 
राजनैतिफ सस्याओ में भाग छेते है, इससे सघ के अन्दर वैमनस्य पैदा होने छगा है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा अहिसा का आचरण अधूरा और दृपित है। 
अहिसा का स्वरुप ही ऐसा है कि' उसे हिंसा वी वृद्धि का निमित्त कभी नही 
बनना चाहिए । 

“मघ की सदा यह मान्यता रही है कि भारत के करोडो छोगा वी उप्तति 
रचनात्मक वाम से ही हो सकती है। रचनात्मक काम एक ऐसा वाम हैं, 
जिसमें आम जनता सीधा भाग छे सकती है ) इसलिए सघ को प्रवृत्ति 
रचनात्मप' बाम तक ही सीमित रहेरी। जो रचनात्मक कार्य चरसा-सप्त जैसे 
रचनात्मव थाय॑ के सघो में नही आते, वे सब सघ के क्षेत्र में आर्येगे--उदाहरणार्थ 
स्चनॉत्मव' वायें के साथ अहिसा वा वया सम्बन्ध हैं, इसवा अवलोरन, अध्ययन 
तथा सशोघन करना तथा रचनात्मव' वार्य का व्यक्ति के निजी तथा ममाज वे 
जीवन पर बया प्रभाव पड़ता है, इसवा निरीक्षण वरना । 

“सप पी राय यह भी है कि रचतात्मत वास का यह विभाय, जो रचनात्मक 
सस्थाओं से अछूय है, उसका अच्छी तरह अध्ययन तथा सझयोधत करने के लिए 
अमी पर्याप्त व्यक्त गाधी-मेवा-सघ वे पास नहीं है। इसलिए जब तय ऐसे 
अध्ययन तथा सशोपन वे लिए आवश्यक साधन नही मिल जाते, तव तर संघ 
का अर्धथित स्थवहार और 'सर्वोदिय' मासिक इन दो को छोड गा्धीटोबा-्सप वी 
अन्य सव प्रवृत्तियाँ स्यगित कर दो जायें ।” 

इसवे बाद नो आदमियों वो कार्यवाटक-समिति दना दी गंपी और उसके 
अध्यश् थ्री जाजूजी नियुतता श्र दिये गये । 


गांधी-सेवा-सघ के अध्यक्ष १९७ 


गाधी-सेवान्सघ का विसर्जन हो जाने के कारण किशोरलाल भाई के सिर 
पर से जिम्मेदारी का एक बहुत वडा बोझ हट गया। स्वास्थ्य अच्छा न होने पर 
भी क्तंव्यवश सघ के सदस्यों से मिलने तथा उनकी प्रवृत्तियों का निरीक्षण 
करने के लिए उन्हें सारे देश में घूमना पडता था। गाधी-सेवा-सघ के अध्यक्ष 
होने के कारण देश के रघतात्मक काम में लूगे तमाम छोटे-बडे कार्यकर्ताओं 
से उनका सपर्क हो गया। इस काम की वजह से भिन्न-भिन्न प्रान्तो-देश-वे 
नेताओं से भी उनका परिचय हो गया जौर अपने नम्र तथा प्रेमभरे स्वभाव के 
कारण उन्होंने सबका सद्भाव भी सपादन किया। 0४ 


सब्‌ १९४२ का जुड़ ४२१४ 


किशोरलाल भाई जब गाधी-सेवा-सघ के काम से मुक्त हुए, तब साम्प्रदायिक 
दगो के कारण महादेव भाई को बाहर बहुत घूमना पडता था। १९४१ में उन्हें 
बहुत छम्बे समय तक अहमदाबाद में रहना पडा। उसके बाद गुजरात के 
कितने ही भागों में बाढें आयी । बाढपीडितो के लिए चन्दा एकत्र करने के लिए 
उन्हें बहुत दिन तक बम्बई में रहना पडा। तब किशोरछाल भाई वापू वे 
प्रत्र-व्यवहार आदि कामों में मदद करते । शुरू-झुरू में तो दे रोज वर्षा से सेवा- 
प्राम जाते। किन्तु बाद में वही रहने छूग गये । 

सन्‌ १९४२ की ९ अगस्त को सरकार ने काग्रेस पर हमला बोल दियां। 
इमसे पहले ससार में चलमेवाली व्यापक हिसा और हमारे देश में वामूत मे 
नाम पर चलनेवाली अराजक्ता का प्रतिकार करने के लिए बापू उपवास 
करने या वियार वर रहे थे। वाग्रेस की वार्यसमिति के रूममग सभी सदस्या 
जौ यह वदम पसन्द नही था। इस पर ता० २०-७-१९४२ को बापू ने 'महिसा 
की प्रद्धति में उपवास वा स्थान! दीपक एक छेख लिसो। ('हरिजनन्वन्धुँ 
ता० २६-७-१९४२) उसमें अपने पिछले उपवासों बा उल्लेख बरने ये! बाद 
उन्होंने लिखा था 

“मेरे इन तमाम उपचासा वे बावजूद सत्याग्रह के एक धम्प ने रूप में 
उपदास मान्य सही हुआ | राजकाज़ में पड़े हुए छोगो ने केवल उन्हें सह लिया, 
बस इतना ही। फिर भी मुझे इस निर्णय पर पहुँचना पद हैं वि आमरण 
उपवास सत्याग्रह के यरायंत्रम बर एक अत्यत मह्तत्त्यपूर्ण अंग है और बुछ 
निश्चित अवस्थाओ में वह सत्याग्रह वा सवसे यद् और रामबाण झतस्तत्र हूँ। 
परन्तु मनुप्प जब तवा उचित ताछीम नही प्राप्त कर लेता, वह इसका अधिकारी 
नहीं होता | रचनात्मव अर्थ में अधिसा सयसे अधिय समर्थ शबित है । वयोधि 
दुरा याम करनेवाों को दिसी भी प्रगार घारोरिय अथवा भौतिय हासि 
पहुँचाये णिना ऐसा विचार भी ने रखते हुए--वच्द-गहन मे लिए इगसें पूरा 


/ सन्‌ १९४२ का युद्ध श्र 


3 


अवकाश है। सत्याग्रह में सदा बुराई करनेवाले के हृदय के उत्तम अश्ञ को जाग्रत 
करने का हेतु होता हैं। जहाँ कप्ट-सहन उसकी दैंवी प्रकृति को स्पर्श करता 
है, वहाँ प्रतिकार उसकी आसुरी प्रकृति को उभाडता हैं। उचित सयोगो में 
सत्याग्रह इस प्रकार की एक उत्तम कोटि की अपील हैँ । राजकाज में पड़े हुए 
कार्येकर्ता राजनैतिक मामलछो में इसके औचित्य को इसलिए नही देख पाते कि 
इस उत्तम शस्त्र का यह उपयोग सर्वथा नयी वस्तु है। ऐहिक बातो में अहिंसा 
बा उपयोग हम कर सकें, तभी तो यह कस की चीज होगी [” 
किशोरलछाल भाई ने ता० २५-७-१९४२ को मृत्यु का रचनात्मक व्ल' 
शीर्षक लेख लिखकर बापू के इन विचारों का समर्थन किया। उनकी दलौल 
सक्षेप में इस प्रकार पेश की जा सकती है 
“अहिंसात्मक प्रतिकार के साधन के रूप में उपवास पेश किया जाता हैं। 
मह मार्ग नथा तो है ही नही । बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में इसका अवलुबन 
होता रहा हैं। एक प्रकार से आत्मह॒त्या द्वारा मरने का एक तरीका इसे कहा जा 
सकता हैँ। इसमें से यह्‌ प्रश्व उठता है कि जीवन के निर्माण में मृत्यु का स्थान 
क्याहुं? *** ****८ मनुष्य बहुत गहराई में यह अनुभव करता हैं कि इसके 
ठरीर को केवल धारण किये रखनेवाली जो सत्ता है, उसकी अपेक्षा जीवन का 
स्वरूप अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक और अधिक चिरन्तन है। *  ** अपने 
व्यक्तित्व से परे और अधिक व्यापक जीवन के विषय में उसे प्रतीति होती है 
और उसमें उसे रस भी होता है। ये अनुभूतियाँ देह के प्रति रस की अपेक्षा 
अधिक वलवती होती हैं। अपने बादवाले और अभी जो पैदा नही हुआ हैं, उस 
ससार के लिए वह कुछ छोड जाना चाहता है। कुछ और भी है। वह ससार को 
कुछ अधिक अच्छा-खराब नही--छोडकर जाना चाहता हैं । जहाँ तक उसकी 
बुद्धि पहुँच सकती हैं, उतने अद्य में यह व्यापक जीवन अधिक उन्नत और प्रगति- 
शील बने, ऐसा हर देहबारी का स्वाभाविक-अनसीखा--अ्रयल होता है। यह 
व्यापक जीवन सव देहो के द्वारा प्रकट होता है और सभी मृत्युओ में वह दिखाई 
देता है और मृत्यु के बावजूद वाद में वह कायम रहता है। सच तो यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा व्यापक जीवन व्य निर्मान 


२०७ किशोरलाल भाई को जीवन-ताधना 


जीवन ही जीवन का सच्चा स्वस्प है और वह जिस प्रकार शरीर के घारण द्वारा, 
उसी प्रकार झरीर के नाश द्वारा भी बनता रहता है| कितने ही प्रसग 
ऐसे भी होते है, जब जीवित प्राणियों की अतिवुद्धियुवत और तीब् प्रवृत्ति की अपेक्षा 
मरण का वल अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है । ऐसे प्रसग पर मृत्यु मातो 
किसी गृप्त शक्ति को मुक्त कर देती है, ऐसा लूगता हैं। यह शवित देहधारण 
की अवस्था में सारे प्रथल करते हुए भी पूरी तरह यशस्वी नहीं हो रही थी। 
परन्तु देह छूट जाने के वाद थोडे ही समय में जीवन की प्रणति भें वाधा पहुँचाने- 
वाली रकावटो को वह अलय हटा देती हैं। तट्स्थतापूवंक विचार करते है, 
तो ऐसा मालूम होता है कि मृत्यु भी जीवित अवस्था वी भाँति ही जीवन को 
बनानेवाल्ग एक साधन हैं। सभव है कि जिस काम को कराने में प्राण की शक्ति 
सफल न हो सकी, उसीक्ये सफल करने के लिए देश के कितने ही अच्छे-से-अच्छे 
वुब्नो-पुत्रियों की स्वेच्छा-मृत्यु की आवश्यकता हो । हाँ, इसे शव्विरूप बनाने के 
लिए इसका निश्चय शात्तिपूर्वक खूब सोच-विचार के बाद अथवा पारिभाषिक 
आब्दा में कहें, तो अहिंसा की एक योजना के रूप में होना चाहिए। आवेश में 
अथवा निराश्षा में की गयी आत्महत्या के रूप में यह नही किया जाना चाहिएँ ।” 
आश्रम में इस बात को तो सभी जानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में 
प्राणत्याग करना धर्म हो सकता हैँ। परन्तु वहाँ भी सबको ऐसा ही छगता था 
कि यह प्रसंग और समय आमरण उपवास करने लायक नही है। इसके समस्त 
कारण बताकर यह कंदम न उठाने के लिए महादेव भाई आदि ने वाएू से 
ग्रार्थना की। व्यवितगत सत्याग्रह के समय भी वापू उपवास का विचार वर 
रहे थे। तव महादेव भाई की एक दलील का उन पर असर पडा था और उन्होंने 
उपवास का विचार छोड दिया। उनकी दल्लोल यह थी कि आप उपवास करते 
हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि कार्यकर्ताआ और जवता पर बापका विश्वास 
नही है। वे सरकार से लडने के लिए तैयार है और इसके फलस्वस्प॑ जो सुसीवत्ते 
आयें, उत्हें भी झेलने के लिए तैयार है। परन्तु अपने उपवास द्वारा उन्हें आप 
इसका अवसर देने से इनकार कर रहे हैं और उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। 
'इस बार भी जव यापू ने उपवास की वात छेटी, तब यह तथा अन्य दलीरें देने 
हुए कितने ही साथियों ने बापू को पत्र ल्खिं। क्शोरछाल भाई ने भी उहें 


सन्‌ १९४२ का युद्ध २०१ 


एक पत्र भेजा। यह पत्र उनके विचार और पद्धति का ब्योतक होने के कारण 
यहाँ दिया जा रहा हैं: 


ता० २८-७-४२ 
“पृज्य बापू की सेवा में, 

*आप पर उपबास और प्रायोपवेशन (आमरण उपवास) के सस्कार 
बचपन से है। उनके प्रयोग करके उनके बारे में विशेष ज्ञान भी आपके प्राप्त 
कर लिया है। फिर आपका सम्पूर्ण जीवन बड़े-बड़े आन्दोलन चलाने में बीता 
है। इसलिए में इतना तो जान गया हूँ कि आपके जीवन का अत एक सामान्य 
बृद्ध मनुष्य वी भाँति बीमार पडकर मृत्यु के द्वारा तो शायद नही होगा। इसलिए 
व्यक्तिगत भावनाओं को अलग रखकर तटस्यता के साथ में विचार कर सकता 
हूँ और अपने-आपको व्याकुल नही होने देता । 

“परन्तु भरण के ढारा कोई शवित प्रकट करनी है, तो वह्‌ केवल तर्क॑पूर्वक 
नही, बल्कि गभीर चितन और बर्दत के साथ होनी चाहिए। दर्णनरहित 
श्रद्धा वो में श्रद्धा ही नही मानता । यह मैं अनुयायियों के लिए नही, गुरु के 

रिए कह रहा हूँ । अनुयायियो के छिए तो गुर की आज्ञा पर्याप्त हो सकती है। 
बयोकि उसका ध्येय आरूम्वन के बगैर चढने का होता ही नही । गुए को जो 
दीखे, वही उसकी श्रद्धा और वही उसका दर्शन होता है। 

“इसका अर्य यह है कि ऐसे मनुष्य के सामने मरण का आवाहन करने के 
भ्रकार और प्रसग का स्पप्ठ दर्शन होना जरूरी हैं मौर मह उसके जीवनभर के 
आदेश के अनुरूप होना चाहिए। खून के समान आत्महत्या भी हिंसक तथा 
अहिसक दोनो प्रकार की शक्ति को उत्पन्न कर सकती है। 

“प्रघानहुपेण आप किस भाव के पैगम्बर हैं ? अग्रेजी सल्तनत के विनाश 
के? भारत की स्वतत्नता के ? अन्याय-निवारण के ? अहिंसा के ? सत्य 
के? अग्नेजो के प्रति मित्र-माव के ? युद्ध-विरोध के ? कोमी एकता के? 
अस्पृदयता-निवारण के २ आपके जीवन का जो मुख्य सन्देश हो, वही मरण में 
भी मुख्य दृष्टिगोचर होना चाहिए।॥ यदि अग्रेजी सल्तनत का नाझ करने के 
लिए आप मृत्यु का आवाहन करेंगे, तो वही शक्ति आपकी मौत का कारण बनेंगी ! 


न 


र्न्र फिश्ोरलाल भाई की जोवत-साथना 


अहिसा भादि गौण हो जायेंगे। अग्रेजो के प्रति अन्जुवा और जापानियों के 
प्रति विरोध गौण वन जायेंगे । 

“ऊपर का प्रत्पेक भाव भिन्न-भिन्न आदमियो का मुल्य ध्येय हो सकता हैं। 
और उप-उस घ्येय के लिए जीने-मरने वा अवसर उसे मिलेगा, तो वह अपने को 
ब्तार्थ मानेगा और उसवी मृत्यु भी जीवन का रचनात्मक बल बन सबतोी है । 
ऐसे अवसर का दर्शन सेवरापति के रूप में आप हर मनुप्य वो करवा सकते है । 
इनमें से किस ध्येय को आप अपने जीवन का प्रधान भाव भानते है, उस पर से 
अपनी मुत्यु को सोज लेने की दृष्टि आपयो स्थिरतापूर्ववा मिल जानी चाहिए । 

ये य वाईपि स्मरन्‌ भाव, त्यजत्यन्ते वलेवरम्‌ । 

त तमेवेति कौन्तेय सदा तद्मभावमावित ॥* 
इस इलोव' या सही अर्थ यही हैं। इसमें स्मरन्‌' शब्द शायद अपूरा भी बहा 
जा सकता है। यहाँ शायद 'समाचरत्‌' शब्द अधिव सही होगा ! 

“जो शक्ति विद्वल्ता और निराशा पैदा बरती है, उसमें से उत्पन्न शवित 
अआहिसव' नही रह सकती | इसो प्रवार यह भी निश्चित रूप से जान ऐेना 
चाहिए वि उसमें से सम्तोपजनवा फ्छ नहीं उत्पन्न हो सबता। यदि आप 
पाग्रेस वो साथ में रफकट उपवास का कदम उठायेंगे, तो काग्रेस के मुलिया सें 
जितनी छम्बी छटाग्र मारने यो शवित होगी और <दुर्ज नरतुप्यनु' इग न्याय से 
जितना कम-मेन्वम छोड़ने से सरवार या वाम चल जाने वी स्थिति होगी, 
बम, उतने ही पर समसौता हो जायया । और यह ता किसीसे छिपा नहीं है 
कि कांग्रेस के मुसिया गोई रामझोता मर लेने नी फिराए में है। ये गह देंगे 
किदतने गे हमारा संम्तोप हो गया हैं। तव आपता भी उमीमें सन्तोपष मानयर 
बैंठ जाना पलेगा और उन छोगो यो भी, जो आपने पौछे मुक बलिदान देने ये +ए 
तेयार रहो है। वरस्तु यदि उतवा सत्तोष नही हुआ, तो थे नेता के द्वेष्टा या 
जोत है। दसीमें से पॉरवर्ड दोंर जैसी सरयाआ या निर्माण होगा है। इतनी 

$ है कोलोय € भनुपष्य जिस जिस स्वरूप का प्यात परता है, अवषगा: में 


उीकयहप था रमरण बरता हुआ बह देह छोणा हैं और उस भाव से भारित 
होने के कारण यह उसी स्वष्प को प्राप्त हाय है । 


सन्‌ १९४२ का युद्ध रण 


सी प्राप्ति तो आपके उपवास की महेंगी कीमत चुकाये वगेर भी हो सकती है । 
जिप्स-योजना में थोडा-बहुत सुधार करवा लेना असमव नहीं हैँ । उससे 
बाग्रेस के नेताओं को सन्‍्तोष हो जायगा । जिनको असन्तोप है, वे सब काग्रेस 
से बाहर--मूक कार्यकर्ता और मूक जनता-है ! आज उनका समय नही है। 
अथवा उनमें आज यह शक्ति नही कि अपने वल पर अपने ध्येय को पेश कर सकें । 
इसलिए वे मन मसोसकर रह जाते है। अधूरे समझौता से उनकी आत्मा को 
क्ृतार्थता का समाधान नही मिलता। फिर भी आप वही ध्येय उनके सामने 
एक तात्कालिक कदम के रूप में रखकर उनके द्वारा प्राप्त करवा सकते है । 
इसके लिए आवश्यक वलिदान वे खुशी-खुशी कर देंगे। इसके लिए आपको 
उपवास जैसी कीमत घुकाने की जरूरत नही है। आपके उपवास से अनुयायियों 
का वल नही बढ़ेगा, क्योकि काग्रेस के मुखिया का लक्ष्य छोटा है। 

“म्रण की शक्ति का आप उपयोग करे, इसमें मुझे कुछ भी दोप नही दिखाई 
देता। परन्तु अभी तो आपको सेनापति की हैसियत से ही यह काम करना है । 
आपका अपना बलिदान करने का जब क्षण आयेगा, तब वह इतना असदिग्ध होगा 
कि एक छोटा-सा बच्चा भी उसकी अनिवार्यता को समझ सकेगा । कौमी निर्णय 
इस प्रकार के उपवास के लिए अवश्य ही उपयुक्त कारण था। 


आज्ाक्ति 
किशोरलाल के दण्डवत्‌ प्रणाम” 


दूसरे साथियों के पत्रा में मुख्य दलील यह थी कि “आज यदि अघीर होकर 
आप अपना बलिदान देने जायेंगे, तो उसमें अग्रेजा के प्रति आप जीवनभर जो 
उदारता प्रकट करते आये हूँ, उसे खो देंगे ॥ यदि कही आपको अपने प्राण अर्पण 
कर देने पडे, तो भारतीयों और अग्रेंजा के बीच हमेशा के लिए दुग्मनी की 
दीवार खडी हो जायगी ।7 

समस्त साथियो की दलील अपना काम कर गयी । अथवा उस समय 
बापू को उपवास करना अनिवार्य नहीं मालूम हुआ या यह भी कह सकते है 
कि उन्हें इस समय ईश्वरीय प्रेरणा नही हुई। तत्पर "7 + >पवास नहीं 
किया गया । 


श्ण्ड किश्लोरछाल भाई को जीवत-साधना 


सन्‌ १९४२ के थुद्ध में किशोरव्यछ भाई पर एक बडी जिम्मेदारी यह आयी 
कि ज्ञा० ९ अगस्त को वहुत से नेता गिरफ्तार कर लिये गये और हरिजन' 
पत्रों का सचालन उनके हाथो में जा यया । उस समय बहुत से छोग विध्वसात्मेक 
आन्दोलन चलाना चाहते थे। उनका भागं-दशेन किस प्रकार किया जाय, 
यहे प्रश्न था। क्शोरलाल भाई के सचालन में 'हरिजन' पत्रो के केवल दो ही 
अक प्रकाशित हो सके थे। ता० २२ की सुवह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 
परन्तु भहिसा की भर्यादा में रहकर सरकार को तोडने के छिए क्या-क्या किया या 
सकता है, इस पइन वा उत्तर ता० १४ को लिखे एक पत्र में उन्हाने बताया था। 
यह विध्वस करनेवालो के लिए बहुत अनुकूल हो गया और इसवी लाखा प्रतियाँ 
सारे देश में पहुँचा दी गयी । उनका उत्तर यह था - 


“मै अपनी व्यवितिगत राय दे सकता हूँ। मेरा खयाल है कि आफिस, दैव, 
गोदाम आदि छूटे पा जलाये नही जाने चाहिए। परन्तु अहिंसक रीति से अर्थात्‌ 
विसीके प्राणो को खतरा न हो, इस ढंग से बाहन-व्यवहार और सन्देश-ब्यवह्वार 
चन्द किया जा सकता हैँ । हडताला वो योजता सबसे अच्छा साधन होगा। 
यदि वे सफल सिद्ध हो सकें, तो वेवल वे द्वो प्रभावकारी और पर्याप्त हो सकती है । 

यह ऐसी अहिसा होगी, जिस पर क्सिीको आपत्ति नही हो सकती । तार वाटना, 
रेल की पटरियाँ उखाडना भी इस अतिम फैसला करनेवाली छडाई में आपत्ति- 
जनक नहीं भाने जा सकते ) बेवक एक बात का पूरा खयाल रहे वि किसीवे 
प्राणों वी हानि न होने पाये | यदि जापान का बात्रमण हो जाय, तो अहिसव' 
अचाव थी दृष्टि से हमें यह सव करता चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं । साराश 
यह कि धुरी राष्ट्रो बे प्रति अहिसय प्रान्तिकारो जो व्यवहार करें, वही व्यवहार 
अग्रेजों वे प्रति भी हो और वही वदम जापान के विरुद्ध भी उठायें ।/ 

इसने साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी 

“गायीजी के लिए तो सत्य और अहिसा एक सिश्चे की दो बाजुएँ हे, और 

दोनों एफ साथ रहते है। एवं वो दूसरे से अक्षण नही किया जा सकता और यदि 
इन्हें अलग वरना रामव हो भी, तो जधिमा वी अपेधा सत्य ही श्रेप्ट है। व 
साय ऐसी वस्तु है कि जो गुप्तवा अथवा भय के साथ नहीं रह सकतो॥ अत्मिश 


सन्‌ १९४२ का युद्ध २०५ 


गाधीवादी कार्यकर्ता जो भी कदम उठाये अथवा उठाने का विचार भी करे, 
वह सब खुल्लभखुल्ला हो और इसके कारण अपने शरीर पर अथवा जायदाद + 
पर जो भी सकट आये, उसमें से छूटकर भागने का जरा भी प्रयत्न न करे। 
वह परदे के भीतर बैठकर सूत-सचालन अथवा योजनाएँ वनाकर देने का काम 
न करे। हम जो कर रहे है, इसके परिणामी को जो जानते नही, अथवा जो 
अत्याचारों के सामने दव जायें, ऐसे छोग इसमें न फेस जायें, इस वात का वे 
पूरा खयाल रखें। मेरी सूचना है कि अनजान ग्रामीणों और मजदूरों को 
ऐसे कामों में नहीं फेंसाना चाहिए। इसी प्रकार इस सारे कार्यत्रम से यह तो 
सावधानी रखनी ही हैँ कि कही किसीकी प्राणह्ानि न होने पाये । 

युद्ध के वीच लोगो को किस प्रकार अपना बर्ताव रखना चाहिए, इस विपय 
में कुछ नियम बताते हुए उन्होने कहा था 

“यह मानकर हम काम करें कि आपके सामने अग्रेज सरवार है ही नहीं, 
उसके अधिकारियों और डाकुओ अथवा आक्रमण करनेवालो में कोई भेद नही 
है। इनका समस्त अहिंसक साधनों और तरीकों से मुकाबला कीजिये। अपनी 
स्वतत्र व्यवस्था खडी करके उसकी स्थापना वीजिये। आपकी शवित में हो, 
ऐसे सारे उपाय करके ऐसा यत्न करे कि पद्रह दिन के अन्दर हमारे गाघीजी 
हमारे बीच वापस पहुँचा दिये जायें।” 

सन्‌ १९४८ के जनवरी मास में इन सूचनाओं पर टीका करते हुए उन्होने 
क्हाथा. 

“इन दोनो सूचनाओ में जन-स्वभाव का पूरा विचार नही किया गया है। 
इसलिए व्यवहार की दृष्टि से वे अमर में आने छायक नही थी। इसमें अधि- 
कारियो की तुछना डाका डालनेवालो और हमला करनेवालो के साथ की गयी है। 
इसी प्रकार पद्रह दिन के अन्दर गाधीजी को छुडा लेने की प्रेरणा इनमें हैँ । 
इस तरह उत्तेजित किये जाने के वाद यह आशा रखना बहुत अधिक हुँ कि छोग 

अहिंसक साधनों से ही चिपटे रहेंगे।” 

परन्तु उन दिनो किश्चोरछाछ भाई की वृत्ति ऐसी थी कि अग्रेज सरकार 
के लिए राज चलाना अञ्क्‍्य कर दिया जाय) ऐसी भावना जिस >समय्‌ 
बहुत तीव्र होती है, तब अहिंसा वा खूब सूक्ष्म रीति से पालन करने. 


र्०६ किश्चोरह्ाक़ भाई की जीवन-साधना 


रखना बहुत कठिन होता हैं। उस समय तो अहिंसा वी व्याख्या को ढीला करने 
की वृत्ति होना ही अधिक स्वाभाविक है । 

इसके वाद सरकार ने सन्‌ १९४२-४३ के उपद्रबों में काग्रेस वी जिम्मे- 
दारी' इस नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की । इसमें क्शोरलाल भाई के लछेखो 
के विपम॑ में इस तरह टीका की गयी थी 

“इसके बाद 'हरिजन' के दो अक प्रकाशित हुए। इनके सम्पादक गाघीजी 
के भुखरूप (7(००७७४॥.०7८८८) श्री कि० घ० मशखरूवाछा थे। इनमें कडाई 
के विविध अगो वा सचालन किस प्रकार किया जाय, इस विपय में तफसीलो 
के साभ सूचनाएँ दी गयी हैं । (काग्रेसनी जवाबदारी पृ० १९) 

“हरिजन' की भिन्न-भिन्न भाषाओं के सस्वरणों वे सपादक श्री ग्राधी के 
विचारों से सर्वथा भिन्न विचार प्रवद करने वी हिम्मत दायद ही कर सकते थे । 
फिर भी इनमें तार काटना, रेल की पटरियाँ उखाडना, पुलो को तोदता और 
पेट्रोल बी टक्यों को आग लगाना--ये सब काम अहियसा में शुमार करने लायव 
बताये गये हैं ।” (वही पुस्तक पृ० ३७) 

इस सरकारी पुस्तक का गाधीजी ने ता० १५-७-१९४७ को विस्तृत जवाब 
दिया है। (देखिये, गाधी-सरकार पत्र-व्यवहार १९४२-४४) उसमें से प्रस्तुत 
भाग नीचे दिया है 

“७५९ दूसरा उदाहरण ता० २३ अगस्त १९४२ के 'हरिजन' से श्री कि० घ० 
ममस्वाणा वे लेख से एक उद्धरण लेख ने दिया हूँ। श्री मदस्वाला एव 
आदरणीय साथी है। दे अहिसा वो इस हृद तक ले जाते है कि जो उन्हें व्यवितश 
पहचानेते है, वह हार जाते हैं। फिर भी जो वावय उद्ृत किये गये है, उनवा 
अच्ाव मैं नही वरूँगा। उत्होंनें यह वह्फ्र कि यह तो मेरी व्यक्तिगत राय है, 
गएतफ्ट्मी को रोसने का यत्व किया है। पुल, पटरियाँ आदि को तोटना अहिसा 
है था नही, इन प्रम्तो वी चर्चा यरते हुए दायंद उन्हाने मुझे वभी सुम्रा हा । * 





क गाधीजी मे मन पर यह छाप है वि पुछ तोदने आदि ने सम्दस्ध में 
घर्चा करते हार मैने शायद उन्हें सुना हो। मेँ आदरपूर्वक बहता हूँ कि मरे 
साद नहों फि मेंने उनके मुँह से ऐसी कोई चर्चा सनी ह --वि० घ० स० 


सन्‌ १९४२ का युद्ध २०७ 


परन्तु मुझे हमेशा इस वात का सन्देह रहा है कि ऐसी तोडफोड अहिसक रह 
सकती हैं या नही । इस तरह की तोडफोड अहिंसक रह सकती है, ऐसी हम 
कन्पना क्र सकते है और मैं मानता हूँ कि वह ऐसी रह सकती हैं। परल्तु 
आम जनता से यह आशद्या नही रसी जा सकती कि वह ये काम अहिंसा के साथ 
कर सकती है। उसके सामने यह वात रखना भी सतरनाक है। फिर छडाई 
के सम्बन्ध में ब्रिटिश सत्ता को जापान की पकित में रखा जा सकता है, ऐसी मेरी 
धारणा नही है। 

“एक सभावित (प्रतिप्ठित) साथी की राय का परीक्षण कर लेते के बाद मै 
कहना चाहता हूँ कि श्री मशरूवाल्म की राय को हिसक हेतु के प्रमाण के रूप में 
पेश नही क्या जा सकता । बहुत अधिक तो इसमें निर्णय की भूल है, जो सभी 
क्षेत्रों में ऑहिसा का आचरण करने की योग्यता जनता में किस हद तक है, इसका 
विचार करने में स्वभावत' हो सकती हैँ। वडेन्वडे सेनापतियों और राजनैत्तिक 
कुष्पो से 'भूछे होती हमने कई बार देखी ही हे। परन्तु इस कारण उन्हे किसीने 
नीचे की पक्ति में नहीं गिना है, अथवा उन पर दुष्ट हेतु का आरोपण नहीं 
किया हैं।” 

जिस दिन गाधीजी ने यह जवाब सरकार को भेजा, उसी दिन एक विचित्र 
योगायोग की वात है कि किशोरलाल भाई नाग्रपुर सेप्ट्रल जेल में मध्यप्रदेश के 
चीफ सेक्रेटरी के नाम इसी विपय पर एक पत्र तैयार कर रहे थे। यह पत्र 

* ता० १६ जुलाई को उन्होने जेल के अधिकारियो को सौपा। वह नीचे छिखे 

अनुसार है। श 
श्री चीफ सेज्रेटरी, 
भध्यप्रदेश तथा वरार की सरकार, 
नागपुर 

“साहब, 

सक्षेप की दृष्टि से उपर्युक्त पत्रकों तथा प्रो की ओर मै आपका ध्यान 
दिल्ाना चाहता हूँ । इसके अन्दर जो प्रार्थना को गयी है, वह नामजूर होने के 
बाद मैने यह निर्णय क्या था कि ईइ्वरेच्छा से जब तक मैं मुवत नही हो पथ 
तब तक इस विषय में फिर से कुछ नही कहूँगा । यदि अत करण की प्रेक : 


सन्‌ १९४२ का युद्ध २०९, 


में निषेध किया है। उदाहरणार्थ, दफ्तर, वैक आदि को लूटने और आग लगाने 
बा । दो बातो (त्तार-व्यवहार और वाहन-व्यवहार तोडने) के बारेमें मेरा 
जवाब कमजोर था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे जवाब के बाद के पैरे (इनको 
सरकार ने प्रकाशित नही किया) उन सब बातों को सौम्य कर देते है, जिनको 
मेने स्वीकारयोंग्य कहा हैं। यही नही, उनके प्रति इनमें मेरी नापसन्दी भी 
प्रकट होती है । 

“परन्तु यह पत्र मैं अपने बचाव के लिए नही लिख रहा हूँ। मैं तो अपना 
दिल साफ करना चाहता हूँ । (इस दृष्टि से) में आज देखता हूँ कि इन दो 
बातों के विपय में मेरी नापसन्‍्दगी बहुत ढीली थी और दृढ़ता के साथ अपनी 
राय प्रकट न करने में मैने कमजोरी प्रकट की थी । मुझे लगता हैं कि श्री एमरी 
ने जो कार्यक्रम प्रकट किया था, उसकी जाँच करते समय मुझे ताकिक पृथक्करण 
का आधार नही, अपने हृदय में जलती हुई ज्योति की ही मदद लेनी चाहिए थी। 
मुझे यह लग रहा हैं कि अपने हृदय की ज्योति के प्रकाश में न घलने का प्रमाद 
मैने किया। यही नही, वल्कि उस समय जितने ही साथी हाजिर थे, उनकी 
राय की भी मैने पूरी परवाह नहीं की। आज मुझे मालूम होता है वि' जिस 
प्रकार मैने लूटने और आग लूगानेवाले कार्यक्रम का निपेध किया, उसी प्रकार 
तार तोडने, पटरियाँ उखाडने, पुल तोडने और वाहन तथा तार-व्यवस्था को 
विगाडनेवाली दूसरी नियाओ का भी मुझे स्पष्ट शब्दों में निषेध करना 
चाहिए था। न 

“मै जानता हूँ कि यह इकबाल भेजने में बहुत देर हो गयी है। परन्तु मै 
तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे इसका भान होने के वाद मेने जरा भी 
विलम्ब नही किया है। गत आपाढी एकादशी अर्थात्‌ ता० १४ जुलाई की रात 
में मुझे यह जाग्रति हुई तथा इसकी सूचना आपके पास भेजने की प्रेरणा भी हुई।” 

इस पत्र का सखपर की तरफ से किशोरलाल भाई को कोई उत्तर नही 
मिला। जेल से छूदने के वाद ता० २६-१०-१९४४ को उन्होने एक जाहिर 
निवेदन के साथ यह पत्र भी प्रकाशित कर दिया ] 

इस सारे प्रकरण वी समालोचना करते हुए ता० २१-१-/४८ को किशोरलाल 

भाई ने छिखा था : 
४ 


२१० 'किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


“मेरे सन में मुल्य विचार यह था कि हरिजन' की जिम्मेवारी मुझ पर आ 
गयी है। इसलिए इसमें सत्य और अहिंसा की मर्यादा रखते हुए भी मुझे इसमें 
कोई ऐसी कमजोरी की वात नहीं छिखनी चाहिए, जो पीछे काम करनेवालो 
को सुस्त या ढीछा बना दे अथवा उनके मन में सदय पैदा कर दे। खरी-खोठी 
जैसी भी हो, परन्तु स्थप्ट सूचना देने वी हिम्मत करनी चाहिए । इन लेखों में 
प्रकट की गयी राय के बारे में आज मेरे क्या विचार है, यह मै बता दूँ, तो 
अनुचित नहीं होगा। 

“मुझे छगता है कि मुझे हिसा-अहिसा की चर्चा में नही पडना चाहिए था, 
वयोकि इस कार्यक्रम को अहिसिक वताने पर भी मैने यह राय दी है कि व्यावहारिक 
दृष्टि से यह कार्यक्रम करने लायक नही है। तात्विक चर्चा करने के वजाय वे बल 
व्यावहारिकता का निर्णय ही मेँ देता, तो अच्छा होता ॥ अब भछे ही में इसका 
भार भगवान्‌ पर डारूवर अपने मन को इस तरह समझाऊं कि भगवान्‌ इस 
डाई को इसी तरह चलाना चाहता था और उसमें प्रेरक के रूप में वह मेरा उप- 
थभ्रोग करना चाहता था। इस कारण यद्यपि में स्पष्ट निर्णय देना चाहता था, फिर 
भी भेरे द्वारा द्विमुखी निर्णय दे दिया गया । परन्तु भगवान्‌ पर यह भार न डाएूँ, 

तो मुझे स्वीवार करना चाहिए कि मेरी बविवेष“वुद्धि पर क्वरण पढ़ 
गया था ॥ 

“'त्वत ऐसे काम अहिसव दरीकों से हो सफते है, यह राय गाधीजी' ने 
भी प्राटली है और मैने भी बहा है । इसका अर्थ यह है कि उस समय हम दोना 
बे विचार एक-से थे। परन्तु आज (वल्वि सरवार वो मैने १६ जुलाई १९४३ 
जो बह पत्र लिया, त्तव से) विचार करने पर मुझे छगता है---और झायद गाधीजी 
भी आज यहीं वहें--कि तात््विक दृष्टि से भी यह नहिसा वा पार्यत्रम नहों 
था। थह तो विरोधी को पराजित बरने या वायेत्रम था। उसमें विरोधी के 
प्रति अहिसदा भायना-“मैत्री अयवा कश्णा नहीं थी, उपेक्षा भी नहीं थी । 
बल्लि इसमें तो उसे मार गिराने की आावाक्षा थी। इसे अहिसय वार्यत्रम नहीं 
कहा जा सफता ।” 

विशोरलाल भाई सन्‌ १९४२ वे मितम्बर में जवख्युर ग्रेप्ट्रल जेल में थे । 
तब व ध्रेणी बे राजवग्दिया के प्रति जेए-अधिवारियों ये अमानुयित्' व्यवहार 


१९४२ फा युद्ध २११ 


के मभाचार बाहर आये थे ) जेल वे दूसरे वैंदिया तथा बाहर के लोगा बी 
शायाओं एवं भय के निवारणार्थ जेल वे अधिकारिया के द्वारा इसके कोई समाचार 
प्रक् नही किये गये। महाँ तक कि जेल का निरीक्षण वरने के लिए नियुक्त 
कमेटी वे गैर-सरवारी सदस्या तब वा जेठ में जाने स मना कर दिया गया। 
इसके विरोध में वैदिया ने अपनी बरका में बन्द होने स इनकार कर दिया । 
तब हृथियारवन्द पुलिस बुछायी गयी ! उसने वैदिया को घसीट-घसीटकर तथा 
मास्पीठकर बैरवा में बन्द कर दिया। इस पर वहाँ उन्हासे खाना लेते से 
इनकार कर दिया। यह समाचार मिलने पर क्शोरलाल भाई तथा उनके वंग 
के अन्य वैदिया ने यह माँग वी कि उन्हें इन वँदिया वे वार्ड में जाने की इजाजत 
मिड, ताकि व उनस मिलकर वहाँ वी स्थिति वी जानवारी सुद प्राप्त कर सकें। 
जिला मैजिस्ट्रेट ने इस माँग का अस्वीकार बर दिया। तव ता० २३-९-१९४२ 
का जबलपुर-जेर के सुपरिष्टेण्डेण्ट को उन्हाने नीच लिखा पत्र भेजा 
“प्रिय मित्र, ४ 
“मैने और मरे साथी नजरबन्दा ने बल एक अर्जी भेजी थी, जो नामजर 
कर दी गयी। मुझे एगता हूँ कि इन परिस्थितिया में में अपनी मानसिक शान्ति 
वी अधिव समय तक रक्षा नही कर सर्कूगा। इसलिए मैने निश्चय किया है 
जि जब तब मेरी बात नही मान ठी जायगी अथवा मुझे छोड नही दिया जायगा, 
में अन्न तथा जर नहीं ग्रहण वरंगा। आपसे मरी केवल इतनी ही प्रार्थना है 
फि मुझे शान्ति से पत्य रहने दें और ऐसे वाई प्रयत्व न बरे, जिनसे मुझे शारीरिक 
या मानसिव बष्ट हा। जब सत्ताधारिया की ऐसा छगे कि मेरा जीवन बेवल 
याक्मा मात्र और पीडा ही पीय रह गया हैं, तव इस पत्र द्वारा में जेल बे अधि- 
क्रिया व इजाजत दता हूँ कि व मुझे आवश्यव जहर देवर मेरे जीवन था 
अत बर दें । इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी से मैं उन्हें इस पत्र द्वारा मुवत करता 
हैं। इसके साथ में उनसे यह भी कट देना चाहता हूं वि--थे मुझे मुंह वे द्वारा 
या अन्य किसी प्ररार से धराब, प्राणिया के शरीर से बनी कोई दवा खुराव' अथवा 
इजेंबभन उदाहरणार्थ एड्रिेलित, कॉडरियर, लिवर वे सत्त्व और खन आदि 
दवार मरे शरीर या अपविश न परे । ध 
“गह वहना तो कठिय है कि मैने किसी भी व्यवित वे प्रति अनजान में भी 


२१२ क्िझ्योरदाल भाई की जीवन-सापना 


द्ोपभाव नही रखा। परन्तु ऐसे भावो को टालने का मेरा प्रयत्न जरूर रहा हैं। 
मैं आशा व रता हूँ कि होश खोने से पहले ऐसे भावों से मै पूर्णत मुक्त हो जाऊँगा। 
परमात्मा मुझे, आपको और सरकार की सन्माये पर चलने की वृद्धि दे । 

मित्रभावपूर्वक आपका 

कि० घ० मदरूवाला/ 

यहू पन्न मिलने के वाद सरकार ने किश्लोर्लाल भाई को छोडा तो नही, 
परल्तु उन्हें दूसरी जेल में भेज दिया। कहने की जरूरत नहीं कि 'क' वर्ग के 
<उन कैदियों की सझिकायतें भी दूर कर दी गयो। +++ 


“हरिजन/-पत्रों के सम्पादक २२ : 


गांघोजी ने जब से नवजीवन' पत्र शुरू किया, तव से किश्चोरल्यछ भाई उसमें 
जव-तब लिखते रहते थे। १९३२ के अत में उन्होने 'हरिजन'और वाद में हरिजन- 
चन्यु! शुरू किया। तब किशोरलाछ भाई जेल में थे। परन्तु जेल से छूटने के 
बाद अस्पृश्यता-निवारण पर तथा ग्रामोद्योगो पर वे लिखने छगे। बापू ने 
जब वर्घा-शिक्षा-योजना जनता तथा सरकार के सामने रखी, तो उस पर भी 
उन्होने महत्त्वपूर्ण लेल छिखे । किसी भी विपय का सूक्ष्मता के साथ पृथकक्रण 
करने तथा उसके मर्म तक पहुँचने में किशो रछाछ भाई का दिमाय खूब चलता था । 
इसलिए बापू की वातो को जनता के समक्ष स्पप्टता के साथ रखने में 
किशोरलारू भाई का विवरण बडा भददगार होता । ाधी-विचार-दोहन' 
के बारे में बापू ने लिखा है कि “भाई क्शोरलाल को मेरे विचारों वा 
असाधारण परिचय है ।” कितनी ही बातो में क्शोरछाल भाई के विचार और 
मान्यताएँ वापू से भिन्न थी। परन्तु कुछ मिलाकर यों कहा जा सकता है कि 
“बहुत से विपयो में उनके और बापू के विचार एक-से थे। 

सन्‌ १९४२ में त्ता० ९ अगस्त के बाद के दो हफ्ने अत्यत नाजुक और चित्त 
को क्षोम पहुँचानेवाले थे। ऐसे समय “हरिजन' पत्रो के सम्पादन का भार 
उन्ही पर पडा था। 

उस समय लोगो का मार्गदर्शन करने में उन्होने कमजोरी प्रकट की, यह 
बात उन्होने वाद में स्वीकार की थी। इसका विवरण पिछले प्रकरण में जा ही 
गया है । 

इसके बाद सन्‌ १९४६ में जब वापू ने नोजाखाली की पदयाता झुरत की, 
सब उन्हें छया कि हरिजन'-पत्रो का सपादन-कार्य तथा विद्याल पत्र-व्यवहार 
का सारा काम वे खुद नही सँभाल सकेंगे। तव यह काम उन्होने चार आदमियों 
को सौंपा--काकासाहब, किझोरलाल भाई, विनोवा तथा मै। हम चार कट 
"से इस काम का मुख्य भार तो क्द्योरछाल भाई ने ही उठाया और इसके. 7 


श्श्४ किशोरताल भाई की जीवन-साघना 


थे मेरे पास सावरमती-आश्रम आकर रहने छग्रे। यहाँ उनकी तन्दुरस्ती 
अच्छी नही रहती थी, फिर भी लगभग चार महीने उन्होने 'हरिजन-पत्रों के 
सम्पादन में महत्त्वपूर्ण भाय लिया। 
बापू के देहान्त के बाद चार अक प्यारेलालजी ने निवाले। इसके बाद 
उन्हाने प्रकट किया वि “जैसा कि पिछले हफ्ते राजाजी ने कहा था, यह तो स्पप्ट 
है कि बापू के जाने के वाद 'हरिजत' उसके चर्तेमान स्वरूप में नहीं चलाया 
जा सकता, इसलिए मित्रो और गुरुजनों की सलाह से जब तक इस विपय में हम 
अतिम निर्णय पर नही पहुँच जाते, त्व तक' 'हरिजन' का वर्तमान रुप में 
प्रकाशन वन्द करने का मैने निश्चय किया हैं।” इस पर से 'हरिजन-पत्रो के 
व्यवस्थापक भाई जीवणजी देसाई ये लिखा कि प्रस्तुत पत्रो को पुन शुरू करने या 
न॑ करने के वियय में अतिम निर्णय अगले महीने वर्धा में किया जायगा। इसे 
प्रकार ता० २२ फरवरी से ४ अप्रेछ तक पत्रों का प्रकाशन बद रहा और इसके 
बाद वे' किशोरलाऊ भाई के सपादकत्व में पुन शुरू कर दिये गये। उप समय 
सरदार वल्लभभाई ने लिखा था 
“गाधीजी तथा उनके आदर्शों के साथ सहानुभूति रखनेवाके और प्रशसक 
सारे ससार में फैले हुए है। इन सववी यह इच्छा है कि भ्राधीजी की प्रवृत्तियाँ 
भारत में किस प्रकार चल रही है, इसकी उन्हें जाचकारी मिलती रहे तथा इनके 
साथ उनका सपके बना रहे। इसके लिए कोई साधन निर्माण करना चाहिए, 
ऐसी मॉर्गे उनकी तरफ से आती रहती है। उनवी इस स्वाभाविक माँग वी 
पूत्ति यदि न की गयी, तो अनुचित होगा ।” 
किशोरलाल भाई ने इन पत्रा का सपादन करना स्वीकार किया, इस पर 
उन्हाने लिखा था 
“थी क्शोरठाल मशहूवाला ने अपने स्वास्थ्य की भारी पर्यादा वी परवाह 
न कस्‍्ते हुए हरिजन' के कार्य में कूदने का साहसपूर्ण निर्णय किया, इसी कारण 
'हरिजन'-पत्रो का पुत प्रकाशन सभव हो सवा है। अपने सम्पूर्ण जीवन में 
गाधीजी के आदर्शो का केवछ अध्ययन ही नही, इन आदर्झो को अपने जीवन में 
उतारने वा अनवरत यत्न करनेवाठे श्री विनोबा के समान हमारे पास वे एक 
निष्ठाबान्‌ सत्य-सोधव हैं । अपनी मयदिाओ को वे खूब अच्छी तरह जानते हैं ।” 


'हुरिजना-पत्रो के सम्पादक श्श्प्‌ 


“हरिजन-पत्रों का भार अपने सिर पर लेते हुए क््ोरलाल भाई ने अपने 
“भगवान्‌ भरोसे” शीपक लेख में लिखा था 
“हुरिजन'-पत्रों के सपादन का भार मैं भगवान्‌ के भरोसे ही उठा रहा हूँ। 
यह मैं नम्नता से शिप्टाचार की भाषा में नही कह रहा हूँ। व्यवहार-बुद्धि से 
देखा जाय, तो मैं यह एक साहस का ही कायें कर रहा हूँ। मेरी अपनी शविति को 
देखते हुए कैवल लेख लिखने ओर सपादन का भार उठाने में बहुत वडा अतर है। 
“शक बात पहले से ही साफ कर देना जरूरी हैँ। कुछ दिन पहले जो बात 
विनोवा ने अपने वारे में कही थी, वह मैं खुद अपने वारे में भी सही पाता हूँ। 
बहुत-सी बाते मैने गाधीजी से ली है। वहुत-सी दूसरो से भी ली है। मेरे अत'- 
करण मे ये सब घुल-मिल गयी हैं ओर मेरे मानस के रूप में वन गयी है। इस 
कारण जो विचार मैं पेश करूँगा, वे सब गाधीजी के अनुसार ही होगे; ऐसा नहीं 
कहा जा सकता उन्हें आप मेरे अपने विचार ही समझें। में कभी-कभी शायद 
भह भी लिख जाऊँ कि ये विचार गाधीजी के है। इसके लिए खुद गाधीजी के 
प्रत्यक्ष लेखन को ही यदि में उद्धुत न करूँ, तो आप यही समझें कि मैने गाधीजी 
के विचारो की जिस प्रकार समझा है, केवल उसी प्रकार में बता रहा हूँ। 
जो बात मैने अपने विपय में कही, वही दूसरे लेखको के बारे में भी समझी जाय ।” 
सा० ११-४-१९४८ के अर्थात्‌ अपने सपादकत्व के दूसरे अक में ही 
उन्होने ल्सा हे 
“क्सी भी पत्र का सपादक बनकर उसे चछाने का उत्साह मुझ नही है । 
परन्तु गाधीजी ने मुझ पर जो विश्वास क्या, जी प्रेम मुझ पर वरसाया, वह ऋण 
अपनी सेवा द्वारा उनके रहते मै पूरी तरह से अदा नहीं कर सका। मेरा यह 
दुर्भाग्य मुझे सदा दु ख देता रहता हैं और उसीने मुझे इस भार को उठाने से इनकार 
करने से रोका है। में इनकार कर दूँ और नवजीवन कार्यालय को सपादव की 
दूसरी सनन्‍्तोपजनक व्यवस्था के अभाव में गाधीजी का पत्र बन्द करने का निर्भय 
करना पडे, तो यह मेरे लिए रज्जा की वात होगी।” हे 
विश्योरठाल भाई ने हरिजन-परा व सपादन लगभग साढ़े चार वर्ष 
किया। इस बीच उन्होंने गाधीजी के विचारा, भावनाओं और आदर्शों-० 
विवरण इतनी यथायथता तथा प्रभावपूर्वक किया कि क्तिने ही न 


श्श्द्द किश्ोरणाद भाई को जोवन-सापना 


बहते कि गानों गांधीजी उनके हृदय में बैठकर यह सब उनके द्वारा लिखवा रहे 
हूँ ॥ पाठकों को इतना सन्तोष होने पर भी किशोरलाल भाई को एक बात बहुत 
खटकती रहती थी। बह यह कि गाघीजी जो भी कुछ लिखते, उसे अमल में 
लाने के लिए इतनो जबरदस्त हलचल उठा देते थे और ऐसा वातावरण उत्तन्न 
कर देते थे कि जनता के बहुत्त बडे भाग को तथा सरकार को भी छगता कि यह 
धस्तु क्ये बगेर काम नही चलेगा । उदाहरणाये-उत्होने अताज पर रूगी बहुत- 
सी बन्दिशं (कप्ट्रोड) और परिमाण (शदह्तिग) निश्चित करने के विरुद्ध 
जबरदस्त हलचल खडी कर दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार 
को ये वन्दिशें लगभग उठा देनी पडी । इनके उठ जानें पर जनता को साथ में 
झूकर गरीब जनता को अनाज की तकलीफ न हो, ऐसी योजनाएँ, यदि गाघीजी 
अधिक जिये होते, तो जरूर बनाते । परन्तु बहुत जल्दी उनका देहान्त हो गया 
और फिर बन्दिशों के बगैर काम चल ही नही मकता, इस विचार के माननेवाले 
अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने इतना झोर मचाया और कठिताइयाँ बतादी 
कि सरकार को ये बन्दिशें फिर मा देती पडी । किदयोरलारू भाई ने सरकार की 
इस नीति के विषय में लिखने में कुछ वाकी नही रखा। इसमें से काछा वाजार 
पेदा होता है, रिश्वत और भ्रप्टाचार के दरवाजे खुल जाते है, यह सब उन्होने 
लिपख्ता। परन्तु इसका कोई परिणाम नही हुआ। फिर भी विचारों का मूल्य 
कम नहीं होता । कोई भी सद्विचार आगे-पीछे अवुस्ति हुए बिना और 
आचार में परिणत हुए बिना वही रहता । सरकार किसी प्रेगागर का तियत्तनण 
न रखे, यह उनका आर्य नही था! परन्तु उनके कहने का हेतु यह था कि यदि 
नियन्त्रण लगाने है, तो बड़े मालदारो पर नियन्त्रण लगाने वी अधिक जरूरत है। 
“नियन्त्रण का बाद! इस शीर्षक से उन्होने हरिजन के तार २-१२-१९५० के 
अक में जो लिखा है, वह आज भी विचार वरने योग्य है : 

“मेरा मतलब यह नही कि नियन्त्रणो (कप्ट्रोलो) की जरूरत नहीं हैं । 
स्रानगी सपत्ति और आय पर निय्रन्त्र० रूगाने की जरूरत तो है ही । वितने 
बड़े पैसाने पर कारखाने खोलने दिये जायें तथा एक ही स्थान में क्सि हृद तवः 
कारसान बनाने दिये जायें, इस पर भी मियन्त्रण लगाना जरूरी है। नियन्त्रण 
इस बात पर भी लगाता जरूरो है कि बड़े-बडे कारखाने उसी प्रवार का माल 


“हरिजन'-पत्रों के सम्पादक २१७ 


बनानेवाले छोटे उद्योगो का गछा न घोट दे और हजारो आदमियो की रोजी 
न छीन लें। उद्योग दो तरह के होते हैं। एक तो वे, जो विलास, स्वैराचार, 
उत्तेजना तथा हलवी वृत्तियों को उमाइते है और आवादी तथा धन द्वारा 
शहरों को बढाते है । दूसरे प्रकार के उद्योग वे है, जो जीवन के लिए महत्त्व वी 
जरूरत की चीजें पैदा करते हैं और आरोग्य, वल, आत्म-सयम, ज्ञान, उद्योग- 
चरायणता को बढाते हैं और देश की आवादी का वितरण उचित प्रकार से 
क्रते हैं। 

“वितरण पर भी नियन्त्रण छूगानें की जरूरत है। परन्तु आज जिस 
प्रकार के नियन्त्रण छगे हुए है, उस प्रकार वे नहीं। हमसे कहा जाता हैँ कि 
जब तब वितरण वे लिए आवश्यक सपत्ति का उत्पादन नही होता, तव तय 
वितरण वा प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। पहले हमें अपना उत्पादन इतना 
बढा लेना चाहिए कि जिससे प्रत्येक मनुष्य को वितरण करने लायक वस्तु 
तैयार हो जाया 

“यह दलील भुलावे में डालनेवाली और मुख्य मुद्दे को हवा में उडाबर 
चुद्धि में भ्रम उत्पन्न करनेवाली है। यदि हम यह मान लेते है वि आज वितरण 
के प्रश्न पर विनार भी वरने की जरूरत नही है, तब तो फिर भाव-नियन्त्रण, 
माल भा मर्यादित वितरण, दूकानदारों को सरकार की ओर से लैसन्स देने की 
झझट, माल वे आनें-जाने की वन्दी--आदि अनेक कदमों के लिए घोई कारण 
ही नहीं रह जाता। परन्ठु फिर भी ये सारे घदम उठाये जा रहे है, क्योति 
इनवी जड़ में यह भावना है कि उत्पादन पर्याप्त हो या न हो, फिर भी 
जितना भी माल उत्पन्न होता हैं, उसवा वितरण न्यायपूर्वद' होना हमेशा 
जम्री है । और सच तो यह हूँ कि जब पर्याप्त उत्पादन होता हैं, तव वी 
अपेक्षा उत्पादन जय अपर्याप्त होता है, तब न्यायपूर्वक वितरण वा विशेष ध्यान 
रुफने वी जरूरत होती है । 

* बितरण के पहरे उत्तादन पर जोर देना चाहिए---इस तरह वी जो दलीठ 
पेश वी जाती है. बूह बडे जद्योगो वे साफ के लिए ही की करती है. फेती कौर 
सास तौर पर अनाज के विषय में यदि कोई प्रान्त या विसान ऐसी दलीर वेश: 
करे वि अपने प्रान्त वी जरूरतें पूरी करने के वाद जो बचेगा, उतना हो ५ 





२१८ क्श्लोरठाल भाई को जोदन-साधना 


बह बाहर भेज सकेगा, तो उस पर स्वार्थ या सकुचितता वा आरोप लगाया 
जायगा। अनाज वो वमीवाछे प्रान्त के लोगो वो जब केवल छह औंस राशन 
दिया जा रहा हो, त्तव पूरे जनाजदाल्य प्रान्त या क्सिन भरपेट खाने का 
विचार बसे वर सकता है ? मतहूव यह कि अनाज को कमी भी सबको बाँट 
केनी चाहिए । यही सिद्धान्त उद्योगों के मुनाफे और माल पर भी लागू किया 
जाना चाहिए। 

“सच तो यह हैं वि वितरण के नियन्त्रण को एक कदम और आगे जाना 
चाहिए। मान छोजिये वि एक जमीदार हैं और उसके पराम पिछले वर्ष मे 
अनाज वा वाफ़ी बड़ा सम्रह हैं और देश में नमी फ्सल पर्याप्त मात्रा में नही 
हुई है तो उसे नेयी फसल में से बुछ भी नही दिया जाना चाहिए । हाँ, वह पुगने 
अनाज के बदले में नये अवाज ले सवा हैं! इसों प्रगार शिल्ोने पूँजी एशन्र 
क्र ली है, उन्हें दे मे मुनाफे या कमीशन से से हुछ भी नही दिया जाना चाहिए, 
वल्वि उन्हें यह वहा जाना चाहिए कि जब तव हम उत्पादन निश्चित परिमाण 
में नही बढ़ा लेते, तब तब उन्हें अपनी सेवाएँ देश को मुफ्त में देनी घाहिए। 
ताबि गरीब लोगों के लिए कोमतें बुछ बम और उनवी मजदूरी थी दरों में 
यूद्धि की जा सपे । यह बरना बेवल न्याय बरने वे बरावर होगा। 

“यदि हम नियरत्रणों वा उपयोग उत्पादन मे साधनों और सानगी संपत्ति 
और आय पर नहीं बरेंगे और बेवल माल थे भाव और वितरण ने क्षेत्र में 
ही बरो रहेंगे, तो व्यवहार में इस नीनि वा परिणाम विपरोत ही होगा। 
वितरण पर छगाये गये ये नियर्पण उन छोगो ने लिए मददगार होने के बदले 
हानितर सिद्ध होते है, जिनया जोवय-स्तर और आय कम होती हैं ठथा जिनशी 
आजीविका वे साधन अस्प हैं, वयारि इसमें उनकी अयगणना है। इस नियस्रण 

के परिधाम अधिर सार होते है ।" 

आज > वाद-यात में ग्रापीजी मे नाम का उपयोग किया खाता हैं 
जौर गाएँरी के अतुयारी कटे जातेवादे रोय भी शवलूसरे पर गोधीरी है 
पति बेवफा होगे गा आरोप शगाते है। दस दिदय में सा० हैररे- १४० 
क्षपिगिश्त बन्ए में किय्लोस्टाल८ भाई सिगि+ के 

>जहीं खर वर बाद मत पर शथपू होतो है, मुप्ते रहोशर बरता बाहिए 


“हरिजन-पत्रो के सम्पादक श्१९ 


कि क्तिनी ही वार मैने ऐसे विचार प्रकट क्यि हैं, अथवा ऐसे काम भी किये 
है, जिनके कारण क्तिने ही छोगा वी दृष्टि में में गराधीजी के प्रति वेवफा सिद्ध 
हुआ हूँ। इस आक्षेप का पात झायद मैं बन गया हूँगा | गाधीजी थे, तव भी 
उनका पूरी तरह से अनुयायी होना मेरे भाग्य में नही लिखा था । कई बार 
उनके विचारा से सहमत होने में मुझे जरा भी देर नही लगती थी और इन 
विचारों को विकसित करने में में कुछ भाग भी ले सकता था। कई बातें ऐसी 
भी खडी होती, जिनका प्रारम्भ में मैनें विरोध क्या अथवा जिन्हें स्वीकार 
करने में मैने बडी देर लगायी और तव तक तठस्थ भाव रखा। परन्तु कई 
बानें ऐसी भी थी कि जिनके बारे में में गाधीजी के विचारों से अजातप्रत्यय रहा 
अर्थात्‌ उन पर अपने मन में श्रद्धा नही उत्पन्न कर सका, अन्त तक असहमत 
ही रहा। स्वय ग्राधीजी मेरी इस स्थिति को अच्छी तरह जानते थे ॥ और मे 


जैसा कि मैं था, उसी रूप में उन्होने मुझे स्वीकार कर लिया था। 

“ममाज-मेवा वे सहारे ल्मभग आधी सदी त्तत गराधीजी के जीवन वा 
विक्रास होता रहा है । कुछ-कुछ विषया की तफसीलछा के बारे में उनके विचारा 
में कई वार फेरफार होते रहे हैं। जिसवा जीवन निरन्तर विवासशील रहा 
है, उसके जीवन में विचारा का परिवर्तन अनिवायें है। इसलिए हर सफ्सील 
की बात में उनते वचना में प्रामाण्य की खोज करना उचित नहीं॥ असल 
महत्त्व वी बात तो विचार और आचार के आधार है। सत्य, अहिंसा, हर 
क्षेत्र में समम और जहाँ नैतिक तथा आथिक हिता में विरोध हो, वहाँ नैतिव 
हित को पसन्द करना--थे है उनके विचार और आचार की बुनियादें। 

“गाधीजी के प्रति बेबफ़ा होने का आक्षेप करने का आजवलछ एक पँशन- 
सा चल पडा हैं। इसका एक खास कारण हूँ। हमारे कितने ही भाइया वा 
“गाधी', 'सर्नेदिया, सत्य और 'अहिसा” आदि झब्दा का बार-बार उच्चारण 
बरने वी ऐसी आदत हो गयी हैँ कि अब ये शब्द अर्थहीन पादपूरवः बन गये 
है। हर नेता अथवा अध्यक्ष वो यही रूगता रहता हैं कि जब तक वह यह 
नही बहेगा कि 'हमारे राष्ट्रपिता का ग्रही उपदेश था! अथवा 'ससार वा 
बत्याण गाधीजी वे बताये भार्ग पर चरने में ही है', तब तक उसके भाषण 
वी बुनियाद कच्ची ही रह जायगी । 


श्र्‌० श्ज्ञोरदाल भाई को जोवत-सापतवा 


“राष्ट्रपिता के नाम का बार-बार सहारा लेने के बजाय हम अपने हृदय 
में बैठे हुए सत्य और प्रेमस्वरूप परमात्मा का आधार ले, तो अधिव अच्छा हो । 
वयाति गाधीजी ने जो कुछ कहां अथवा किया, चह उनती सत्य वो खोज 
और उनके हृदय में बसी हुई अहिंसा में से हो प्रकट होता रहता था।” 

जिम प्रकार गावीजी दे नाम वा सहारा न लेचे के बारे में वे वहा करते 
थे, उसी प्रकार रचनात्मक कार्यवर्ताआ को वे बार-बार सावधान किया करते 
थ पि व सरकार पर आधार न रखें 

रचनात्मक वार्य करनेवाले सेवका ओर सुधारका के दिमाग में एक वात 

मैं पुन -पुन जवित बर देना चाहता हूँ कि वे सरबारी तत्र से अधिक आशा- 
अपक्षा न बरें। अच्टी-से-अच्छी सरत्वार बहुत हुआ, ता सेवका के मार्ग वो 
स्पावटा का दूर कर सकती है। जनता के पुनदुद्धार का, बल्कि उसके भीतर 
नवीन प्राणा वा सचार बरसे वा काम तो अपनी इच्छा से लोकसेवा करनेवाले 
सयवा का ही है। 

मिरकार को सभी वाम करने चाहिए, ऐसी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। 
इसस जनता पयु और सरकार की मुहताज दन जायगी। 

“रचनात्मक वार्यकर्ताआ को चाहिए दि वे सपने-आपको तथा अपनी 
प्रवृत्तियः का सरवार वी मदद पर आपारित न बना हे ॥/ 

शादी ओर ग्रामोद्योगा के प्रति सरवार थी नोति मथपि थोडी-बढुत 
महानुभूतिपूर्ण है, तयाप्रि उतमें उसकी पूर्ण श्रद्ा नहीं हैँ। यह बात बार्प- 
कर्ताआ वा पूरी तरह स्पष्द बरते हुए उन्होने जो स्ावपानी की सूचना दी हैं, 
बह स्मरणीय है * 

' सादी वे पीछे पागर हम संद णोगा को जो चिन्ता रहावरती है, उसे 
में समझ सता हूं। परन्तु मुधे भय है दि हम यर्ेमाद सरपार वे मानस को 
गमभने में भूल बर रहे हैं। उत्गी एम्बी नीति तो स्पष्द ही है। वह हुए 
सेच में पूरी तरा से उद्योगीगरण लाहती है। इस क्षेत्र में वह प्रगति नहीं कर 
कही #, इसगा कारद इच्छा था ध्ाव मठी है, वत्ति ये है जि बड़े बात 
(० नहीं रहे हैं, आपदा उनने सरीदने अथवा उरहें यहीं बने दे सापन उगते 
चाप नही है। 


“हरिजन'-पत्रो के सम्पादक रह 


“परन्तु सपूर्ण उद्योगीकरण को अभी समय रूगेगा। फिर उद्योगीकरण 
के पहले बीच के समय में बहुत वडी सख्या में लोग एकाएक बेकार हो जायेंगे । 
उन्हें काम देने वा सवाल खड्य होगा। पश्चिम के लोग रोजीघर (शा०7. 
]0फ5८ ) अबवा सदाद्रत झालाओ के ढदारा इस समस्या को हल करते है। 
रोजीघर भी तो वास्तव में कामचलाऊ घन्ये के नाम पर सदात्रत ही है । 

“मरकार चरखा-सघ की ओर न्यूनाधिक परिमाण में स्थायी रोजीघर की 
दृष्टि से ही देखे । हमारा देश इतना विज्ञाल है और बेकारी, अकाल 
आदि प्रश्न इतने महान्‌ और व्यापक हैं कि आनेवाले कितने ही वर्षों तक 
भारत के भिन्न-भिन्न भागो में न्‍्यूनाधिक रुप में खादी का काम चलाते ही रहना 
पड़ेगा। परन्तु इसका अर्थ हमें यह नही करना चाहिए कि सरकार देश की 
सारी जनता को खादीघारी बना देना चाहती हैं । फिर जो थोडी-बहुत खादी 
पैदा होगी, उसे बेचना भी पडेगा ही) इसलिए हमारे जैसे छोग, जो अपनी 
इच्छा से उसके प्रचारक बनेंगे, उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जायगा ओर जो 
सार्वजनिक सस्याएँ खादी को आश्रय प्रदान करेंगी, उतकी तरफ भी सरकार 
कृपादृप्टि रखेगी। 

“सरकार की इस दृष्टि को यदि हम समझ लेंगे, तो उसके कामो और 
निवेदनो को देखकर हमें आइचर्य नही होगा! हमारी विचार करने की 
पद्धति भले ही भिन्न हो, परन्तु हमें इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि यदि 
इस विचारसरणी का अभाव हमें सरकारी तत्र के द्वारा करवाना है, तो इसके 
लिए पूरी तरह से हमारे विचारों को माननेवाली सरकार ही होनी चाहिए। 
परन्तु यह्‌ तब तक समव नही है, जब तक कि जनता भी इसी विचार को मानने 
न छम जाय। तात्पय यह कि हमें सरवार सेक्सी प्रकार की आद्या नही करनी 
चाहिए। वल्कि छोगो में इस विचारसरणी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए 

परिश्रम करता चाहिए।” ('हरिजन-वधु/ ता० १७-६-१९५०) 

पिछछे चुनावों के समय काग्रेस वी ओर से जो घोषणा-पत्र जारी विया 
गया था, उसका विवेचन बरते हुए इस वस्तू को उन्हाने और भी स्पष्टता के 

साथ कहा हूँ । यह घोपणा-पत्र सरकार का नही, काग्रेस-पक्ष का शा * चपरिए 
बात मुछ दूसरे द्ाब्दो में कही गयी है। परन्तु भाव तो वही हैं 


श्र२ किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


“कांग्रेस मान्य करती है कि यद्यपि (गाँवों के) कितने ही लोगो को बड़े 
उद्योगा में स्थान मिल जायगा, तथापि उन्हें रोजी देसेवाले मुख्य साधन तो 
छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योग ही होगे। कांग्रेस यह भी मानती है कि : 

“इन गृहोद्योगो का भारत में खास करके विशेष महत्त्व हैं और राज्य 
वी ओर से उनका विकास किया जाना चाहिए तथा उन्तको रक्षण मिलना 
चाहिए और इसी तरह के दूसरे उद्योगो के साथ उनका समन्वय भी कर दिया 
जाना चाहिए) 

परन्तु खादी और ग्रामोद्योगो का काम करनेवाल्ी गाधीजी की स्स््थाओ 
के कार्यकर्ताआ के दिलो में कही झूठी आशाएँ न खड़ी हो जायें, इसलिए स्पप्ट 
कर दिया गया है 

“परन्तु यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि छोटे पैमाने के तथा 
घरेलू उद्योगो को अधिक उत्पादक और आधिक दृष्टि से लाभदायक बनाते के 
लिए उनमें अच्छी-से-अच्छी पद्धतियों का उपयोग करना होगा । 

“शूहोद्योगो को सशोधन और प्रोत्साहन देकर और जहाँ सभव होगा, 
औद्योगिक सहकारी मगण्डलों को रचना द्वारा उसकी मदद की जायगी। परन्तु 
उसने वरखा और ग्रामोद्योगो का नाम छोड दिया हैं। फिर भी हाथ-करघा 
पर बुननेवालो को सान्त्वना देने के छिए वह आतुर है। उन्हें पूरा आवश्यक 
सूत देने का प्रवन्ध करने का आदइवासन घोषणा-पत्र में हैं। घोषणा-पत्र ने 

भरमखे को साफ शब्दों में फेंक तो नही दिया है, परन्तु उसका इश्चारा तो स्पप्ट 
ही है । चरखा, घानी, चबवी ओर ढेंकी आदि को भावी वाग्रेस-सरकार से 
प्रोत्साहन वी आशा नहीं रखनो चाहिए।घोषणा-पत्र पर से में यह सार 
निकालवा हूँ कि गृहोयोगा में कम करनेवालों को इस तरह के बड़े उद्यागा 
के अनुकूल होकर काम करना होगा । यह समझकर ही उन्हें उनमें 
जाना चाहिए। 

“कुल मिलाकर कहें, तो घोपणा-पत्र सर्वोदय वी अपेक्षा को नही 
पहुँचता। रचनात्मक कार्यक्रम के कितने ही महत्त्वपुर्ण अग--उदाहरणार्य 
शराबबदी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम आदि के प्रति उसकी दृष्टि ढीली अथबा 
प्रत्याधाती भी है। फिर उसके सामने दुछ लक्ष्य है--उदाहरणार्थ भाव-नियत्रण 


“हरिजन-पत्रो के सम्पादक श्र्३ 


और अनाज के वितरण के द्वारा कीमत की दरें घटाना या वढाना। परन्तु 
अनिष्ठों के मूल कारणो पर ध्यान नही दिय्रा गया है। इस कारण इसकी 
सफलता में भुझे सन्‍्देह है। 

“हमारे देश की वर्तमान अवस्था में घोषणा-पत्र में दिये गये आश्वासनों 
की पति नही, वरन्‌ सरकारी तन्त्रो की शुद्धि और उम्मीदवारों का अपना 
शुद्ध चरित्र, प्रामाणिकता और लछोकसेवा की निष्ठा-यें चीजे अधिक महत्त्व 
रखती है ।” (“हरिजन-वन्यु” ता० २८-७-१९५१ तथा ४-८-१९५१) 

उन चुनावों में रचनात्मक कार्यकर्ता उम्मीदवारों को वोट कैसे दें, इस 
विपय में भी उन्होने स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन किया था : 

“शाधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास रखनेवाले छोगो को समझ 
लेना चाहिए कि इस समय एक भी ऐसा पक्ष नही हो सकता, जो गाधीजी के 
कार्यक्रम को सोलहो आने चला सके और ऐसा भी नही होगा, जो उसे एकदम 
फेंक दे । इसलिए उन्हें अपने वीट का उपयोग करने से पहले दो बातें देखनी 
चाहिए ४ 

(१.) उम्मीदवार साम्प्रदायिक मानसवाला न हो। 

(२.) वह शुद्ध-चरित्र और ईमानदार हो। 

“यदि कोई पक्ष हमारे क्षेत्र में ऐसा उम्मीदवार खड़ा न कर सके, तो 
अच्छा हूँ कि आप वोट देने जायें ही नही (! ( 'हरिजन-बन्धु' ता०२४-६-१९५० ) 

कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए श्री ठण्डनजी, आचार्य शपाठानी और 
श्री शवारराव देव, तीनो के बीच होड पैदा हुई, त्द गाधीजी वी विचास्मरणी 
को भाननेवाले एक भाई ने प्रश्न पूछा कि “इन तीन उम्मीदवारी में मे किसे 
पसन्द किया जाय ?” इसका उन्हाने यह डत्तर दिया - 


श्श्ड किजशोरलाल भाई फी जीवन-साधना 


संभव न हो, तो काग्रेस का अध्यक्ष ऐसा योग्य व्यक्ति हो, जो प्रधानमस्ती को 
बल समर्थन और सलाह दे सके। दोना के बीच अत्यन्त निकट का सम्बन्ध 
और भिन्न भ्रश्ता तथा द्रगामी प्रइनो के प्रति उनकी दृष्टि जितनी भी सभव 
हो, एक-सी होनी चाहिए। यदि ऐसा नही होगा, तो काग्रेस के अध्यक्ष और 
प्रधानमन्त्री शायद ही सरकार के साथ-साथ काम कर सकेंगे और भआगे-पीछे 
दोतो में से किसी एक को या तो अल्य होवा पडेंगा या दूसरे के नीचे दबकर 
“रहना पड़ेगा ।” (“हरिजन-वन्धु' ता० २६-८ १९५०) 
किशोरबाछ भाई का उपर्युक्त जवाब जब प्रकाशित हुआ, तब बहुत से 
काग्रेसी नेताओं को बुरा छगा कि क्शोरलाछ भाई अपनी तबीयत के कारण 
अआहेर नहीं घूम सकते, इसलिए उन्हें बर्तेमात राजबैतिक परिस्थिति वी 
जानकारी नही है। फिर भी ऐसे विचार प्रकट करके वे कठिनाइयाँ पैदा कर 
दिया करते है। किशोरलाल भाई वाहर नही घूम सकते थे, यह बात सही है! 
परन्तु उनका पत्र-व्यवहार इतना विशाल था वि उन्हें देश की परिस्थिति की 
पूरी-पूरी जानकारी रहती थी और अन्त में तो उन्हीकी राय सही साबित हुई। 
ठण्डनजी अध्यक्ष चुने गये । परन्तु बहुत जल्दी उन्हें त्यागपत्र दे देवा पडा) 
फ़िर इस पद पर १० जवाहरलालजी आये, तब जाकर काग्रेस का ठिकाना ढुगा। 
“हरिजन'-पत्रो के सम्पादक वी हँसियत से उनके पास शासन-प्रवन्ध 
के बारे में भी बहुत-सी शिकायतें आती रहती । उस विषय में उन्हाने यह 
नीति रखी थी कि शिकायत जिस महकमे से सम्बन्ध रखती, उसके पास उसे 
जैज देते और इस विपय में उसका क्या कहता है, वह जान छेते ! इस पद्धति 
से यह होता कि यदि' शिकायत झूठ होती, तो मालूम हो जाता और यदि 
सच्ची होती, तो शिकायत करनेवाले को बालायवाला राहत मिल जाती । 
परन्तु इसके लिए उन्हें बहुत पत्र-व्यवहार करना पडता। लेख लिखने की 
* अपेक्षा इस पत्र-व्यवहार का वोझ उत्त पर अधिक था। परन्तु इस पत्र-व्यवहार 
को सपाठका की तैमिगत से वे अपना मख्य कतेब्य समझते शे । 


“हरिजन-पत्रो के सम्पादक र्र्५ 


में हुनम जारी हुआ। उसके लिए एक मकान भी छे लिया गया और जज को 
छोडकर कोर्ट के कारकून आदि केर्मचारियो की नियुक्तितयाँ भी हो गयी, 
जिनकी तनख्वाह मासिक छगभग एक हजार की थी। परल्तु छह महीने बीतने 
पर भी जज की नियुक्ति नही हुईै। इतने दित बीत जाने पर भी जब जज की 
नियुक्ति नही हुई, तब एक छोटे-से व्यापारी ने किशोरछाल भाई को यह वात 
लिख भेजी । इस मित्र के साथ पत्र-व्यवहार करने में भी क्तिने ही महीने 
बीत गये। तब २६-२-१९५२ को किश्ोरलाल भाई ने वम्बई हाईकोर्ट 
के अपीकू-विभाग के रजिस्ट्रार के साथ पत्र-व्यवहार शुरू क्या । उसका 
जवाब नही मिला, तब ता० १० मार्च कोहाईकोर्ट के बडे जज को पत्र दिया । 
इसके परिणामस्वरूप ता० १७०३-१९५२ को वहाँ एक मुन्सिफ भेज दिया 
गया और इस ढील का दोप हाईकोर्ट ने वम्बई-सरकार पर डाला। तब 
किशोरराऊ भाई ने वम्वई-सरकार को लिखा । इसका जवाब उन्हें एक 
महीते में मिला । उसमें सरकार से यह दोप हाईकोर्ट पर डाछा। असल बात, 
यह थी कि न्‍्याय-विभाग और शासन-अ्रवस्ध-विभाग दोनो की ओर से इसमें 
छापरवाही रही । इसके परिणामस्वरुप सोलह महीने तक मासिक एक हजार 
के हिसाब से निरथंक खर्च हुआ। 


सरकारी नौकरो के बारे मे भी उनके पास बहुत्त-ती शिकायत आती 
रहती । इस पर से सरकारी नौकरो को सम्बोधन करते हुए 'हरिजन-वधु' के 
ता० २१-८-१९४९ के अक में उन्होने एक लेख मे लिखा था - 


“मुझे मह कहते हुए ढु स होता है कि भिन्न-भिन्न सरकारी के प्रधानमन्ती 
भले ही आपकी योग्यता, सेवा और बर्ताव से सन्तुष्ट हो, परन्तु आपके विषय में 
लोकमत तो इससे उलटा ही है। इतना ही नहीं, यह भी शिकायत है कि जनता 
के प्रति आपका व्यवहार पिछले झासन से भी अधिक असन्लोपप्रद है ।' 
आपका महकमा पहले की अपेक्षा अधिक उद्धत, अधिक सड्य हुआ, कम कुशल, 
अधिक दीला, धन और रिह्तो का अधिक खयएल करनेदाुरलर बन गया है! 
सन्‌ १९४७ में आपके हाथा मे झासत-अ्वन्ध था, उसकी अपेक्षा आपका 
आज का शासन-अवन्ध जनता के लिए अधिक क्प्टदायक हो गयाहै। ««« 

हक. 


हरिजन-पनो के सम्पादक र्र७ 


कर सकेगी। हाँ, सरकार वी शासकीय नीति भछे ही इत वुराइयो के विस्द्ध 
कोई कानून न बना सके, परन्तु हमारे मन्त्री और नेता ऐसे नाटठका, नृत्या के 
समारोहो में उपस्थित न रहें, ऐसे सिमेमाघरा और नाठक्थरा का उद्घाटन 
न करें, तो इस प्रकार नैतिक सुधार के कामो में अवश्य कुछ कर सकते है। 
परन्तु इसबे लिए भी लोकमत का असर होना चाहिए। इसलिए नैतिक 
सुधारका को पहले जनता में इसके लिए खूब काम करना चाहिए और व्यापक 
छोक्‍्मत पैदा करना चाहिए । इसके बाद ही इस सम्धन्ध में कोई कानून बनाने के 
लिए सरकार से कहा जा सकता है।” ('हरिजन-वन्चु' ता० २९-१२-१९५१) 
वनस्पति धी के विपम में सरकार की मीति से उन्हें बडा असन्तोप और 
दुख था। ता० १५-८-१९४८ के 'हरिजन वच्धु” में उन्हाने छिझा था 


“मं इस प्रइन को नैतिक दृष्दि से देखता हूँ । उसके सामने इसके आरोग्य 
सम्बन्धी और आर्थिक पहलू गौण हो जाते हैं। वनस्पति घी औौर क्सी अन्य 
काम की अपेक्षा घी में मेल करने के काम मे सबसे अधिक आता है। इस पर 
इसका आधिक महत्त्व बहुत अधिक अवलम्बन करता है। यह वस्तु ग्राम 
वासियों तथा व्यापारिया की नीयत का भ्रप्ट कर रही है। केवल वनस्पति घी 
के रूप में इसका उपयोग करनेबाला की सस्या वहुत कम है । शुद्ध घी स़रीदने 
के लिए आदमी वाजार में जाता है। परन्तु वहाँ उसे चाडे-से शुद्ध घी के माव 
मिला हुआ यह वनस्पति घी ही मिलता है--और सो भी वनस्पति की अपेक्षा 
अधिक ऊँची कीमत पर । इस बात को जानते हुए भी लोग वनस्पति की तरफ 
झुकते ही जाते है । बहुत-से लोग अभी तक बुद्ध घी खरीदने का आग्रह रखते 
है और उसके लिए वनस्पति की अपेक्षा बहुत ऊँची कीमत चुवाने रहते है) 
फिर भी मिलता है, उन्हें वही मिछावटी घी। फजिसान मी उस मक्वन के साथ 
मिछाने की कल्य सीख गये है। परिणामस्वरूप मक्खन खरीदनेवाले को भी 
शुद्ध मक्खन नही मिल सकक्‍ता। इस तरह यह वनस्पति थी ठगी और बेईमानी,/ 

” को बढावा देता है। इसके उत्पादन को रोकने के लिए और दस क्यो ब० 
न भी हो, तो भी यह एक पर्याप्त कारण माना जाना चाहिए। 


“इस पदार्थ के कारण पगु-पालन का क्रम जधिक कठित « 


२१५८ किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


शुद्ध धी पैदा करनेवाले को अपने माल वी पूरी कीमत न मिलने के कारण चह 
अपने पशुओ की उपेक्षा करने छगता हैं। इस कारण आरोग्य और दुब भी 
विगडता जा रहा है। जिस तरह झूठा सिक्‍क्रा असछी सिक्‍के को वाजार में से 
निकाल देता है, उसी प्रकार यह वनस्पति धी शुद्ध थी को वाजार में से भगा रहा 
है » प्रोषक तत्वों के सशोधन का बाम मवखन, घी, खंगेर शुद्ध किया 
हुआ तेल और शुद्ध किया हुआ तेल-इन सबके गुणों के ज्ञान के लिए अवश्य 
महत्त्व री वस्तु है। परन्तु हाइड्रोजत को अिया से गुजरे हुए पेछ कौ 
बात अलग है। वितने ही छोग कहते है कि शहर में रहनेवाले छोग तेल के 
थजाय वनस्पति वी माँग वरते है। व्योवि' वनस्पति दानेदार दीखता हैं। 
शुद्ध घी वे अभाव में वनस्पति खाने से उन्हें शुद्ध धी खाने-जैसा कुछ सन्तोष 
भाप्त होता है। यदि सचमुच ऐसे बुछ लोग हो, तो जो वस्तु गुणकारी नहीं हैं, 
चह उन्हें देने ये बजाय अधिक उचित यह होगा कि उन्हें उनकी भूछ बता 
दी जाय और सच्चा ज्ञान दिया जाय । जो लोग महँगे के वारण घी का 
उपयोग नहीं कर सकते, वे वनस्पति का उपयोग मरते के बजाय शुद्ध तेल का 
उसके असछी रूप में ही उपयोग करें। क्योवि वनस्पति भछे ही थी वे 
जैसा दीसता हो, परन्तु गुण में वह शुद्ध तेल से कम ही होता है। जिस प्रकार 
हमें अफीम का व्यापार चलने नही देना चाहिए, उसी प्रकार हाइड्रोजन की 
प्रक्रिया मे गुजरे हुए खाद्य तेल का भी व्यापार हमें चलने नही देना चाहिए ॥” 
सन्‌ १९५१ ये आरम्भ में अहमदाबाद की अ७ भा० वाग्रेस पर्मेटी की 
चैठव में वनस्पति पर प्रतिबन्ध लगाने वे छिए सरवार से प्रार्सता करने का 
प्रस्ताव बहुत बदे महूमत से मजूर किया गया था। परन्तु, घूँकि प्रपानमस्त्री 
श्री जवाह्‌रणाछ नेहरू तथा कुछ अन्य बडे नेता इसके विरोध में थे; इसलिए 
गरागर ने उसको ओर कोई ध्यात मही दिया। इसी दरमियान श्री झोड़ुर- 
दाग भागंद वयन्‍स्पति-निषेध पर गसद्‌ में एप बिल पेश वरना चाहते थें, 
परम्तु क्रधायमत्त्री ने आश्वासद दिया कि घी में होनेवाडी मिछावट का 
शोेरने पे दिए आवश्यक उपाय सुशाने ये लिए एवं वर्गेदी वी नियुरित 
कर दी जायगो॥ इस पर उन्होने इस बिल शो रोक छिया। प्रधाममत्री के 
ध्द्यामन में तीत बाते थी : (१) सरपार स्वीरार करती हैं वि पी में बट 


'हरिजन-पत्रों के सम्पादक श्र९ 


मिलावट हीती है। (२) पतरकार इसे रोकने के लिए चिन्तातुर है। 
(३) जमे हुए तेल पर किये गयेप्र योगो से सिद्ध हो गया है कि वह हानिकर नही 
है। इस पर टीका करते हुए कियोरलाल भाई ने ता० ६-१-१९५१ के 
“हरिजन-बन्धु' में लिखा था - 

“कहना होगा कि सरकार की यह कृपा हैं कि उसने सीघे-सीधे स्वीकार 
कर लिया कि धी में मिलावट वहुत अधिक होती है और इस वात को सिद्ध 
करने का भार जनता पर नही डाला ! परन्तु इस विषय में हमें पूरी घंका है 
कि घी में होनेवाली मिलावट को रोकने के लिए सरकार चिन्तातुर है, इस 
बात को स्वीकार करने की कृपा जनता करेगी या नहीं। क्योकि सरकार को 
सचमुच ऐसी कोई चिन्ता है, इस वात को सिद्ध करनेवाली कोई बात जनता 
के देखने में नही आयी । इस मेल को रोकने के लिए कार्य-समिति द्वारा आदेश 
जारी हुए अठारह महीने से भी अधिक समय दीत गया है, परन्तु उसके विषय 
में अभी तक कुछ भी नही क्या गया हूँ। सरकार आज जो समिति नियुक्त 
करने की वात कर रही है, कम-से-कम उसकी नियुवित भी तो कर देती । इसी 
प्रकार इतमीनान दिलानेवाली तीसरी बात में जनता को वैज्ञानिकों के तथा- 
कथित प्रयोगो से कुछ भी सन्तोप नहीं होगा। कहूँ तो शायद बुरा लगेगा 
कि यदि जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर इस विषय में भिन्न राय रखनेवाले 
व्यवित--उदाहरणार्थ डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष--भारत के प्रघानमन्त्री होते, 
तो शायद परिणाम कुछ दूसरा ही दिखाई देता। समव है कि प्रधानमन्त्री 
को सामान्य जनता की अपेक्षा वनस्पत्ति के उत्पादन में छगे हुए व्यापारियों की 
अधिक चिन्ता हैँ। इससे इन व्यापारियों को यह निईचय हो जायगा कि इस 
सरवार के हाथो में उनका उद्योग सुरक्षित है।” 

उनके सम्पादन-काछ के अतिम दिनो में विनोबा के भूदान-यज्ञ- 
आउ्दोलन को गति देने के छिए उन्होनें बहुत लिखा | ता० २३-८-१९५२ के 
“हसिजिन-बन्चु' में उन्होने लिखा था: 

“विनोबा इस प्रश्व पर जितनी उत्कटता दिखा रहे हैं तथा शक्ति छगा 
रहे है, उसका सौवाँ हिस्सा भी कोई सरकार अथवा सावेजनिक सस्या करती 
हो, ऐसा नही छग्रता। ग्रामीण जनता में जो नवीन चेतना पैदा हो भयी हैँ, 


२३० किश्यो रछाल भाई को जीवन-साधना 


उसया ध्यान बहुत कम छोगो को है। अभी तक उन्हें होश ही नहीं है। इनमें 
बितने ही मुख्य-मुख्य रचनात्मक कार्यक्ता भी है। वे नही जानते वि बर्तेमान 
स्थिति पके हुए फोडे की तरह हैं! यदि इसे समय रहते तश्तर नहीं गाया 
गया, त्तो इसका मवाद खून में मिल जायगा और सारे शरीर में इसका प्रिप 
फैलने में देर नही छगेंगी । आज ता स्वय विनोवा ने इस स्थिति का सही-सही 
और स्पष्ट दर्शन कर लिया है और अपने निर्वेछ दरीर की बगैर परवाह किये 
और दूसरे तमाम कार्य छोड़कर इसे उन्होंने करो या भरो' वा जीवत-वार्ये 
घना लिया हैं। यदि प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक मुख्य वार्यकर्ता भूदान-य्ग के 
कार्य में इसी लगन से लग जाय, तो पाँच वर्ष के अन्दर हम जमीन वे प्रइन को 
हल कर सकते हैँ। वितोदा ने कही वहा भी तो है सम वि' सन्‌ १७५७ और 
सन्‌ १८५७ के वर्ष इस देश के लिए प्रान्तिवारी साबित हुए है। दोनों का रुप 
दिस था। इसी कारण भारत विदेशियों का गुलाम वन गया। अथ विदेशी 
हुबूमत चलो मयी। परन्तु जनता की मुवित-साथना तो अभी बावी ही है। 
गांधीजी के मार्ग-दर्शन में हम विदेशी हुमूसत से सुबत हो गये । अब जिस सार्ग 
से विनोवा के मार्गदर्शन में जमीदारां वा द्ृदय-परिवर्तन हो रहा है, उसी पर 
चलबर सन्‌ १९५७ तक जनता की मुवित दे प्रश्न वो भी हम हल बर ले । 
अन्त में गाधीवाद था विसर्जेत' क्षीपेंव ऐेस ल्पिवर उन्होने बडी वीरता 
दिसायी थी। इसमें गराधीजी तया गाधीवाद के समस्त अनुयागियों से उन्होने 
हादिक भाथना की थी कि “हम यह कहना शुरु वर दें वि अटिसा, छोव शाही था 
साम्यवाद अथवा अन्य विस्ती भी प्रइन पर मेरे ये विचार ह॥ यह ने बहूँपि 
गाधीजी बहते थे वि यह गाधीवाई' है। याधोजी ने जिस प्ररार गामी-सेवा- 
सं! वा विद्यर्नन पर दिया, उसी प्रगार हम ग्राधीवाद या विसर्जन वर दें) 

* इसठा मतएव यह नहीं थि गाधीजी के जीवन और उनके लेखा था 
हम वबारीकी से अध्ययन से थरें या उनके विचारा वो ल्खि ने ऊें। उनों 
उदात्त जीयन और विशाल साहित्य ये अप्ययन थी तो सदा आवश्ययता रोगी 
भौर पहुनेयाले को उससे छाम्र ही होगा 7! 

विशोस््टाठ भाई मे हरिजन बन्यु में छपे ऐसा में से जुछ उद्धरण ऊपर 

दिये है। '-हरिजनटयत्रों वो थे दकस्वी रीति से समासते थे, फिर भी पत्रों री 


“हुरिजन-पत्नो के सम्पादक २३१ 


ग्राहक-्सख्या प्रतिवर्ष घटती ही जाती थी । नवजीवन-द्रस्ट' को बहुत नुकसान 
होने छगा, तब फरवरी १९५२ में उन्होने इन पत्नो को बन्द करने का अपना 
निर्णय प्रकट किया । परन्तु जनता की ओर से माँग आयी कि ये पत्र तो जारी 
रहने ही चाहिए। कितने हो भाइया ने ग्राहक बढाने का प्रयत्त आरम्भ कर 
दिया और जब ग्राहक-सख्या काफी बढ गयी, तव 'नवजीवन-द्रस्ट' ने फिर घोषणा 
बर दी कि पत्र जारी रहेंगे। किशोरछाल भाई ने ता० २३-२-१९५२ के 
अक में छिसा 

“ट्रस्ट का निर्णय बदलवाकर पत्रो को जारी रखने का निर्णय करवाकर 
जनता ने खुद अपनी, मेरी तथा ट्रस्ट की जिम्मेवारी को बहुत बढा लिया हैं। 
से पत्र मेरी लिखने की या सपादक-पद की ह॒विस पूरी करने के लिए पहले भी 
नहीं थे। द्रस्ट ने तो यह मानकर पत्रो को चालू रखने का निश्चय किया कि 
बापू के पत्र चालू रह, ऐसा जनता चाहती है। मेने भी यही समझकर यह 
जिम्मेदारी उठायी थी। परन्तु अनुभव से यह शका हो गयी कि जनता की 
इच्छा उतनी नही है, जितनी कि सात ली गयी थी, नही तो ग्राहक इतने कम 
नहीं होने चाहिए थे।* 

“अब जनता की भाँग पर पत्रो को जारी रखा जा रहा है। इसलिए 
उनको जारी रखने की जनता वी जिम्मेवारी बढ जाती है। 

"और इस कदम ने मेरी जिम्मेवारी को जितना बढा दिया हैं, उसका 
जन विचार करता हूँ; तथ तो मेरा दिमाग ही यक जाता है। मेरा शरीर ऑर 
इस कारण मेरा दिमाग भी यह बोझ उठाने में दिन-व-दिन अधिकाधिक असमर्थ 
होता जा रहा है। फिर भी यह स्थिति मुझे बेचेन कर देती है कि ये 
पत्र इसलिए जारी रहें कि में उदता सपादक बना रहूँ।” 

जव पत्रों वो बद करने की वात चल रही थी, तव किश्ोरछारू भाई बम्बई 
में थे। वहाँ से वे वर्धा गये । तव से उनवी तबीयत दिन-ब-दिन बिगडती ही 
गयी । देहान्त के एक-डेढ महीने पहले उन्होंने मुझे एक पत्र में छिखा था कि 
“अब ऐसा नही ऊछगता कि अधिक सप्रय काम हो सवेगा।” इसके बाद तो 
उनकी वीमारी और कप्डो को देसकर खुद नवजीवन ट्रस्ट' ने ही निश्चय क 
लिया कि उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाय। 


देहान्त २३: 


किशोरलछाछ भाई को पिछले ऊगभग सैतीस वर्ष से दमे की बीमारी थी। 
इस बीमारी के रहते हुए भी उन्होंने जो काम क्या, वह विसी निरोग मनुष्य 
से कम नही है। 

'हरिजन-पत्रों के सम्पादन-भार से मुक्त होने को सूचना प्रकाशन के लिए 
लिसने के दूसरे ही दिन दमे का प्राण घातक दौर उन पर हुआ। वे नही 
चाहते थे कि काम करते-करते ही प्राण निक्‍लें, बल्कि उनकी इच्छा यह थी 
कि काम से निवृत्त होकर दोष जीवन चिन्तन और मनन में वित्या जाय ! 
परन्तु प्रभु को इच्छा नही थी कि वे निवृत्त जीवन वा उपभोग करें। 

तारीख ९-९-१९५२ मगलवार मी शाम के पोने छह बजे उत्हाने अपना 
शरीर छोड दिया। उस रोज द्याम के पाँच बजे तब उन्होने वाम किया। 
लगभग साडे चार बजे मुझे पत्र क्षिखा, जिसमें 'भूदान-यज्ञ' और इकॉमॉसिक 
होल्डिग” (छाभकर जोत) के विषय में चर्चा वी थी और जन्‍्त में लिखा था 
कि “पिछले दो-तोन दिनों मे मेरा स्वास्थ्य अधिक खराब है। इस क्षण कुछ 
ठीकसा है। में तो अब स्ार्देजनिक प्रवृत्तियो से पूर्णत' निवृत्त होने जा रहा 
हूँ। दूसरे विषयों पर भी कोई लेस आदि वही भेजने वी इच्छा नहीं हैँ ।” 
फिर भी हम कह सवते हैँ कि अन्तिम क्षण त्तक उन्होने थापू या बाम किया । 

भाई हरिप्रसाद व्यास हरिणन-पथ्रों में उनके साथ वाम मरते थे। 
किप्तोरह्मल् भाई के अन्तिम क्षणों का वर्णन उन्हाये इस प्रकार किया है 

“दैँच बजने के बाद उनवी तबीयत में फेरफार शुरू हो मया। तवलीफ 
बढ़ने एमी । पू० गोमती बटन से आदमियों को मेजवर हम सायियों भो 
शुछवा ल्या॥ हैम दोडते हुए हो आये । विशोरलाऊ भार्द बन्द ममरे में 
अपनी चोती थे पारा क्शोट पर चौघ मे! लिए बंठे थे । शौच णाते समय उनया 
दम पुल जाया करता घा। इस समय भो दम फूल रहा था। उन्होंने गहरे 
वि शौच नहीं हो रहा है। इसरे याद कमोड पर मे उठकर अपने लिखने गीं 


देहान्त रेरे३े 


चौकी पर आ बैठे । गोमती वहन नें कमरे के दोनो दरवाजे खोल दिये। 
बजाजवाडी-अतिथियृह्‌ के छोग बाहर खडे थे। वे अन्दर आये। उनमें बहनें 
भी थी | इस समय विशोरछाल भाई की धोती कुछ ऊपर चढी हुई थी। 
बहनो को देखकर उसे खुद उन्होंने नोचे कर लछिया। इसके वाद एक-दो बार 
पीकदाती में थूंका और चौकी पर रखें हुए तक्यि पर सिर टेककर और पैर 
नीचे छटकाकर बैठे रहे। इतने में गोमती बहन ने आकर उनसे दवा के बारे 
में पूछा। वे दवा लेगे के लिए अन्दर गयी। मेरे साथी श्री नादुरकरजी तविगे 
के पास सटे भे। किप्नोरछाल भाई ने सिर जरा ऊँचा किया और मेरी ओर 
लुढ़क गये। उन्हें मैने अपने हाथ का महारा दिया। परन्तु उनके पैर तो अभी 
तक चौकी के नीचे ही लटक रहे थे, इसलिए फिर बैठ गये । पैर ठीक किये और 
फिर घीरे से मेरी ओर छुढके । मैंने फिर उन्हें हाथ का सहारा दिया । परन्तु 
उनके पैर अभी तक नीचे ही लटक रहे थे, ठोक नही हुए थे। इसलिए फिर 
उठ बैठे, पैर ठीक क्यि और फिर मेरी तरफ लुढके | मैने फिर हाथ का सहारा 
देकर धीरे-धीरे अपनी गोद में उनका सिर के लिया। मेरा हाथ उतकी बाजू 
में आ गया | वहाँ गति मालूम हो रही थी। परन्तु अब उनकी वायी आँख 
फिरी। यह मैने देखा और नादुरकरजी ने गोमती बहन को पुकारा । उन्होने 
आकर देव देव” कहा और स्वामीनारायण, स्वामीनारायण” का उच्चारण 
करने छगी। इस समय किशारलाल भाई के हाठ भी हिलते दीख पडे । परन्तु 
शब्द बाहर नही आ रहे थे। अस्त में उन्हाने राम! शब्द का उच्चारण किया । 
गामती बहन ने उतका हाथ अपने हाथ में छेकर नब्ज देखी | परन्तु वह तो 
बद थी। तकियें पर से नीचे सिर छेने में और 'राम' बोलने के बीच में मुश्विल 
से दो मिनट बीते होगे। मगलवार ता० ९-९-१९५२ वी शाम के पोने छह 
बजे उन्होंने देहत्याग विधा । हिन्दू तिथि बे अनुसार दूसरे दिन उनकी वरसगांठ 
थी। पूरे वासठ वर्ष की उम्र में उनका निर्वाण हुआ।" 
किशोरछाल भाई वी भाभी (मु० नानाभाई की पत्नी) सन्‌ १९५२ 
वे! जुलाई मास में शान्त हुईं, तत विशोरलारू भाई अकोला गये थे। उन्हें 
मृत्यु के समय अतिशय वेदना और दष्ट हुए थे और ठेठ अन्तिम क्षण तक 
बराबर जाग्रति रही थी। यह देखकर मृत्यु के समय वी स्थिति के बारे में 


श्श्ड फकिशोरलाल भाई की जोवन-साधना 


विज्ञोरलाल भाई को अनेक विचार उत्पन्न हुए थे। इस सम्बन्ध में उन्होने 
श्री दामोदरदास मूँदडा के मार्फेत विनोवा से अनेक प्रदन यूछे थे। यह प्रश्न 
श्थवा चिन्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण नीचे दिया जा रहा है - 

“परन्तु ऑव्सिजन का भी फेफडों के अन्दर जाना कठित हो गया। 
अन्त में फेफड़ों की क्रिया एकदर्त चन्द हो गयी, तब हृदय की गति भी बद हो 
गयी। इसके बाद अपनी बेदना को प्रकट करने में वे असमर्थ हो गयी, तब हमने 
मान लिया कि अद भुत्यु हो शयी ( मेरे सन में यह विचार उठा कि बेदना 
प्रकट वरने की शवित नही रही। परन्तु इससे भीतर से वेदता अनुभव करने 
की शक्ति भी चठी गयी, यह मानने के छिए हमारे पास क्‍या सबूत है ? किसीकी 
मुशके बांधकर और मुंह में क्पडा दूंसकर यदि उसे भारा जाय और सताया 
जाय, तो वह भी अपनी वेदना प्रकट नहीं कर सकता! परन्तु इसवा मतलब 
यह थोड़े ही है कि उसे कोई बेदना नही होतो या उसे इसकी जानकारी नहीं 
है। इसमे भी अधिक जोर से मुझ्नें वेघी हो ओर नाक भी बन्द कर दी गयी हो, 
तो मुँह पर की रेखाओ से भी बह अपनी वेदता प्रकट नही कर सकता । हृदय 
बद हो;जाने के बाद शरीर द्वारा बेदना प्रकट करना बन्द हो गया। फिर 
इस दारीर को जो चाहे करते रहें, उसका विरोध अशक्य हो गया। उसके बाद 
उसे बाँधवर आग छगा दी। वह भी ,उसने सह लिया । परन्तु चित्त जि 
बैदना के साय तनन्‍्मय हो गया था, उसवी तन्‍्मयता और जानवारी भी चछी 
गगी, इसका हमारे पास क्‍या सबूत हैं ? 

/विजया भाभी वी अतवाल के समय जो वेदनामय स्थिति हो गयी थी, 
बह उनके छिए तो पहली और अन्तिम बार की ही थी। परन्तु मुझे तो इस 
हियति गए तीज, सथ्य ओर भद अनुभव ह्मेया होता रहता है / निय बीमारी 
मे अनुभव से आप सब चिन्तातुर हो गये थे, उसमें इस अनुमव ये सिवा और 
गया था २े विवोवाजी ने कहीं छिसा है कि हवा लेने के छिए भी वही कोई 
ब्ेहनत करनी पह्ती हैं ? नाक घुछी रहे, तो हवा तो आती और जाती ही 
रहेगी। यह पदवर मेने मन ही सन बहा कि विनोबा कया जानें ति वेज 
इस हवा को अन्दर लेने और बाहर निशाल्से के लि कितनी हॉमे पॉवर 

(अध्वदारित]) को जसरत होती हैं? मेरे लिए तो इतना करते रहतें में ही 


देहान्त श्श्प 


शरीर-श्रम के व्रत का पालन हो जाता हैँ और अन्त में बेचारा होर्स (हृदय) 
थक्‍्वर गिर पडता है । 

* इसमें से एक और तात्त्विक प्रइन मन में उठता हैं। विनोबा ने अपने 
गीता-अवचन' में अतकाल वी जाग्रति पर बहुत जोर दिया है । अतकाल तक 
मनुष्य का आसपास कौन खडय है, इसका भान है, मुंह से आवाज नहीं निकल 
पाती, किन्तु इशारे से अथवा धीमी आवाज से वह पानी भाँगता हैं। युकेलिप्टस 
थी गध से उस कुछ आराम मालूम होता है, इसलिए हाथ को नजदीक छाने 
या दूर हटाने का इशारा करता हैं। जब बहुत भीड हो जाती है, तब सबको 
बजे जाने के लिए इशारा करता है। इसे पूर्ण जाग्रति नहीं, तो और वया कहा 
जाय ? परन्तु वेदता के साथ चित्त इतना तन्‍्मय हो जाता है कि उससे बह 
अलग नही हो पाता। 

“मुझ्ले भी जब बहुत तकलीफ हाती है, तब मत को कितना भी रोकने 
वी इच्छा वें, फिर भी वेदना वी तीबता के कारण कराह्‌ निबलू ही जाती है. 
और में चिल्ला भी उठता हूँ । उस समय में दूसरो को घबडाने से खुद रोक 
नहीं सक्‍ता। उस समय भी यह स्मृति तो रहती ही है कि में तो वेदना वा 
केवल साक्षीमात हूँ । में तो जा हूं सो ही हूँ । फिर भी में यह अनुभव नहीं 
क्र सकता कि वेदना के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। बिल्लाते हुए मुझे शर्म 
भी आती हैं। परन्तु जब वेदना बहुत तीब्र होती है, तब भे अपने-आपको रोक 
नहीं सकता। आसपास के छोगा वा जो चिन्ता होती है, सो न्यूताधिव 
परिमाण में--इसीके कारण वीच-बीच में वेदना होते हुए भी में दूसरी वाता 
की ओर ध्यान दे समता हूँ ओर कभी-कभी विवोद भी कर लिया करता हूँ। 
परन्तु इसका कारण तो मैं यह मानता हूँ कि उस समय वेदना इतनी कष्टमय' 
नही होती, जितनी कि में अयबा दूसरे समझ छेते है। बापू बहुत बार वहते 
दि जय वेदना सचमुच असहाय हा जाती है, तब मनुष्य को मूर्च्छा जा जाती 
हू! यह ईश्वर वी इृपा हैं। भाभी वी अतकाल की स्थिति से ऐसा मादूम होता 
है कि यदि ऐसा न हा ता भी वेदना के साथ एक्खूपता--अद्वैत--हो सकता है। 
तब बया मूर्च्छा वेदना थी साथ एक्रूपता होने के कारण ही तो नही होती * 
और क्या जाग्रति भी इसी वारण स नही होती ? दोना स्थितियाँ चाही यु! 


२३४६ किशोरलाल भाई की जीवन-साधता 


नही माछूम होती। जाग्रति होने पर भी वेदना को शान्ति के साथ सह छेने की 
शक्ति होनी चाहिए ! 

“हाँ, ऐसे भी आदमी होते है, जो ऐसा कर सकते हैँ और हनते-हँसते 
मृत्यु का स्वागत कर सकते है) ये कठोर वेदता सह सकते है। परन्तु इतने से 
यह नहीं कहा जा स्षकता कि उन्होंने श्राह्मी स्थिति! को प्राप्त कर लिया। 
शायद किसी दूसरे ही ध्येय के साथ उनकी एक्ख्पता होती है! इन सब 
स्थितियों वी तुलना विस प्रवार की जाय ? 

“फेरे अपने मन में उत्तम स्थिति को सपने की इच्छा बढती ही जा रही है। 
यहू तो मान ही छेना चाहिए कि अब मेरे शरीर को अधिक समय तक नहीं 
टिवना है। वर्षों से ध्रात स्मरणवा़ले इछोकों में से तीसरा दझोव--प्रात- 
नमामि तमसो' वाला--मै नहीं बोलता था। गुजराती अनुवाद में भी मेने उसे 
छोड दिया है ॥ क्योकि 'रज्ज्या भुजगम्‌ इव प्रतिभासित वै' भरह उपमा 
मुझे जेंचती नहीं। परन्तु आजवरू इसीबौ तरफ मेरा ध्यान सबसे अधिय 
जाता हैं । 

अन्तवाल की स्थिति के बारे में स्वामी सहजातद ने दो स्थानों पर 
अपने विचार प्रवट विये हैं : 

+अन्ते या मति' या गति --इस उपनिपद्-वावय के बारे सें उनसे पूछा गया 
था कि 'यदि अन्त समय भगवान्‌ में मति रखने से सदूगति मिल सती हैं, तो 
फिर सारी जिन्दगीमर भविन करते में कया विशेषता हैं?” इसके उत्तर में 

उन्होंने वहा था : जिसे साक्षात्‌ भगवान्‌ थी प्राप्ति हो गयी है, उसे अतशाले 
में स्मृति रहे या न रहे, तो भी उसवा अवल्याण नहीं दवोगा। स्वय भगवान्‌ 
उसरी रदप कर लेते हैं। और जो मगवान्‌ से विमुस हूँ, वे यदि घढते-्योटते 
देह छोड दें, तो भी उनषा बल्याण नहीं हो सवता। वे यमपुरी में ही जाईंगे। 
यदि बोई कसाई छैँगा पापी बोस्तानवाद्ता मर जाय ओर दूसरा कोई भगवान्‌ 
गा भात अवराल में विस्मृति के वश होरर मर जाय, सो क्य इससे सात 
मा अवत्याथ ओर अभक्‍त का वत्याथ होगा ? हरगिय नहीं। इस पर है 
में इस स्मृति रा यट बर्ऐ सरख हैं वि अभी अर्थात्‌ जीदतलार में उसकी जैगी 
अवि होगी, दैगो ही उसरी गधि अलवर में होगी। (अन्ते मति सा गति, 


देहान्त २३७ 


मर्यात्‌ अधुना या मति अन्ते सा गति ) इसलिए जो भक्‍त है, भगवान्‌ का पूरा 
दास है, जिसे सन्तो की प्राप्ति हो गयी हैँ, वह किसी भी अवस्था में मरे, उसका 
कल्याण ही होगा | दूसरी ओर जिसके मन सें यह भाव रहा कि मुझे भगवान्‌ 
नही मिलेंगे, सत नही मिले, मैं अन्ञानी हूँ, मेरा कल्याण नही होगा, उसका 
कल्याण सचमुच कभी नही होगा! जो भगवान्‌ का दास है, जिसे दुछ प्राप्तव्य 
नहीं रहा, जिसके दर्शन से दूसरा का भी कल्याण होता है, उसके कल्याण वे 
विषय में श्का हो ही क्यो ? यह सही है कि भगवान्‌ वा दासत्व प्राप्त करना 
बहुत कठिन हैं। उसके दास का लक्षण यह्‌ है कि वह अपनी देह को मिथ्या 
मानता है, अपनी आत्मा को ही सत्य मानता है और अपने स्वामी (भगवान्‌) 
के उपभोग की चीजों वी अपने मोग के लिए कभी कामना नही करता। इसी 
प्रकार भगवान्‌ को जो आचरण पसन्द नही, वह कभी नही करता। यही हरि 
का दास है। परन्तु अपने को हरि का दास कहते हुए भी जो देहाभिनिवेश से 
युवत हूँ, वह केवल प्राइत भवत है !! 

“उनसे दूसरा प्रश्न यह्‌ किया गया था कि कभी-कभी भगवान्‌ के दृढ़ भवत 
को अन्तकाछ में वडी पीडा होती देसी गयी है, उसमें वोलने की भी शक्ति नहीं 
रहती । दूसरी ओर एक आदमी ऐसा होता है, जो परिपक्व भक्त नही होता, 
फिर भी मरते समय उसमें पर्याप्त शक्ति होती है। वह भगवान्‌ की महिमा 
गाता हुआ सुख से शरीर छोडता है। इसका कारण कया है ? जो उच्च होता 
है, उसकी मृत्यु झोभादायक नही होती और जो कच्चा होता है, उसकी मृत्यु 
शोभादायक हो जाती है। ऐसा क्यो २! 

इसवा उत्तर देते हुए सहजानद स्वामी ने कहा 

“मनुष्य की मृत्यु देश, काल, क्रिया, सग, ध्यान, मन्त्र, दीक्षा और शास्त्र-- 
इन आठ वस्तुओं बे अनुसार होती हैं। ये सब अनुकूछ हो, तो मतति अच्छी होती 
है। प्रतिकूछ हो, तो मति सराब हो जाती है ! फिर मनुप्य के हृदय में परमेश्वर 
की भाया से प्रेरित चारो युगो के धर्मों का चत्र चछता रहता है। इस कारण 
किसी मनुष्य के अन्तवाछ वे! समय यदि सत्ययुग की बारी आ जाती है, तो 
उसवी मृत्यु बडी झोभादायक हो जाती है। जेता तथा द्वापर में इससे कम 
ओभा होती है। और वल्ि का आवरत्त होने पर मृत्यु बहुत खराब देखी जाती 


श्३८ किज्ञोरलाल भाई की जीवन-साधना 


है। इस प्रकार अन्त समय में जैसे काक का वल होंता है, वह मी या बुरी 
मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके जछावा एक कारण और हैं। वह हैं, 
जाग्रत, स्वप्न और मुपुप्ति अवस्था का स्वप्त। पापी भो जन्त समय यदि जाग्रत 
अवस्था में हो, तो उसको मृत्यु बोलते चाहते होती है ) स्वप्नावस्था में हो, तो 
बह बडवडते हुए मरता है और सुपुप्तावस्था में हो, तो मूच्छित अवस्था में 
उसको मृत्यु होती है। परन्तु जो इन तीनों अवस्थाओं से परे आत्मस्थिति को 
पहुँचा होता है, वह विरछ भक्त ईश्वर के समान सामश्य प्रकट करता हुआ 
स्वतन रीति से अपनी देह का त्याग करता हूँ। उसकी तो बात ही निराली होती 
है। ऐसी सिद्धि केवल भक्त को हो भ्राप्त होती है। विभुख को नही हो सकती, 
भछे ही वह पूर्ण जाग्रति में मरे। तात्पयं यह कि जाग्रति में मरने से शुभ गति 
मिलती है और स्वप्न अयवा झुपुष्ति बी अवस्था में मरनेवाछे को अशुभ गति 
ही मिलती है, ऐसी कोई वात नही है । तीतो स्थितियों में भमक्‍त वा तो अशुभ 
ही है और भक्त को अन्तकाल में चाहे जितना शरीर-कप्ट हो और ऊपर से 
देखने पर वह भले ही भारी कप्ट पा रहा हो, तो भो प्रभु ने प्रताप से उसके 
भीसर आनन्द वा खोन वहता ही रहता है। 

“ये सारे उद्गार मुमुक्षु बा अवध्य ही साहस दिलानेवाले है। परन्तु 
थया उन्होंने यह वेवछ साहस देने वे लिए हो कहा होगा ? मुझे तो छूगता है 
वि इसमें 'न हि कल्याणउत्‌ कश्चित्‌ दुर्गति तात ग्च्छति' वा अच्छा विवरण है । 
जिसने भवित नी है, बह बी दुर्गति वो प्राप्त हो ही नहीं सरता । फ़िर बह 
विसो भी अवस्था सें क्यो ने मरे। यदि वह अपूर्ण है, तो इस कारण उसे 
योगश्रप्ट तो मानता ही पटेया। जो चरस सोसा को पहुँच गया हँ--संभव 
है-.बह सामथ्यें वे साथ मरे। गीता वे आठवें अध्याय वे पांचवें और छठे 
इस्तोव# बुछ दूसरे प्रवार के अवीत होते हैँ । उसका समाधान विनोबा विस 
ब्रवार बारो हैं? हुपर फा कयन उन्हें सही मा्टूम होता है ? 





# अन्तताते च मामेव्र स्मरन्‌ सुउवां बरहेवरम्‌ | 
ये प्रयाति थे मदभाव याति नास्यत्र सशाय ॥(८-५) 
आपपाल में मेरा ही स्प्तरक्ष ज़रते हुए मो देह छोटा है, बट मरे ही 
स्पस्प को थार बरा ह#, इसमें हृष भी सगय ना । 


देहान्त २३९ 


“गीता के आठवें अध्याय के दसवें इलोक* का भी अर्थ इसीके साथ करता 
चाहिए। उसमें योगवल की ओर विद्येप रूप से सकेत किया गया है । 

“इस दसवें इलोक में जो विधि बतायी गयी है, उसके अनुसार तो योग का 
अभ्यास किये बिना केवछ अत्यत भक्त्तिमान्‌ पुरुष ही देह का विसर्जन कर 
सकता हैँ न? उदान वायु किस प्रकार ऊपर जाने का यत्त करने-करते ठेढ 
हुदय तक पहुँच जाती हैं, इसका अनुभव अपनी वीमारिया में मुझे कभी-कमी 
होता है । और अतकाल में वह किस प्रकार काम करता है, इसका भी अनुमान 
मैं कुछ-बुछ कर सकता हूँ । परन्तु मुझे यह आत्म-विश्वास नही है कि अपनी 
इच्छा के अनुसार मै उदान वायु को ऊपर चढा सकता हूँ या चढने से रोक सकता 
हैँ । अत समय में यदि मुझे भान रहे तो धायद में अदर ही अन्दर इसकी गति का 
अनुभव कर सकूँ। परन्तु भान रहना, न रहना तो इस पर निर्भर है कि कफ आदि 
का कोप कित्तना हाता है। जिसका समस्त जीवन निरोग रहा है, उसे शायद 
अपने शरीर की क्रियाआ पर ऐसा स्वामित्व प्राप्त हो सके । परन्तु मुझे लगता 
हैँ कि प्राण जा रहा है, वैसे जा रहा है कब जाता हैँ, क्‍या यह चिन्ता ही ब्रह्म से 
इईतभाव को प्रकट नही बरती ? यदि मैं प्राण नही हूँ, चित्त नहीं हूँ, केवल भुद्ध 
ब्रह्म ही हूँ, तो शरीर में प्रवेश करना या दरीर में से निकल जाना और किस 

समथ जाना तथा क्सि प्रवार जाना, इसकी चिन्ता क्या हो ? यह विचार भी 


हु 





य य वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते क्लेवरम । 
त तमेदेति कोन्तेय सदा तद्भावभावित ॥(८-६) 
अथवा हे कोन्तेय, मनुष्य जिस-जिस स्वरूप वा ध्यान घरता है, अतकाल 
, में उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए वह देह भी छोडता है ओर उस-उस स्वरूप 
से भावित अर्थात्‌ पुष्ट होने वे कारण उस स्वरूप को ही वह प्राप्त करता है! 
+प्रयाणबालले मनसा चलेन, भवत्या युक्‍तों योगवलेन चैव। 
अवोर्मघ्ये प्राणमावेश्य सम्यक््‌, सन्त पर पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ ॥ (८-१०) 
जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्तियुकत होकर और योगबल से 
प्राण को श्रुकुटि के बीच अच्छी तरह स्थापित करके मेरा स्मरण करता हैं, 
बह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता हैं। 


शड० किश्ञोरछाज़ भाई को जीवव-साधना रु 


जता है। ज्ञानेश्वर आदि का यही विर्णय है, ऐसा कुछ सस्कार मेरे मन पर है। 
इस विपय में बितोवा के विचार क्या है ?” 
विनोवा ने इसका उत्तर यो दिया * 


ता० १३-७-५२ 
बनारस 
"श्री क्रियोरठास भाई, 

भृत्यु विमित्त चित्तम पर पत्र पढा। अत में आपने निष्कर्ष निवाला है| 
जाग्रति रहते हुए वेदना को जाति से सहन करने की शकित चाहिए । लेवित 
इतता होने पर भी बह ब्राह्मी दशा नहीं, यह भी आपने सभव माना है। यह 
समय ठो है ही । मुझे लगता है, ब्राह्मी दशा को सहन शवित से भिन्न पहचानता 
ही पऱेगा । दोनो का भेद समाधि और प्रज्ञा के जैसा कह सकते है । छेकिन 
मुझे तो प्रज्ञा भी ब्राह्मी दशा से भिन्न लगती है । 

*रज्ज्वा भुजज़ुमिव' यह उपमा इतनी परिचित हो गयी है कि अतिपरिचय 
के कारण बह कोई असर नही कर रही है। लेकिन उस परिचय से अगर हम 
मुक्त हो सके, तो वह इतनी गहराई में ले जाती है कि उतनी गहराई में भोर 
कोई विचार-सरणी नही पहुँचाती, ऐसा मुझे लगता है। 

गीता में 'धीर' श्द दोहरे अर्थ में आया है। (अ० २ इलोक १३, १५) एक 
'धृति' पर से (ब्लोव १५) और दूसरा 'धी' पर से (इलोव १३) दोनों दे योग 
मे बिना अपने राम का काम नहीं बनेगा, ऐसा विनोवा ने समझ लिया है। 

विनोवा वा प्रणाम” 

क्श्लोरटाद भाई वा अतझाल इस प्रदार एवाएप आया ओर प्राग 
इतनी सरणता से घड़े गये, लदभग अत तक उत्हें जाग्रति रही और अत में राम 
दस्द वा उच्चारण भी बर सवे, यह सब बताता है वि योगाम्यास न वरने पद 
भी उन्हें योगी वी मृत्यु प्राप्त हुई । कर 


ह.8. 
साहित्य-प्रवृत्ति २४७: 
किशोरलछाछ भाई जब कॉलेज में पढते थे, तभी से कुछ-म-कुछ लेखन-कार्मे 
करते रहते थे। कॉलेज की चर्चा-सभा में उन्होने प्राथमिक शिक्षा पर एक निवन्ध 
पढ़ा था। कॉछिज-जीवन में और उसके बाद भी वे सुन्दरी-सुवोध' में रतन डोसीनी 
बातो' (रतन बुढिया की बातें) इस झीर्षक से छोटे-छोटे लेख छिखते थे। इसमे 
बे पुरानी बुढियो की मर्यादा-प्रियता का, रोने-पीटने के शौक का तथा हिन्दु- 
समाज के रीति-रिवाजों का ठण्डा मजाक किया करते। कभी-कभी कविताएँ 
भी बनाते । परल्तु उन्हें श्रायद ही कभी छपाते। 
आश्रम में आने के बाद विद्याधियो तथा शिक्षको के हस्तलिखित मासिक 
पन्नों में वे लेख लिखते । इनमें धार्मिक शिक्षा, शुद्ध छेखन, पाठ्यक्रम में अग्रेजी 
का स्थान, राष्ट्रीय शिक्षा के विविध अग, इस तरह अनेक विपयो पर उन्होने 
लिखा। श्री इदुलाल ग्रान्िक नवजीवन और सत्य नाम वा एक मासिक 
निराठते थे। बाद में साप्ताहिक 'नवजीवन' के रूप में प्रकाशित करने के लिए 
बह गाधीजी को दे दिया गया। इसमें भी वे लिखते रहते थे। सन्‌ १९२० में 
गुजराती साहित्य-परिपद्‌ का अधिवेशव अहमदाबाद में हुआ था। इसमें उन्होने 
'स्वामीनारायण-सप्रदाय| पर एक निवन्ध पद्म था, जो साहित्य-परिपद्‌ के 
विवरण में छपा हैं । 
इस प्रकार छेसन की रुचि तो उनमें विद्यार्थी-काल से ही थी । परन्तु उनकी 
* गरभीर लेखन-पश्रवृत्ति तो सन्‌ १९२१ के बाद से शुरू हुई, जब उन्होंने साधना 
थे! लिए एवान्त का सेवन कया था और उममें से उन्हें एक निश्चित जीवन- 
दृष्दि मिछी थी । 
उन्होने जो चिन्तन विया, उममें से अबत्तारो के विषय में उनकी दृष्टि क्या. 
है, यह उन्होंने-- राम और #ृप्ण, बुढ और महादीर', 'सहजानद स्वामी 
तथा ईसा---इन पुस्तकों के द्वारा समाज के सामने उपस्थित की हैं। इस 
पुस्तको में उन्होंने यह बताने वा यत्त किया हूँ . 
१६ 


है. 3: किशो रत्यछ भाई कौ जोवस-साधना 


“थदि हम अपने आशय को उदार वनां ऊे, अपनी आकाक्षाओं को ऊँची 
कर छे और प्रभु की दवित का ज्ञानपूर्वव सहारा लेने छगें, तो हम भोर अवतार 
माने जानेवाले पुरुष तत्त्वत भिन्न-भिन्र नही है । परम तत्त्व हममें 
से हर मनुष्य के हृदय में विराज रहा हैं । उसकी सत्ता के द्वारा या सो हम शुद्र 
वासनाओ की पूर्ति कर सकते है, अथवा महान्‌ और चरित्रवान्‌ वनवर समार 
को पार कर सवते है और इसमें (समोर पार करने में) दुसरा की सहायता भी 
कर सबते है। 

“भहापुर्पो ने अपनी रग-रग में अनुभव होनेवाले परमात्मा वे थल से स्वयं 
सवित्र हाने, पराफ्रमी घनने और दूसरो के दु खो का निवारण वरने वी आायाक्षा 
रखी। इस वल के सहारे सुघ-दु स से यरे, वरुणहदय, वैराग्यवात्‌, शानवान्‌ 
और प्राणिमात्र वा मित्र बनने की इच्छा वी। स्वार्थ वे त्याग से, इन्द्रिया वी 
विजय द्वारा, मन वे सयम वी सहायता से, चित्त की पवित्रता से, प्राधिमात्र वें 
अति प्रेम के ढारा दूसरो के दुसा का नाज् वरने के लिए अपनी सारी शक्ति 
अपंण करने वी तत्परता द्वारा, निष्पाम भाव से, अवासवित से और निरह- 
वारिता के द्वारा गुरुजनो वी सेवा करके, उनवे कृपापाश्न बनवर मनुष्यमात्र 
के रिए वे पूजनीय वन गये। 

“वदि हम निश्चय कर ले, तो हम भी इस प्रकार पविश्न लौर कर्तव्यपरायण 
बन सकते हैं, हम भी अपने भीतर ऐसी बरणा वा विरास यर सपते है, हम भी 
छुँमे निष्पाम, अनासवत और निरहकारी वन सपते हूँ। इनकी उपासना वा 
उद्देश्य यही है कि ऐसे बनने के लिए हम निरतर प्रयत्नशीड रहें। जितने अश में 

हम उनके जैसे केंगे, उतने ही अभो में यह वहा जाया वि हम छापे निरट 
पहुँच | यदि उनने जैसा थनने वा प्रथल हम नदी बर रहे है, दो हमारा सारा 
नामरमरण यूथा बत जाता हैं। ऐसे नाम-स्मण्ण से उनये निवट पहुँचने की 
आधा करना भी य्यर्ष है ।" 

दस जीवन-घरित्र-शाटा मा सास नवजीया-प्रवादाय-सदिर' में अप्धरर 
सीला ऐश-माटा रखा था। विश्वांरछालू भाई गा ऐमे नाम के विपय में टाता 
को थी ही। इसलिए दूसरे मश्श्रच में यह नाम उन्हाने हटा दिया। इसरा 
स्पप्टीशरण बरते हुए उठाये लिखा था - 


साहित्य-अवृत्ति रदर३े 


“-अवतार दाब्द के विषय में हिन्दू मान के मन में जो विद्येप कल्पना है, 
बह मुझे मान्य नही है। इस कल्पना के साथ पोषित भ्रामक मान्यता को हटा 
देने पर भी रामहप्णादि महापुरुपा के प्रति प्ृज्यभाव वनाये रखना इन पुस्तकों 


वा उद्देश्य है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि को भिन-भिन्न श्प्ट्री 
के लाग देव, अति-मानव बनाकर पूजते रहे है। उन्हे आदर्श मानकर उनके 
जैसे बनने की अभिलापा करके, प्रयल्वान्‌ बनकर अपना अम्युदय करने की नही, 
बल्कि उनका नामोच्चारण करके, उनमें उद्धारक घक्ति का आरोप करके, उसमें 

विश्वास करके अपने अम्युदय की अभिछापा रखना आज तक की हमारी रीति 
रही हूँ । यह तो न्यूनाधिक परिमाण में अन्च-थ्रढ्धा--अर्थात्‌ जहाँ बुद्धि काम 
नही देती, केवल वहाँ तक श्रद्धा-की रीति हैं। विचार के सामने यह टिक 
नहीं सकती । 


“राम ने झिला का अहिल्या वना दिया, अथवा पानी पर पत्थर तैराये, इन 
बाता को हटा दें, कृष्ण केवल मानुषी शक्ति से ही जिये-ऐसा कहें, ईसा से एक 
भी चमत्कार नही बताया, ऐसा मान छें, फिर भी राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, 
ईसा आदि पुरुष मनुष्य-जाति के लिए क्या पूजनीय है इस दृष्टि से ये चरित्र 
लिखिने का मैने प्रयत्न किया है। समव है, कुछ लछोगा को यह अच्छा न छगे। 
परन्तु मुझे तो निश्चय हैं कि इनकी आर देखने की यही सही दृष्टि है। इसलिए 
इस पद्धति को न छोडने का मैने निश्चय क्या है। ' 


सह॒जानद स्वामी के चरित्र की निरूपण-पद्धति में उत्हाने किचित्‌ भेद 
कर दिया है । इसका कारण यह है कि पहलेवाले महापुरुषों के जीवन-चरित 
प्रसिद्ध है, जब कि सहजानद स्वामी का चरित्र स्वय सत्सगियों में भी कम 
प्रसिद्ध होता जा रहा है । सत्सगिया के बाहर तो ओर भी कम लोग उसे 
जानते है। फिर उसमें कुछ साप्रदायिक अनास्था भी मिल गयी है। इसलिए 
उनका चरित्र उन्हाने अधिक विस्तार के साथ ल्खि है। ये तफ्सीलें उन्होने 
सन्‌ १९२० की साहित्य-परिषद्‌ में रखी थी। अधिकाश स्प में उन्हीको 
उन्होने इसमें बनाये रखा हैं। यद्यपि सन्‌ १९२० में महजानद स्वामी दे- अति 
उनकी भवित में जो दृष्टिविन्दु था, उसमें सन्‌ १९२३ में बहुत अतर हो गया था। 


२४४ किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


यह चरित्र इतने अधिक विस्तार के साथ क्यों लिखा, इसके कारण बताते हुए 
किशोरछाल भाई लिखते हूँ / 

सहजानद स्वामी युजराती जनता के एक बडे भाग के इष्टदेव हैँ । इस 
कारण उनके जीवन से सबको परिचित हो जाना आवश्यक है। इसके अलावा 
उन्होंने गुजरात को गढते और सस्कारवात्‌ बसाने में भी यो महत्त्वपूर्ण भाग 
डछिया, उस दृष्टि से भी उतका जीवन सबको ज्ञात होना चाहिए । छगमग ३० वर्ष 
तक उत्होने गुजरात, काठियावाड और वच्छ में सतत परिश्रम करवे कोगो को 
शुद्ध मार्ग पर आरढ किया । गुजरान की ऊँची-नीची, हिन्दु-अहिन्दू सभी जातियों 
में अपना सन्देश पहुंचाने में उन्हाने जिस योजक बुद्धि का परिचय दिया, जो खतरे 
उठाये और जितने साधक तैयार किये, ये सब बुद्धदेव का स्मरण दिलाते है। 

दोनो का तरीका अपनी साधुता द्वारा सुधार करने का था। 

“अपने समय के प्रसिद्ध पुरुषों में सहजानद स्वामी सबसे महान्‌ थे । उस 
समय के मुमुकुओ में पुस्पोत्तम के रूप में उपासना करने लायब थे। पूर्वदेश 
में जन्म पार उन्होंने गुजरात को अपना घर बनाया, यहे गुगेरात वा 
सौभाग्य था । 

“मोहाबरण को दूर बरवे मेरी अशुद्ध कल्पनाओ को मेरे गुरुदेव ने शुद्ध 
किया। उन्होने मुझे एद अघ अनुयायी नही रहने दिया। परन्तु मोह दूर होते 
पर यदि सहजानद स्वामी ने प्रति सेरी भवित कम हा जाय, तो में हृतप्न हूँगा 
और गुरूशपा थ। अनधिवारी सिद्ध हँगा । सप्रदाय पे भीतर बुछ जशुदियाँ 
भरे देखने में आयी, सप्रदाय ये कितने ही वादा में और तत्व-निरूपण बी पढ़विं 
से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और इस चरिष में जहाँ इनका जिंबर पियें 
घगैर काम नही चल सवता या, वहाँ मैने इनना उल्टेस भी जिया हैं । 

“वरन्तु इस तरह तो मेरे डुतुम्ब सें, सैने शिक्षण पाया है उत घालाआ मे 
जहाँ में बाग गरता हूं उन सस्याओ में मौर जिस देश में मेरा जन्म हुआ हैं, उमें 

अशुदियों है और ऐसी बातें हैं, जिससे आदमी सहमत नहीं हो सवगा। पर्ठ 
इलने मे बुद्ुम्य वे धरति स्नेह, धाराओं ने प्रति राग, मह्याओ के प्रति दर्तेश्य 
निष्ठा और फम्मभूमि वे! प्रति मेरा ऋण कम नहीं हो सषता। एसी प्रशार 
उपयुँदत मसमेदो में बारेण मेरी भक्ति कर्म नहीं हो सतपी। मेरे भीतर जो 


साहित्व-प्रवृत्ति रथ 


चुछ भी अच्छाई है, उसका वीज उन्होने कितने अधिक अद्य में बोया है, इसका 
माप नहीं किया जा सकता ।” 
इनमें से 'राम और कृष्ण! तया बुद्ध और महावीर' इन दो पुस्तकों के चार- 
चार सस्क्रण निकल चुके हैँ । ईसा' और सहजानद स्वामी के दो-दो सस्करण 
छपे हैं । 
सन्‌ १९२५ में उन्हाने 'कैल्वणीना पाया” नामक पुस्तक प्रकाशित की । 
इस पुस्तक में किशोरलाल भाई ने शिक्षा के विपय में अपने मौलिक तया ऋत्ति- 
कारी विचार पेश किये हैं । इसमें जीवन में आनद का स्थान! और इतिहास 
विपमक दृष्टि! ये दो निबन्ध प्रचलित दृष्टि से सर्वथा भिन दृष्टि उपस्थित 
करते है । क्िशोरलाल भाई ने इतिहास की पढाई के विपय में जडमूल से नान्ति/ 
में तथा अन्यत्र जो विचार उपस्थित किये है, उतकी ओर बहुत से शिक्षाझास्त्रिया 
तथा शिक्षका का ध्यान आकपित हुआ है। परन्तु किल्वणीना पाया' में उन्हाने 
इन्ही विषया पर अधिक विस्तार से लिखा है। उस ओर लोगा का ध्यान इतना 
नही गया है । यह सपूर्ण पुस्तक शिक्षाविषयक त्रान्तिकारी विचार-सरणी से 
भरी हुई है। फिर भी इसकी ओर समाज का घ्यान पूरी तरह से नहीं 
जा सका है। 
किश्योरछाल भाई के सपूर्ण तत्त्वज्ञान का विस्तृत प्रतिपादन तो 'नीवन- 
झोघन' नामक उनके ग्रन्थ में आया हैं। इसमें रूढ परपरा को छोडकर अनेक 
विपयो में उन्होंने अपने स्वतत्र विचार प्रकट क्ये हैँ। इसमें वीरता के साथ 
उन्होने यह कह देने का साहस किया है 
“आर्य तत्त्वज्ञान दी रचना परिपूर्ण हो गयी, अब इसमें नये शोध और खोज 
बी आवश्यकता नही, छुद्धि-वृद्धि की कोई गुजाइश नही, अब तो प्राचीन शास्त्रा 
को भिन्न भिन्न भाष्यो द्वारा अथवा नये भाष्यो की रचना करके केवठ समझाना 
मात्र रह गया हैं, ऐसा में नही मानता ! नये अनुभव और नये विज्ञान की दृष्टि 
से पुराने में सक्षोघन-परिवर्धन करने और जरूरत मालूम हो, तो उससे मतभेद 
रखने वा भी कधिकार जाघुनिवो को है। इस अधिकार को छोडकर बाज भारत 
अचलायतर्ना बन रहा है। में मानता हूँ कि वादरायण के समय से भारतीय 
तस्वज्ञान वा विकास लगभग रक' गया हूँ। उन्होने प्राचीन की सूत्रवद्ध करके” 
# 


२४६ क्शोरछाल भाई को जोवन-साधना 


तत्त्वज्ञान वाः दरवाजा बन्द कर दिया है और शकराचार्य तथा उतके बाद के 
आचारयों ने इन दरवाजों पर ताछे छुग्रा दिये है। ये ताले खोलने ही पडेंगे। 
लये साख्य के लिए अवकाश है ॥ योग पर पुनविचार करने की आवश्यकता है। 
चेदान्त के भ्रतिपादन में शुद्धि हो सकती हैं ( इस सबके फलस्वरूप ज्ञानमार्गे, 
भक्तिमार्ग, कर्मेमागें और योगमार्ग का स्वरूप दूसरा हो जाय, तो ऐसा होने 
देता आवश्यक है।” 

यह पुस्तक किस भावना से छिखी गयी, यह भी उन्होंने बताया हैं 

“तत्त्वज्ञान मेरी दृष्टि से केवल वौद्धिक विलास की वस्तु नही है । इसके 
आधार पर जीवन की रचना होनी चाहिए । इसलिए जिन मात्यताओं वा जीदत 
के साथ कोई सम्बन्ध नही हैं, उनमें मुझे कोई रुचि नही हैं। बुद्धि के लिए केवल 
अखाड़ो के रुप में तत्त्यज्ञान को चर्चा मे नही करना चाहता। इसलिए इस 
पुम्तक' में मेने जो भी खण्डन-मण्डन करने का यत्न किया है, वह प्रत्यक्ष जीवन वो 
बदलने की दृष्टि से ही किया है, केवल मान्यताओं को बदलने की दृष्टि से नही । 

“सभव है, कुछ लोगो को ये लेस घृष्ठतापूर्ण ओर कुछ को आपात पहुँचाने- 
वाले मालूम हो । दूसरों वो समवतः ऐसा भी छगे कि मै हिन्दु-धर्मे की विधिष्ट- 
ताआ का उच्छेद बरने जा रहा हूँ । किन्तु मे तो इस विषय में केवछ इतना ही 
बह सकता हूँ कि थे छेख छिखते समय मेरी वृत्ति पूर्ण भक्तिभाव वी रही है । 
में समझता हूँ कि आज हमारा अपार और अमूल्य वतृत्व व्यर्थ नप्ट हो रहा है) 
उसे देखवर मुझे दुख हो रहा हैँ। उससे प्रेरित होकर और सत्योपासना वी 
दृष्टि से मै यह लिख रहा हूँ ।" 

इसके बाद भगवात बुद्ध वी वश्णी को मानों प्रतिध्वनित करते हुए वे 
छ्खिने है . 

“वाठको, मैं जो वुछ वह रहा हूं, वह परम्परायत नही है परन्तु केवल इस 
कारण बह गएत नही है । आपवी परम्परा में परिवर्तन वरन को वह माँसे 
बार रहा है, इसलिए उसे त्याज्य न माने । चिद्र को आादर्पण करने छावव मह 
मुन्दर और आसाय नहीं हैं, इसलिए इसे आप गछत न मात हें। दीर्घवाल से 
जिस श्रद्धा का आप पीषण करी का रहे है, उस दृद श्रद्धा या यह उस्मूरन करता 
है, इस बॉोरभ वही यह से मान छें कि यह आपयो गटल सार पर छे जायगा। 


साहित्य-अवृत्ति र४७ 


में कोई सिद्ध, तपस्वी, योगी अथवा श्रोनिय नहीं हूँ, केवल इसलिए मेरी 
बातो को गलत न मान बैठे । बल्कि आप तो मेरे इन विचारी को अपने विवेक की 
कसौटी पर चढाकर देखें । इसमें यदि आपको वे सत्य और उन्नतिकर मालूम 
हो, जीवन के व्यवहार में ओर पुरुपाय में उत्साह भरनेवाले माडूम हो, प्रसन्नता 
में वृद्धि करनेवाले हो और आपके अपने तथा समाज के श्रेय को वढानेवाले 
प्रतीत हो, तो उन्हें स्वीकार करने में न डरे ।” 
भअत्त भें उन्होंने कहा है 
“इन लेखों में जितना सत्य विवेक-बुद्धि से स्वीकार करने योग्य हो और 
पवित्र प्रथलो को पोषण देनेवाला हो, केवल वही रह जाय और अधिक 
अनुभव तथा विचार से जो भूलभरा, पविन प्रयत्नों को नुकसान पहुँचानेवाला 
हो, उसका अनादर और नाश हो, ऐसा मै चाहता हूँ ।” 
इस पुस्तक की प्रस्तावना किशोरलाल भाई के गुरु श्री नाथजी ने लिसकर 
उसमें प्रकट क्ये गये विचारो पर अपनी मुहर लगा दी है। 
गाघधी-विचार-दोहन' और “गीता-मन्यत/'--इन दो ग्रल्थो की रचना सन्‌ 
१९३० से १९३४ के स्वातत्य-सग्राम के बीच सन्‌ १९३१ के सधिवाल में विडे 
पारले में गाधी विद्यालय के निमित्त से हुई थी । इस विद्यालय में उन कार्यकर्ताओ 
के लिए कुछ मास का एक प्रशिक्षण-वर्गे जारी किया गया था, जो गाँवा में 
जाकर सेवा-कार्य करना चाहते थे। उसमें एक विषय “गाधीजी के विचारो और 
सिद्धान्तों का परिचय! इस नाम का भी था। यह विषय किश्ोरल्ताछू भाई को 
सौपा गया था। उसके लिए की गयी तैयारी के फलस्वरुप गाधी-विचार- 
दोहन' का जन्म हुआ। जैसे-जैसे वे इसके प्रकरण छिखते जाते थे, वैसे-बैसे वे 
गाधीजी के पास भेज दिये जाते थे, ताकि वे उन्हें देख लें, उनमें सुघार कर दें 
और उन्हें प्रमाणभूत बना दें ॥ इस पुस्तक का पहला सस्कण सन्‌ १९३२ में 
गाधीजी को वगैर बताये हो छप गया था । दूसरा सस्करण गाघीजी के देसने के 
बाद सन्‌ १९३५ में छपा था । इस पर अपनी राय देते हुए गाधीजी ने लिखा था 
“इस विचार-दोहन को मै पढ गया हूँ। भाई किश्चोरछाल का मेरे विच्/रो 
से असाधारण परिचय हैं। जितना परिचय हैं, वैसी ही उसकी ग्रहण-अ्क्ति भी 


स्डट कशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


है। इसलिए मुझे बहुत कम फेरफार करना पद है । बहुत-सी बातो में हम दोनों 
के विचार एक-से हैँ। यद्यपि इसमें भाषा तो भाई क्शोरलाल की ही है, फिर 
भी प्रत्येव' प्रकरण में उस पर अपनी स्वीकृति देने में मुझे बोई आपत्ति नही मालूम 
होती ) बहुत से विचारा वो भाई किशोरलाऊ थोडे में दे सके, यह उनकी अपनी 
विद्येपता है ।! 
इस पुस्तक का त्तीसरा संस्करण सम्‌ १९४० में प्रयाशित हुआ। इसमें 
कितने ही नये प्रकरण जाड दिये गये । इनका भी ग्राधीजी मे देख लिया था । 
सन्‌ १६४४ में इसका फिट सया सस्करण हुआ, जो बहुत वर्षों से समाप्त हो 
गया हैँ। फिर भी जब 'नवजीवन' वी तरफ से पुनमुंद्रण के लिए माँग वी ग्रगी, 
तब विभोरलाल भाई वो छगा कि सन्‌ १९४० के वाद तो गाथीजी ने वहुत छिखा 
हैं और अपने विचारों को नये रूप में प्रस्तुत क्या है। इसलिए इस पुस्तक गो 
फिर से छिखना पड़ेगा। परन्तु पुस्तक' फिर से लिखने लायर उनवा स्वास्थ्य 
नहीं था। इसलिए उन्होने यह वाम मेरे सिपुर्द कर दिया। मैने चार-पाँच 
प्रबरण नये सिरे से तैयार क्यिे। इन्हें विशारठाल भाई देस गगे। परल्तु 
सयागयज् यह बम हमें स्थगित करना पडा । यह अब कथा भी गया, तो भी 
बापू वी राय इस पर नही मिल सवती । इसलिए अब ऐसा लगता है वि उनके 
विचारा था दोहन उन्‍्हींवे विचारा में दिया जाय, तो अधिक अच्छा होगा। 
“गीता-मन्थरन' की उत्पत्ति इस प्रयार हुई वि अपने अस्वास्थ्य के कारण 
विलोस्टणाठ भाई गायी विद्यालय की सुबह वी प्रार्यता में नहीं आ सबने थे । 
शुसलिए उन्हाने ऐसा क्रम बना लिया कि रोज दा-तीन घौयाई यागज पर गीता 
भू सवाद थोडे-थोडे में लिसरर मेज दिया वरते। जो एपदम अपड नहीं है, 
बिख्ुछ बच्चे भो नहीं, बहुत विद्धात्‌ भी नहीं है, ऐसे भाई-बहनतो वा 
ध्यान में रसपर ये ये सवाद लिसन थे । मरन्‍्तु पाँच-छट नब्याय लिखने के बाद 
वे गिरपतार हो गये । तब शोध भाग उन्होंने इसी त्रम से और दसी पद्ति से 
जैर में पूरा कर दिया। सन्‌ १९३३ दे मार्च में इसरा पहरा सस्प रण प्रशाशित 
हुआ। इगते बाद इसने तीन सत्वरण और छपे । 
सन्‌ १९३० में जब किशोर भाई मायिक-हेल में के, तो सयोॉरिय मेटरीर 


साहित्य-प्रवृत्ति र४९ 


"की लाइफ ऑफ दी द्वाइट एप्ट' नामक पुस्तक का 'उधघईनु जीवन” (दीमक का 
जीवन) इस नाम से उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। इसकी प्रस्तावना में 
उन्होंने लिखा था 
“दोमऊ यूरोप में एक अजनवी जतु है। ठप्डे देशो में यह जीवित नही रह 
सवती, जब कि गुजरात में शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिले, जिसने दीमक 
न देखी हो। फिर भी दीमक के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें 
यूरोप में लिखी पुस्तकें पढ़नी पह्ती हैं। यह हैँ हमारी छज्जाजनक स्थिति 
“हेसा होने पर भी यदि इस पुस्तक में केवल शास्त्रीय और रूसी जानकारी 
होती, तो इसवा अनुवाद वरने वी इच्छा मुझे शायद ही होती । परन्तु इस 
पुस्तक के छेखक जितने बड़े विज्ञानशास्त्री है, उतने ही बडे विचारक और सत्य 
के जिज्ञामु भी है। इस युग के कवियों और तत्ज्ञानियों में वे प्रथम पवित के 
पुष्य है | दीमक के जीवन का अध्ययन उन्होंने केवल जतुझास्त्र के कुतूहल को 
लेफर ही नही किया, बल्कि इसके द्वारा उन्होने जीवन के विषय में, आत्मा के 
विषय में तथा दीमक के जीवन से भनुष्य-जीवन के लिए क्या-या वोध ग्रहण 
किया जा सकता है, इस विपय में वहुतत विचार किया है और इन विचारी को बडी 
सरस भाषा में इस पुस्तक में पेश क्या है। फलस्वरूप यह पुस्तक जतुशास्त 
सम्बन्धी पाठ्य पुस्तक जैसी नही, वल्वि ऐसी वन गयी है, जैसी विसी महापुप 
बा जीवन सबके पढ़ने छायक और उपयोगी हाता है ।” 
इस पुस्तव वे दूसरे भाग में 'सारझशोधन' शीर्पकवाछ़े प्रकरण में दीमर 
दे विपय में अपने विचार भी दे दिये हैं और उसके साथवाले दो परिशिष्टी में 
दीमव' सम्बन्धी साहित्य आदि वी तथा भारतीय दीमव के बारे में भी सक्षिप्त 
जानवारी दे दी है । 
दीमफ ये जीवन से विशोरछाल भाई ने यह सार निकाला है 
“दीमफ के जीवन में हमने देसा कि उसके नर, मादा, सैनिक, मजदूर सब 
बर्ग अपने वो (समाज कॉ) भोग्य भानकर ही हर काम करते है । इसका छाम 
भी ये जीव अनुभव वरते है । इनमें भले ही सबको सतत वाम करना पड़ता है 
*परस्वु इनमें कोई केवछ भीगी न होने के कारण एक भी दीमक-चाहे वहू है 


श्पु० किशोरलाल भाई फो जोीवन-साधना 


मजदूर, सैनिक, जिस क्सी वर्ग की हो और स्वावलम्बी हो या परावरूम्वी-- 
रोगी, कमजोर या भूख से पीडित नही दिखाई देती १ 
“इस प्रकार किसी भी दृष्टि से देखिये, तो सुख का मार्गं--सपूर्णत छुख का 
सही तो भी सतोप का मार्ग तो इस सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार 
आचरण करने में ही हैं। सत्य यही हैं कि किसी भी जीव वा जीवत भोग के बगैर 
सभव नही है, फिर भी वह भोगी बनने के लिए नही है। बल्कि अपने अलावा 
शेष विश्व के उपयोग के लिए धीरे-धीरे अयवा एक ही बार में उसके लिए मर- 
मिटले के लिए हैं। अथवा यो कहिये कि भोग! दब्द का अर्थ है-दूसरों के लिए 
मर-मिटने का आवद। तिन त्यक्तेन भुजीधा ' ।” 
सन्‌ १९३२-३३ वी जेल में उन्होने टॉल्स्टॉय वे दी छाइट शाइन्स इन 
एाईनेस' नामक नाटक का गुजराती में रूपात्तर विया। टॉल्स्टॉय के माठक- 
सग्रह में यह उन्हें सर्वोत्तम नाटक प्रतीत हुआ | वर्चाडे शो की राय में भी यही 
टाल्स्दाय का सर्वोत्तम नाटक है। परन्तु वह तो इसे बला की दृष्टि से सर्वोत्तम 
मानता था, पर विशोरछाऊ भाई ने कछा की दृष्टि से सर्वोत्तम होने के वारण 
इसे पसन्द नही दिया था। उन्हें तो इसमें जो पामिव, सामाजिक और राजनैतिक 
दृष्ठि पेश की गयी है, वह बहुत बीमती मालूम हुई जौर उन्हें लगा वि हमारे 
देश वे लोग भी इसे समझें तो अच्छा, इस दृष्टि से उन्होने इसे पसन्द विया 
फिर यदि पला की दुष्टि से अनुवाद करना था, तो मूल नाटक जैसा था, उसी 
रूप में उसका अनुवाद करना चाहिए गा । परन्तु उन्हें तो छगा मि नाटव में जो 
बलः प्रकट वी गयी है, उसवी अपेक्षा उसमें जो सत्पासत्य का विवेचन आया हैं, 
बह ज्षषिक महत्त्व वी वस्तु हैं। इसलिए सामान्य पाठव भी समझ लें, इस 
हेतु से उन्होने नाठव को गुजराती पोशाक पहला दी । उन्होंने छिसा हैँ 
्मेल्स्टॉय ने इस नाटव में जो प्रस्त छेड़े हैं, के हिन्दू, मुसठमान, ईगाई आदि 
जिस विशिष्ट समाज से ही नही, समस्त मानवन्याति से सम्बन्ध रसते है। मे 
प्रइन सत्य, अहिंसा, कपरिग्रह आदि सार्वभौम ग्रतो और मनुष्या के पारस्परिय 
स्पषहार से सम्बन्ध रसनेवाके गिटान्तो में से उत्पन्न होते £। परन्तु इस विधय 
में सभी प्रचछित धर्म, राज्य और गमाज सत्य गे वहुत दूर घड़े गये है और प्रत्येर 
समाज बिसी ग्रसेशारत्, कानूत और सुब्यवस्था को इसवा कारण बता है । 


साहित्य-प्रवृत्ति र५१ 


इसलिए इसमें टॉल्स्टॉय ने ईसाई-धर्म पर जो आक्षेप किये है, उनसे कोई धर्म 
मुक्त नही कहा जा सकता। ये आक्षेप वैदिक धर्म पर किस प्रकार लागू होने है, 

थह इस स्पास्तर द्वारा बताने का यत्न किया गया हूँ। टॉल्स्टॉय का यह नाटक 
सर्वोत्तम समझा जाता है, इसका कारण मेरी समझ से यह है कि इसमें टॉल्स्टॉय 
ने कला की नही, सत्य की उपासना की है ।” 

टॉल्स्टॉय इस नाटक को पूरा नही कर पाये थे। पाँचवें अक का तो केवल 
ढाँचा मात्र तैयार कर सके थे। इसके आधार पर, परन्तु स्वतत्र रूप से किशोराल 
भाई ने पाँचवाँ अक खुद लिखा है। इस कारण पाँचवाँ अक टॉल्स्टॉय की मूल 
योजना से दूसरे प्रकार का वन गया हैं । 

सन्‌ १९३५ में उन्होने खलील जिब्नान के दी प्रॉफेट' का 'विदाय वेलाएं' 
नाम से अनुवाद किया | यह अनुवाद करने की इच्छा उन्हे क्या हुई, इस विषय में 
उन्होने लिखा है - 

“कबि का बहुत-सा कथन सत्य और सुन्दरता के साथ पेश किया गया 
सत्य है। यदि ऐसा मुझे नही लगता, तो केवल काव्यानद के लिए मैं यह अनुयाद 
नही करता ।” 

सन्‌ १९४२ के आन्दोलन के जेल-प्रवास में उन्हादे और काका साहब ने 
मिलकर अमेरिकन लेखक पेरी बर्जेंस का हू वॉक अछोन” नामक उपन्यास बा 
“मानवी खडियरो' (मानवीय खेंडहर) नाम से अनुवाद क्या। मूल लेखक 
अमेरिकन छेप्रसी फाउण्डेशन (कुप्ठ-सघ) के अध्यक्ष है और एक महारागी 

(कोढी) की आत्मकथा के रप में यह उपन्यास उन्होने लिखा हैं। युद्ध में उत्साह 
के साथ वह शरीक होता है और वाद में अपने पिता के बढते हुए व्यवसाय का 
मालिक बन जाता है। जेन जैसी प्रेमल तथा कलारसिव तरुणी से विवाह 
करके वह धरती पर स्व लाने के सपने देखता हैं। भाई का नाम है ठॉम, जो 
बडा नि स्पष्ट और चतुर है। उसके सहयोग से सासारिक दृष्टि से खूब आगे 
बढ़ने की उम्मीद करता है। परन्तु इतने में कोड बार एक छोटा-सा दास इसके 





+ इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद स्वे-सवा-सघ द्वारा गीद्य प्रकाशित 
होनवाला हूँ। 


र्पर किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


सारे जीवन-प्रवाह को सुख देता हैँ और इसे निराशा की खाई में ढकेल देता 
है। फिर भी इस निराशा में से भी वह घीरे-धीरे अपने को संभाल छेता हैं। 
स्वदेश (अमेरिका) और स्वजनो से दूर 'फिलिपाइन्स' द्वीप-समूह में खास तौर 
पर महारोगियो के छिए निश्चिदत वयूलियन नामक दापू में वह जाकर बसता है। 
वहाँ के दिवासियों के साथ एकहूप होकर जीने का झक्तिभर प्रयास करता है 
और इस प्रकार विनाश में भी मवीन जीवन-रस उत्पन करवे' नयी सृष्टि की 
रचना करता है । इस प्रकार के जीवन-वीर वे सात्त्विक और अद्भुत जीवन-कार्य 
वी यह एक बहानी हैँ ।* 
कहना नहीं होगा कि किश्ोरलाल भाई द्वारा अनुवाद के लिए पसन्द वी 
गयी ये चारो पुस्तवे अत्यत सत््वशील और जीवन के निर्माण में मदद वरने- 
बाली है। 
सन्‌ १९३६ नें सत्यमय जीवन और सत्पासत्य-विचार' नाम की उनती 
एफ पुस्तक प्रकाशित हुई । छा मो्ें वी एक पुस्तक है-- मान बाम्पोमाइज' 
महादेव भाई ने इसका सत्याग्रह वी स्योदा' शे रूप में अनुवाद क्या था। 
उन्होंने एवं बार कहा था वि ला्ड मोलें के साय आपके विचार वहाँ तव मिलते 
हैं, यह देसने के! लिए आप इसवा दूसरा प्रप्रण पढकर देस झे और फिर आप 
इसवी समालोचना बर सर्वे, तो अच्छा ही। विशोरठाल भाई ने यह स्वीवार 
विया और तदनुसार सन्‌ १९२७-२८ में यह पुस्तत लिसी। सन्‌ १९३२ में 
जब ये जेल गये, तव उन्हें इच्छा हुई विः इसे एवं बार दोहरा ऐना चाहिएं। 
इसलिए इसे वे अपने साथ छे गये। वहाँ उन्होने इस पुस्तप' वा रुप ही बदर 
दिया। शुरू में यह समालोचना के रूप में छिप्री गयी थी । अब मगर एवं स्वतत् 
और विरतृत निदन्‍्ध बन गया। 
विश्लोस्टाछ भाई ने शिसा है « 
* मेरी गह पुस्तप संक्षेप में इस अैकार थी है--सत्य कै उप्ायाक वो विचार, 
याद्री मौर व्यवद्ार में किस प्रश्ञार बरतना चाहिए और हमारे देश के भिप्त- 
भिप्त प्रश्नों मे! विषय में हमारा यर्ताव रैसा होगा घाहिए और आने बैगा है 





# देसिये जुष्य्मेवा--नाक दरेभरी बटाती 


साहित्य-अवृत्ति श्प्‌३ 


इस बारे में सिद्धान्त तथा व्यवहार, इन दोनो दृष्टियो से इस पुस्तक में विचार 
किया गया है। चर्चा की पद्धति में इसमें मोर्ले का अनुसरण क्या गया है। 
इस कारण इसमें मोर्ले की पुस्तक का आवश्यक सार और उस पर मेरी टीका 
भी आ गयी हैँ । परन्तु इसमें उनकी पुस्तक का पूरा सार भी नहीं हैं। इसी 
प्रकार उनसे जहाँ-जहाँ मेरा मतभेद है, वह भी दे दिया गया है ।” 

अपने असत्य अचरण का वेवल बचाव करने के लिए ही नही, वल्कि 
यह बताने के लिए कि यही करना उचित है, कई लोग प्रश्न करते कि यदि अपने 
स्वार्थ के लिए नही, परन्तु सार्वजनिक हित के लिए हम किसी सरकारी नौकर 
को फोड, तो इसमें क्या बुराई हैं ? अथवा नि स्वार्थ प्रेम के लिए किसी सिद्धान्त 
को जरा अलग रस दें, तो इसमें कौन बडा दोष हो जाता है ? नि स्वार्थ प्रेम भी 
तो सत्य के ही समान महत्त्व रसता हैँ। इस तरह के प्रश्नों का सीधा जवाब इस 
पुस्तक में है। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु किशोरलाल- 
भाई की सत्य पुस्तको के समान इस पुस्तक का गुजराती के पाठकों में प्रचार 


हुआनही दीलता। 
किशोरलछाल भाई की पुस्तकों में जिसका झायद सदसे अधिक प्रचार हुआ 


है, वह है उनका गीता का समश्छोकी अनुवाद 'ग्रीता-ध्यनि'। इसके विशेष 
प्रचार का कारण हमारे समाज में मूल गीता ग्रन्य की अत्यधिक लोकप्रियता 
भी शायद हो । किशोरलाल भाई ने पहलेवाले पद्मानुवादों से भी छाम तो उठाया 
ही हैं। इनमें भी वे सवसे अधिक ऋणी कवि श्री नानाछाल के हैं। उन्होंने 
लिखा है कि “वर्षो तक उनके अनुवाद का उपयोग करने के बाद ही मुझे मह 
अनुवाद करने की बुद्धि हुई हैं ।” 

हमारे देश के आथिक प्रश्नो पर भी क््लोरलाल भाई ने अत्यत मौलिस्ता 
के साथ विचार किया है। सबसे अधिक विचार उन्होने सिय्के के प्रश्व पर किया 
है और इस पर 'सुवर्णनी माया' नाम की एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी हैं । 
इसमें इन्होने यह सिद्धान्त प्रतिषादित किया है कि प्रजा का या प्रजातत्र का धन 
वहीं है, जिमे निर्माण करने की शक्ति जनता के हाथो में हो । अपने लेन-देन के ;। 
व्यवहार में अथवा राज्य के क्र चुकाने के लिए इस घन का उपयोग वे कर सके, 
तो इनकी माँग को वे पूरी कर सकते है । परन्तु इसके बदले अपने इन व्यवहारों 


श्ष्४ड किश्ोरछाल भाई को जोवन-साधना 


में एक छोटा-सा भी सिक्का देना उनके लिए लाजिमी कर दिया जाय, जिसे वे 
अपने सेत, नदी, समुद्र जथवा कारखानो में पैदा लही कर सकते है और उसे प्राप्त 
करने के लिए उन्हें किसी दूसरे आदमी का मुँह ताकना पडता हो, तो अवेला 
यह छोटा-सा सिक्का उन्हें पामाल कर सकता है । किसी भी देश में आर्थिक 
च्यवहारों का साधन वही घन होना चाहिए, जिसे जनता का वहुत बडा हिस्सा 
अपने परिश्रम से पैदा कर सकता हो । आगे चलकर वे लिखते है 

“यदि इस निवन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त सही हो, तो सोने, चाँदी तथा 

सिबको के व्यापारियों (अर्थात्‌ सर्राफो, लेन-देन का धन्या करनेवालो आदि) 
वो छोज्कर जनता के शेप भाग को समृद्ध वनाने में हम केवल एक हद तक ही 
सफल हो सकते है। हमारे सारे प्रयत्तो के बावजूद इन दोनो का हाथ ही ऊपर 
रहेगा और सारा मक्खन यही छोग खा जायेंगे । 

इस निबन्ध में प्रतिपादित सिद्धान्त उन्हें पहले-पहल टॉल्स्टॉय की तब 
बरें कया ?! लामक पुस्तक से सूझा था । 

सन्‌ १९३७ में उनकी स्त्री-पुरुप मर्यादा' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । 
यह एक स्वतत्न पुस्तक नही है। पिछले दस वर्षों में इस विपय पर उन्होने समय- 
समय पर जो सेख दिखे, उनका यह संग्रह है। सहजानद स्वामी में सत्सगिया के 
लिए इस विप्रय में जो नियम बना दिये थे, अपिकाश में उन्ही पर यह सारी 
रचना वी गयी है) विश्ोर॑छाल भाई लिखते है; 

“इन नियमों को यदि घिन (सूग) दू' वा नाम दिया जाय, तो कहा जा 
सवता हैं कि ससारी समाज को भी कुछ भर्यादाहपी घित वी छूत सहजानद 
स्वार्मी ने अवश्य लगायी । यह छूत मेरे पिताजी को भी विरासत में मिद्री थी 
और उन्होंने इसका विचारपूर्तक पोषण किया था और हमें भी छूगाने की 
कोशिश की थी। मेरी झवित के अनुसार रुझमें भो यह घिम' टिक सब है 
और में मानता हैं. विः उसके टिके रहने में सेश और समाज वा हित हीं 
हुआ है 

“मूर्ग शब्द वा व्यवहार तो सहजानन्द स्वामी ने ब्याजोकि्त के रूप में रियर 
हैं। वास्तव में स्त्री-जाति वे प्रति उनके मन में बभी अनादर नही पा । यही नहीं: 
स्यक्तिगत रफ सें वे स्विया के साय बनी घूचा का द्वाव नही घरते थे । इसके 


साहित्य-प्रवृत्ति रपप 


विपरीत स्त्रिया की उन्नति वे लिए उहाने ऐसी कितनी ही प्रवृत्तियाँ शुरट की 
थी जा उस जमाने में नयी कही जा सकती थी। सस्था मैं भी सद्दी की थी ! 
भेरे पिताजी वे मन में भी स्त्री-जाति के प्रत्ति अनादर या घिन नही थी। हमारे 
परिवार में घूंघट, ससुर से वातचीत न करना, ससुर या जेठ के सामने पति के 
साथ बातचीत न करना इत्यादि मर्यादाआ का पालन नहीं क्या जाता था 
और गृहस्यी का लगभग सारा कारोबार स्तिया के ही हाथा में था। इस कारण 
परिवार में नये सुधारा का प्रवेश करने में हमें कभी कोई कठिनाई नहीं आयी। 
रोना-पीटना, श्राद्धादि का भोजन जातिभोज, वर का जुलूस, स्वदेशी, खादी, 
अस्पृश्यता निवारण मूत्ति-्युजा उत्सव आदि वाता में जो सुधार हमारे परिवार 
में किये गये, उनको लेकर हमारे पिताजी का या हम भाइया को स्त्री वर्ग से 
शायद ही कभी कोई झगडा करना पडा हो । स्त्री-जाति के प्रति मत में अनादर 
या घृणा होती, तो मेरा खयाल है कि ऐसा नतीजा नही आ सकता था। 
इस पुस्तक का 'आमुख' (प्रस्तावना) काका साहब ने आर्य आदर्श की 
दृष्टि से! इस शीपेक से लिखा है। उसमें व कहते है 
“ किशोरलाल भाई की भूमिका और विवेचन पद्धति मौलिक निशचयात्मक 
और ओज पूर्ण हैँ। यदि आप कहें कि यह झिथिलता निर्दोप मानी जा सकती हैं, 
ता वे पूछ सकते है कि यह ठीक हो, तो भी इससे छाभ क्या ? क्या उसके बगैर 
काम नही चल सकता ? फिर यह शिथिलछता वी हिमायत क्सिलिए ? तब 
मनुष्य मिरुत्तर-सा हो जाता है। हि 
* आज के जमाने की हवा इससे बिलकुल उल्टी है। स्वततन्नता के नाम पर, 
जीवन की पूणता के नाम पर और इसी तरह के अनेक सिद्धान्ता के नाम पर आज 
का जमाना अधिक-से-अधिक छूट लेने मे और उसे उचित सिद्ध करने में भी 
विश्वास रखता है । इसलिए बहुत-से छोगा का लगेगा दि क्झोरलाल भाई 
की यह फिल्ॉँसपी काल प्रवाह से उल्टी दिशा में जानेवाली है। फिर भी उनके 
कट्टर विरोधियों के दिल में भी उनकी भूमिका के प्रति आदर उत्पन हुए 
बिना नही रहेगा। विवेकशील मनुष्य अपनी भूमिका को कुछ सौम्य बना- 
कर क्शोरलाल भाई के साथ यथासमभव मेल बैठाने का भी प्रयत्न करेगा।" 
सन्‌ १९३८ में इनकी "नामाना तत्त्वो' नामक पुस्तक अकाशित हुई _ 


श्प६ क्थोरछाल भाई की जीवत-साधना 


यह पुस्तव उन्होंने भाई ऊेठाछाल याधी वी मदद से लिखी हैं। अग्रेजी ओर 
भारतीय हिसाव वी पद्धति के तत्त्वों के बीच के भेद को समझकर उनके बीच 
समन्वय स्थापित करने का इसमें प्रयत्त क्षिया गया है। घार्मिक्त ओर आध्या+ 
ौत्मिक दृष्टि से हमारे सामाजिक प्रश्नी की चर्चा करते-करते हिसाब रखने वी 
पद्धति पर पुस्तक लिखने की वात विशोरल्लछ भाई को इसे सूझी, इस तरह का 
प्रश्न कोई कर सकता हैं। इसवा खुलासा उन्होने इस प्रद्ार किया हैं: 

“अध्योप्मविपयेक अमो में एक यह अम भी हमारे देश में धर कर देदां 

हैं कि आध्यान्मिव जीवन विनाने को इच्छा करनेवाले छोगो को हिसाव- 
वि़ाव के प्रति उदासीनता रखनी और वतानी चाहिए ॥ आध्यात्मिक वृत्ति- 
बाड़े मनुष्य का हिसाव रसना, उससे हिसाद माँगना या देना भी और यदि वह 
हिसाव न दे सके, तो उसे उलाहना देना उसका अपमान करने के समान है। 
इस तरह वे विचार अबुद्धि के हैं। मुझे यह बहने में तनिक भी सकोच नहीं हि 
उममें वही भी आध्यात्मिकता नहीं हैं। मनुष्य वी वृत्ति आध्यात्मित्र हो 
भा दुनियादारी वी, यदि वह एक पाई वा भी लेन-देन करता हैं और इस हि 
देन से दुसरो वा सम्बन्ध आता है, तो उसे हिसाव वी सावधानी अवश्य हो रखती 
चाहिए। इस विषय में जो व्यवित स्थपरवाह रहता है, वह केवल समाज ने ही 
नहीं, अपने आध्यात्मिक विकास के अ्रति भी गुनहयार है । ट्सिव में सावधानी 
और अर्थलेन्न, ये दा अटय-नरूग चीजें हें--एक नहीं ।7 


साहित्य-अपृत्ति श्५७ 


गुजराती का नागरीकरण करने में केवल नौ अक्षर बदलने हागे। ये अक्षर 
नागरी जैसे लिसे जाये। नागरी की शिरीरेखा हटा दी जाय, तो गुजराती लिपि 
आसानी से नागरी बना दी जा सकती हैं। इस लिपि में उन्हाने अपनी दुछ 
क्ताबें छपवाई भी हैं। इसके लिए नया टाइप बनाने में प्रस्थान! बाले 
श्री रणछोडजी मिस्त्री ने उनकी बहुत सहायता की थी ! इसके अतिरिक्त रामन 
लिपि के उच्चारण में कुछ सुधार करके उसे अपना लेने के पक्ष में भी वे थे। 
उनकी दलील यह थी कि लेखन तथा मुद्रण की दृष्टि से वह मिश्चित रुप से अधिक 
सुविधाजनक हैं। दो लिपियाँ जाननेवालो की गणना वी जाय, ता दूसरी 
लिपि के रूप में रोमन लिपि जाननेवालो की सख्या सबसे अधिक मिलेगी । 
फिर पतो के लिखने में, व्यक्तिया तथा स्थाना के नाम लिखने में जौर तार 
लिखने में भी रोमन लिपि का उपयोग हाता हैं । जातरदेशीय व्यवहार के 
लिए तो यही लिपि सबसे अधिक महत्त्व की है । 
सस्कृत परिवार की श्रास्तीय लिपियो को सुधारकर उनका नाग्ररीकरण 
कर देने पर भी सभव है, मुसलमान उर्दू का आग्रह न छोडे। इन सब बाता का 
विचार करने के बाद 'समूत्ठी क्रान्ति! (जडमूल से कऋन्ति) नामक पुस्तम में 
उन्होने नीचे लिखे विचार प्रकट क्ये है 
“(१) रोमन लिपि का एक नया रूप निश्चित फिया जाय, जिसमें प्रान्ता की 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के विविध उच्चारण पूरी तरह से और निश्चित स्प में 
बोले जा सकें । इसे निश्चित रोमन लिपि कहा जा सकता है। 

(२) हर आदमी के लिए प्रान्तीय लिपि और नवीन निश्चित रामत 
लिपि--इन दो लिपियो का ज्ञान अनिवार्य कर दिया जाय । 

(३) मातृभाषा के तौर पर हिन्दुस्तानी को क्सी भी रूप मे कोई बोले, तो 
उसके लिए नागरी और उर्दू--ये दो लिपियाँ रहें। उसके लिए नागरी और 
रोमन अथवा उर्दू और रोमन सीपना आवश्यक हा | 

(४) राष्ट्रभाषा के रुप में जो हिन्दुस्तानी का अध्ययन करें, वे उसे अपनी 
इएतीय लिपि में या। रोमन जि में खोजें औप आपरी सुचिया के जनुछार द 

इनमें से कसी भी लिपि का उपयोग हिन्दुस्तानी लिखने में करें। प्रान्नीय सरकार 
दोनो लिपियो को मान्यता दे ३ यही बात प्रान्तोय भाषा के विषय में भी हो । 
श्छ 


श्षुट किशो रलाल भाई को जोवन-साधना 


(५) जनता केद्धीय सरकार से पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दुस्तानी भाषा 
के उपयोग के लिए निश्चित रोमन, देवनागरी या उर्दू, इनमें से किसी भी लिपि 
वा उपयोग करें) जनता की जानवारी के लिए प्रकाशित की जानेवाली 
विज्ञप्तियाँ रोमन लिपि में और प्रदेश की अपनी लिपि में प्रकाशित हो । 

इस व्यवस्था से देश्व की प्रत्येक भापा के लिए एक सामान्य छिपि--और 
सो भी ससारव्यापी लिपि प्राप्त हो जायगी। साथ ही प्रान्त के आन्तरिक दैनिक 
व्यवहार के लिए प्रान्तीय छिपियाँ भी बदी रहेंगी और हर भाण सीसना भासात 
हो जायमगा ।” 

विशोरलाल भाई की दिलचस्पी का दूसरा विपय था--राज्य विधान | 

सन्‌ १९४६ में जब हमारे देश के लिए नया सविधान बनाने की चर्चाएँ चछ रही 
थी, तव उन्होने स्वतंत्र भारत का विधान वैसा हो, इस विपय में अपने कुछ 
सुझाव एक पत्रिका में प्रकाशित विये थे। इसमें से कुछ सुझाव बिलकुल मौलिव' 
थे। परल्तु वे वर्तमान पीढी के विधान-शास्त्रियों वो शायद आदर्शवादी अथवा 
अव्यावह्वारिक मालूम हा, इसलिए दे मजूर नहीं हुए । इनकी त्तफमीलो में हम 
सहाँ नही जायेंगे । 

कगठ्यानी नजरे' (कौए वी आँस से) भीपक से उन्होने ग्राधीवादियों पर 
कटाक्ष वरनेवाले कुछ लेख सन्‌ १९३८-३९ में लिखे थे। गुजराती में इनवा 
अनुवाद १९४७ में प्रवाशित हुआ | इसी प्रकार “आश्रम वा उत्छू' उपनाम 
से भी उन्होने बुछ लेस छिखे थे । परन्तु अब तो बहुत से छोग जानते है वि ये 

छेस विशोरणाक भाई वे ये) इनतो भूमिका छियते हुए विभोरलाल भाई ने 
'छिसा था वि “इस उत्सू वे विचारों से में न तो सहमत हूं ओर न असद्दमत 7 

किशोरछाछ भाई वी जिस पुस्‍्तव मे शुजराती पाठयों था ध्यान सबसे 
अधिय आवधित किया हैं, वह है--समूछी क्रान्ति! ( जटमूल से त्ान्ति ) 
सन्‌ १९४५ से सन्‌ १९४८ ये बीच वी उत्तम पुस्तव के रुप में उन्हें दो पुरस्कार 
मिे ६ै। इसमें उन्होंने धर्म ओर समाज, आवधिता विधय, राजनीति तथा शिता 
के विधय में अपने प्रान्तिरारी विचार सूत्रात्मय शैसी में प्रवट विये हूँ । पुस्तव 
औराएटीफरपपओ के क्‍िएले है. 

“मानव-जाति और मानवता पर मेरी श्रद्धा हैं। वह विभी देश-विशेष या 


साहित्य-प्रवृत्ति २५९ 


काल-विश्येप के लिए सीमित नही हैं। जैसा कि मैने--अनैव वार बहा हैं-- 
पूर्व की सस्कृति और पश्चिम दी सस्कृति, हिन्दू-सस्दति, सुसलिम-सस्दति--ये 
भेद मुझे महत्त्व के नही मालूम होते। मानव-समाज में केवल दो ही सस्कृतियाँ 
हैं--भद्र-सस्क्रत और सत्त-सस्कृति | दोनों के प्रतिनिधि समस्त ससार में 
फैले हुए है। इनमें से सत-सस्क्ृति के उपासक जितनी निष्ठा और निर्मबता 
के साथ व्यवहार करेंगे, उतने ही अज्य में मानव-जाति के सुख वी मात्रा बढ़ेगी ।” 

यह उनकी अतिम पुस्तक कही जा सकती हैं। इसके बाद पुस्तक वे रुप में 
लिसने का अवबाश उन्हें नही मिल सका। उनकी सारी शर्त 'हरिजन- 
पत्रों के सम्पादन में, उनके लिए लेख लिखने और उनसे सम्बद्ध पत्न-व्यवहार 
बरने में रय॒ जाती । परन्तु उनके गुरुभाई श्री रमणीकलाल भाई मोदी ने 
उनके लेखो का सग्रह करके अभी-अभी कुछ पुस्तकें तैयार की है । वे कम महत्त्व- 
पूर्ण नही हैं । उनका भी हम अवलोकन करेंगे। 

“मसार और धर्म” नाम से उनके छेखो का एक सग्रह सन्‌ १९४८ के अप्रैल मे 
प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रस्तावना प्रन्ञाचक्षु पण्डित सुखलालूजी मे विचार- 
कणिका' नाम से लिखी हैं । इसमें वे लिखते है 

“इन छेखो को मैने अनेक वार एकाग्रता के साथ सुना है। अन्य भारतोय 
तत्त्व-विन्तवों के भो कुछ लेख सुने हैं । जब मैं तटस्थ भाव से इस तरह के 
चिन्तन-प्रधान लेखों की तुलना करता हूँ, तो लगता है कि इतना अधिक और 
इतना ब्रान्तिकारी तथा स्पप्ट और मौलिक चिन्तन करनेवाला पुरप भारत में 
बिरला ही होगा। 

“संपूर्ण सग्रह सुन छेने पर और उस पर भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करने 
पर इसकी अनेकविध उपयोगिता समझ में आती है। साम्प्रदायिक और असाम्प- 
दाधिक मानसवाले सभी समझदार लोग जहाँ देखिये, वहाँ यही माँग कर रहे 
हूँ कि शिक्षण-क्रम में कुछ ऐसा साहित्य होना चाहिए, जिससे उगते हुए प्रजा- 
जनो को घर्म के सच्चे और अच्छे सस्कार मिल सके। वह नवयुग के निर्माण में 
सहायक भी हो और साथ ही प्राचीन प्रणालियो का रहस्य भी समझा सकता हो ॥ 
जहाँ तक मुझे पता हैं, केवछ गुजराती में ही नही, वरन्‌ गुजरात से बाहर भी इस 

तरह वी माँग को पूरी करनेवाला साहित्य अन्य किसी भारतीय भाषा में नही है । 


२६० किश्नोरछाल भाई को जीवन-साषना 


* शायद ही अन्य कोई पुस्तक देखने में आये, जिसमें इतनी गहराई, निर्भयता 
तथा सत्पनिष्ठा के साथ तत्त्व और धर्म के प्रस्तो के विपय में ऐसा परीक्षण 
और सब्योधन हुआ हो । जिसमें एक ओर किसी भी पथ, किसी भौ परम्परा 
क्षभवा कमी भी शास्त्र के विषय में विशेष अविचारी आग्रह न हो और दूसरी 
ओर जिसके अन्दर नये और पुराने विचार-प्रवाहों के अन्दर से जीवन स्पर्धी 
मत्य देटक्र रुक दिया गया हो। मेरी जान में वो ऐसी यह एक ही पुस्तक है। 
इसशिए हर क्षेत्र फे योग्य अधिकारी पुरुष को मेरी सलाह हैं कि वह इस पुस्तन' 
को अवद्य पढ़ें। इसी प्रकार शिक्षण-का्ये में जिन्हें रुचि है, उन्हें मेरा सुझाव 
हैं वि वे भले ही किसी भी पथ या सप्रदाय को माननेवाले हा, फिर भी इस 
पुरतक' में बतायी विचार-सरभी वो वे समझे और इसके बाद अपनी मान्यताओं 
बू। परीक्षण करवे देखें। 

सन १९४९ वे दिसम्बर मास में उनके लेखा वा एक और सम्रह प्रशशशित 
हुआ, जिसवा नाम है 'केलदणी विवेक' ( शिक्षा में विवेक )। सन्‌ १९५० के 
जून में इस विपय वे छेखा का एक दूसरा सप्रह वेलवणी विकास! ( शिक्षा का 
विकास ) नाम से प्रकाशित हुआ | ये दोनो सग्रह प्रवाशित करने का ख्ेय॑ 
श्री श्वणीवलाल माई मोदी वो है । पहले सग्रह में शिक्षाविषयत' उनके झुटकर 
ऐेस है। इसे कैल्वणीना पाया' नामक पुस्तर वा अनुप्रन्य बहा जा सरसा है । 

'केश्यणी विवा्' में बुनियादी शिक्षा अयवा नयी तालीम सम्बन्धी लेस है। 
पिशोरलाल भाई वी सूचा से इस सप्रह वे पूरव के रूप में मैने एक विभ्वृत 
हेख लिपयरर उसमें नयी तादीस वी सायोपाय चर्चा वी है। यह लेट उन्होने 
धतूरम' दे रुप में मही, वत्वि भूमित्रा वे रुप में इस पुस्तक में दे दिया हैं। 
अधियाविधयय छेसा का भी एक सम्रह तैयार यरमे श्री रमग्रीवशार 
भाई ने उसे 'अहिसा-वियेचत थे लाम से सनू १९५३२ के जुराई मास में प्रशारित 
किया हैं। इसमें उनन्‍्हाते दो छाटी पुशिक्षाओ या भी समारेश वर टिया है, 
जा दिशास्टात भाई ने भनू १९६४१ में वेहवार अध्सा” नाम में तथा 
गनू १९४० में 'पफिनयता' मे! दाम के छियी थी) विट्वार भटिया के लिए 
एिसे झपने दो शब्द में गाधीजी ने स्ित हैं ४ 27 
*किशोरलर भधमस्वारा सत्य ये गहरे शोपर है। ये अटिया पर्क से 


खाहित्य-प्रवृत्ति २६१ 


ही। पले है । परन्तु वे किसीकी वात के ज्यों की त्यो मान छेतेवाले नही है । जो 
बात उत्तती कसौटी पर सही सावित होती है, उसीको वे मानते है। इस प्रकार 
अहिसा के सिद्धान्त का स्वीकार भी उन्होने सूब मन्यन करने के बाद ही किया हूँ 
उसे उन्होने अपने व्यक्तिगत जीवन जौर व्यवहार में तया राजनैतिक, आर्थिक, 
सामाजिक और कौदुम्विफ क्षेत्रों में--और अमेक परिस्थितियों में परीक्षण 
करके देख लिया है । इसलिए उनके निवत्थो का अपना एक स्वतन्न महत्व है। 
जिनको श्रद्धा अहिसा में है, उनकी श्रद्धा इन निवन्धा को पढ़कर दृढ़ होगी और 
फिन्हें इसके विपय में श्काएँ हैं, उनकी शकाएँ इतके पढने से दूर हो जायेगी ।” 
फिर भी इस सग्रह की प्रस्तावना में विशोरलाल भाई लिखते है 
“अहिरा का विवेशन करने का मुझे कोई वडा अधिकार है, ऐसा अम मुझे 
नही हैं। पाठक भी ऐसा भ्रम न रखें । मेरे इन विचारों को पाठक अपने विवेक 
की कसोटी पर परखे और इसमें उन्हें जो सही जंचे केवल उन्हीको स्वीकार करें । 
“ददि किसीका खयाल हो कि मे ये शब्द अत्यधिक नम्नता से कह रहा हूँ, 
उनसे मेरी प्रार्थना है कि कुछ दिन पहले (अर्थात्‌ सन्‌ १९४७ के अन्त में अथवा 
१९४८ के जनवरी में) अहिसा के परम अधिकारी पुरुष ग्राधीजी में कसी 
मित्र के सामने जो राय प्रकट की थी, उसे याद कर लें। उन्होंने कहा था कि 
“क्रिमोरलाल भी अहिंसा को ठोक से नहीं समझ पाये है।' अगर मुझे ऐसा 
न लगता कि मेरे इन ठेखो से कुछ छोगो को अपने विचारो के सुलजाने में 
और मार्ग देखने में कुछ मदद मिल्ठ सकेगी, तो इस सग्रह को प्रकाशित करने में 
मुझे बगवर सकोच होता ।” 
यह संप्रह सन्‌ १९४७ तक के लेखों का हैँ। उसके बाद तो हरिजन- 
पठ़ो के सम्पादक की हँसियत से इस विषय में उन्होंने और भी बहुत लिखा है। 
“हरिजन' में उन्होंने 'गाथी और साम्यवाद' दीपक से एक लेखमाला 
लिखी थी | इस ठेखमाला पर जो टीऊाएँ और चर्चाएँ खास तौर पर क्तिने ही 
साम्यवादी मित्रो के द्वारा हुईं, उन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ सुघार करके 
ओर दही कुछ विस्तार और खुलासा करके यह लेखमाछा पुस्तक के रुप में 
प्रकाशित वर दी मयी है । विनोदा ने इसकी भूमिका छिखकर इसके महत्व 
और भी बढा दिया है। प्रस्तावना में किझलोरछाछ भाई छिखते है : 


रद्रर किशोरलाल भाई फी जीवन-साधना 


“दह पुस्तक साम्यवाद का विद्वत्तायूर्णे निस्पण नही है। साथ ही यह गाधी 
विचार बी कोई अधिकृत मीमासा भी नहीं हैं । इसलिए इसमें किसी एक 
विचारधारा का साम्ोपाग सरल भाषा देखते की अपेक्षा न रखें । दोनो महापुर्पो 
और उनके अनुयायियों के विचारों की आधारभूव दृष्टि क्या है, यदि इतनी-सी 
जानकारी भी इसमें से पाठका को मिल जाय, तो बहुत समझना चाहिए ॥” 

बहुत-से छोग मानते हैं कि साम्यवाद में से दिसा को निकाछ दिया जाय, 
तो गाधीवाद और साम्यवाद के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। अथवा यो 
कहा जा सकता है कि ग्राघीजी अहिंसक साम्यवादी थे या गाधीजी और साम्य- 
चादियो के बीच साध्य के विषय में कोई भेद नहीं, केवछ साधनों में भेद हैं। 
दोनों सिद्धास्तों में अगर गहरे उतरकर देखा जाय, तो यद्यपि यह मान्यता 
एकदम गलत नही, फ़िर भी वह अवश्य ही वहुत्त अधूरी मालूम होगी ) यह 
बात भी इस पुस्तक में बतायी गयी है । मार्क्स और गाघीजी की जीवन-दृष्टि 
में बडा महत्वपूर्ण भेद है। इसकी ओर विशोरलाल भाई ने पाठकों का घ्याते 
आकपित क्या है। 

वर्ष-विग्नह से भ्रान्ति नहीं छायी जा सकेती, इस विषय में उन्होंने जो लिखा 
है, उसमें से हम कुछ अझय यहाँ दे रहे है 

“यदि वर्ग-विग्रह की सूदम जाँच वी जाय, त्तो ज्ञात होगा वि जिन 
नैतिक और मानसिक भावों पर गरापीजी जोर देते है, जब तक वे सिद्ध 

नही ही जाठे, तव तव उसका (वर्ण-विग्रह का) अन्त छावे के लिए मावर्स का 
सुझाया हुआ हल असफल ही रहेगा । इतना ही मही, अन्त में वर्ग-विहीन समाज 
की स्थापना में भी वह असफ़्ल हो सिद्ध होगा ! पूँंजीपतियो वा मत्छ करके 
उनकी सम्पत्ति पर अधिकार करना अयवा राजा वा वष बरने सून करनेवाले 
को अध्यक्ष का सलाम देरर उसके स्थान पर बैठाना, इस फेरफार यो वात्ति 

बहना अन्त में अच्छे परिणाम नी दृष्टि से तो केवल लब्र चलानेवाले व्यक्तियों 
की अदला-वदलो ही यही जायसी । इस श्रफार केवल मनुष्यों मे बदलते में 
बया रखा हैं? इसमें तो एक तरफ इन छोगो का आपस में और दूसरी तरफ 
इनके तथा श्रम वरनेवाली जनता मे बीच लगभग आन्ति ये पहते मैंसा ही 
सम्बन्ध बना रहता है। इसमें छोगो ने जन्दर पहले जैसे ही सम्बन्ध वासमे 


साहित्य-प्रवृत्ति रइ्३ 


हो जाते है और उनके हितो में उसी प्रकार सघर्ष पैदा हो जाते हैं। जिस 
प्रकार जार का झासन अत्याचारी ओर मनमाना बन गया था और उसका 
हिंसा से नाश क्या गया, उसी प्रकार मजदूरों का अधिनायकत्वशीक शासन 
भी छांगा के लिए जब असह्य वव जायगा, तव उसका भी इसी प्रकार नाश हो 
सकता हैं। कोई भी व्यक्ति निश्चयपूर्वक यह नही कह सकता कि कारखाना 
में काम करनेवाले मजदूरा की एकाधिपत्यवाली सत्ता अत्याचारी, निरकुश 
और चाल्वाज जार और उसके सरदारा के समान अथवा पूंजीपतिया के समान 
कोई नया वर्ग पैदा नही कर देगी।” 
पुस्तक के अन्त में उन्होंने गाज के सामाजिक अथवा राजनैतिव सत्ता- 
धारियो को एक अत्यन्त गभीर चेतावनी देते हुए कहा है 
“गाधीवाद और साम्यवाद के बीच बहुत वड़ा अन्तर है। परन्तु गाधीवाद 

और अनियन्तित रूप से काम करनेवाले पूँजीवाद, सामन्तशाही अथवा सप्रदाय 
या जातिवादी आज की समाज-व्यवस्था के बीच इससे भी अधिक अन्तर हूँ। 
वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जो छोग धन अथवा उच्च वर्ण के कारण 
अधिक अधिकार या सहूलियतोवाछे पदो का उपभोग कर रहे है, यदि वे 
इन विशज्ञेप अधिकारों का त्याग नही करेंगे और अपने अधीन सपत्ति के सच्चे 
सरक्षक नही बनेंगे और अपने-आपको समाज के अन्य मनुष्यों की बरावरी का 
नही बना लेंगे, देश की गरीबी का खयाल करके अपने मौज-शौक, ऐश्यो- 
आराम, सुख-सुविधाएँ कम नही करेंगे और सबके उत्कर्ष के लिए काम करने 
के लिए तैयार नही हो जायेंगे, तो गाधीजी की कोटि के ही अहिसामार्गी नेता 
के अभाव में अपने तमाम हिंसक आयुधो को छेकर साम्यवाद यहाँ भी अवश्य 
ही आ जायगा। यदि ऐसा हुआ, तो वे लोग सच्चे सिद्ध होगे, जो कहा करते है 
कि गाधीवाद--.अर्थात्‌ अहिसिक सस्राज-रचना---की स्थापना के पहलेवाला 
कदम साम्मवाद है। इस हिंसक उल्कापात को रोकने का केवल एक ही उपाय 
हैं--अपती आज की रहन-सहन में कदम-कदम पर हम अपनी इच्छा से केर- 
फार करें, ऊँच-नीच के मेदभाव, जातिया की वाडा-वन्दी, छुआछूत आदि सबके 
बिदा कर दें। बेकारी और भुखमरी नष्ठ हो जानी चाहिए। प्रान्तवाद और 
सम्प्रदायवाद बी सकुचित मनोदशा दूर हो जानी चाहिए। राष्ट्रीयव हू 


श्द्ड विज्ञोरछाल भाई को जीवन-साधना 


अन्दर अपने स्वार्थ के लिए लडने की वृत्ति छोड देनी चाहिए और साम्राज्य- 
छझालसा छोप हो जानी चाहिए। अमीरा और भरीवा के बीच का यह 
जमीन-आसमान जैसा अन्तर हट जाना चाहिए। यरकार के स्याय और 
प्रबन्ध-विभाग में रिग्वतखोरी, वेईमानी और पक्ष्पत नहीं रहने चाहिए और 
आज के दिखावटी जनतज के स्थान पर सच्चा जबतत्र स्थापित हो जाता चाहिए । 
जनता और सरकारी नौकरो में गैर जिम्मदारी के भाव हटकर उनके स्थान 
पर शुद्ध कर्त॑व्यनिष्ठा की भावना जाग जानी चाहिए। इतना सब हो जाय, 
तो इतने मात्र से ही गाधीवाद की स्थापना नही हो जायगी, हाँ, ऐसा करने से 
इस दिशा में कदम जहर मुड जायेंगे । ये कदम उठाने के छिए यदि हम तत्पर 
नही होगे तो साम्यवाद की ज्वाला नही रोकी जा सकेगी । यदि कोई ईइवर का 
भव॑त परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि आज की समाज-व्यवस्था कायम रहे, ता 
यह अब सभव नहीं है। परिण्यम यह होगा कि साम्यवाद का प्रवाह अपने पूरे 
जोर के साथ आयेगा और उसके मार्ग मं जो भी वाधा खडी होगी, उसे वह उाड 
फेंकेगा । इस प्ररूप में कितनी ही सीधी-सादी और निर्दोष वस्तुएँ भी बढ जायेंगी। 
“सम्पत्तिशाली और ममाज में प्रतिष्ठा का उपभोग करनेवाले व्यगित 
अभी समय रहते सावधान हो जायें। वे अपते जीवन में से शौकीनी भौर ऐशा- 
आराम को कम कर दें। अपना खून-पसीना एक करके श्रम करनेवाले मजदूरों 
को अपनी सुषे-सुविधाओ में हिस्सेदार बनायें और समाज के सभी वर्गों में 
समावता की स्थापना करें। सबको सनन्‍्मति दे भगवान्‌ । 
याजना-आयोग के सदस्य--श्री रा० छृ० पादिल के साथ पचवर्षीय योजना 
को लेकर उनवा वुछ पत्र-व्यवह्यार हुआ । इसके अन्त में उन्हाने श्री पाटिल का 
एक विस्तृत और महत्त्वपूर्ण पत्र छिखा था ) यह पउनव्यवहार तथा इससे सम्बन्ध 
'रखनेदाले उनके कुछ लेख उनकी मृत्यु के बाद भावी हिन्दनु दर्शन! (भावी भारत 
की एक तसवीर) नाम से एक पुस्तिका के रूप सें प्रकाशित कर दिये गये है । 
गुजरात के विद्वानों तथा प्राठका में एक मोलिक तथा अखर तत्त्वचिन्तव 
के सूप में किशोरल्ल भाई की प्रसिद्ध काफी थी। जहाँ तक मुझे पता हैं, 
श्री नर्रसह राव दथा श्री ब० क० ठाकुर जैसे सस्त विवेचक भी उनके निष्यक्षी, 
पनिर्भेंग और सत्योनिष्ठ विचारों के प्रश्नया करते ये । +++ 


जीवन-दर्शन १५ 
१. अध्यात्म और धर्म 


क्शोरदाल भाई स्वामीनारायण-मप्रदाय में और उसकी परम्पराओ 
में छोटे से वडे हुए। वे सहजानद स्वामी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ मानते 
थे और अनन्याश्रय होकर उनकी भक्ति वी वे अपने जीवन का ध्येय 
मानते थे। सहजानद स्वामी के प्रति उनकी भक्ति जरा भी कम नही हुई थी, 
फिर भी सन्‌ १९२१ में जब वे विद्यापीठ से अछम हुए, तव उन्हें छगने छगा कि 
आत्मा-परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है। 
उन्हें यह भी छगा कि यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता। इसके लिए 
एकान्त-सेवन और सद्गुरु द्वारा मार्ग-दर्शन जरूरी है॥ इसलिए सप्रदाय के 
अच्छे-से-अच्छे माने गये भक्तों और साधुओ से परिचय करने का वे यत्न करने 
लगे । परन्तु सप्रदाय के भीतर उन्हें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल्ल सका, जो 
इस विपम्र में उनका मा्मे-दर्शन कर सकता ) इसके बाद श्री नाथजी से उनका 
परिचय हुआ और उनके माय दर्न में उन्होंने एकान्त-सेवन और साधनाएँ 
की। इस साधना के फ्लस्वरूप उन्हें जीवन वी एक नयी दिशा प्राप्त हुई, 
जिससे उन्हें यह प्रदीत्ि हो गयी कि उनवरि बहुत-सी पुरानी सान्यत्ताएँ अपमपूर्ण 
थी और उनका समग्र जीवन-दर्शन बदल गया। क्सी भी मनुष्य का जीवन- * 
दर्शन समझने के! लिए पहले यह जान लेना जर्री है कि उसके जीवन का ध्येय 
बया है और क्नि सिद्धान्तो का अनुसरण करके वह अपना जीवन बित्ताना 
चाहता हैं । 

जोबन का ध्येष 
विज्ञीर्छाल भाई ने जीवन-शोवन' नामक ग्रथ में अपने जीवन का ध्येय 

इस प्रकार वताया है 


रद्द किश्लोरलाल भाई की जीवन-साधना 


“व्यवित तथा समाज दोनो के जीवन वी रचना ऐसे तर्तों पर होनी 
चाहिए कि जिससे हमारे जीवत का घारण-पोपण, हमारी सत्त्व-सशुद्धि तथा 
हमारा जीवन और मरण दोनो सरक्त नौर सतोपजनक हो जायें ।” 

“चारण-पोपण का अर्थ केवल यह नही कि दारीर में प्राण टिके रहें। 
धारण या अर्थ हैं, सुरक्षित ओर आत्मरक्षित जीवन । पोषण का अर्थ हैं, जीवन 
के कायें बरनें की शवित से सम्पन्न और दीर्घायु जीवन और सच्त्ब-मथुद्धि 
का अर्थ है, मानवतायुक्‍तत जीवन । इस जीवन में हमारी भावनाओं और बुद्धि 
का दिवास ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवत अपने तवा ही सीमित 
भर्यात्‌ आत्म-पर्याप्त (5७!-८७7ध८०) न हो। केवल अपने सु्र को ही 
हम न देखें। वह ऐसा हो कि जिसमें हम अपने परिवार, ग्राम, देश, मानव- 
समाज, अपने सपर्य में आनेवाले प्राणी और जिन-जिनसे भी थोड़ी या अधिव 
सम्पर्क हो, उन सबके लिए हमारा जीयन न्याय के मार्ग से हमारे सम्वन्धा वे 
ओचित्य और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यूरी तरह उपयोगी हो से । 
वह झान्तिषूर्ण, सतोषपूर्ण और प्रेमप्ूर्ण हो, इसमें किसी ध्यक्षित या वर्ग के साथ 
अन्याय न हो | विपत्ति में पड़े हुए और अपग मनुप्यो वी हम अपनी शक्ति" 
भर मदद कर सर्वे | इसी प्रवार हमें ऐसी युद्धि प्राप्त हो, जो जीवन के तत्त्वो 
वो समन सके, वह सारप्राही हो, विसी भी विपय मे मूल, महत्व और मर्यादा 
पर यह भछी प्रदयर विचार वर सके, हमारे अपने निर्मित पूुर्वग्रहों मे जो 
अपने-आपको मुक्त रस सके ] चद्द न तो मृत्यु वी इच्छा बरनेवाली हो और ने 
उसमे डरनेवाली। 

'“शारा समाज विसी समय इस अवस्था वो ध्राप्त कर सवेगा या महीं, 
यह गरद॒त्व वी बात नहीं है । परन्तु मारा जीववन्मा्गं हमें और यदि समाय 
घूग दृष्टि को स्वीपार वरे तो उसे भी, इस स्थिति थी और छे जानेवाठा हो । 

"मैं इसौरों जीवन या ध्येय सगतता है! यही मेरी समझ से मनुष्य 
मा अम्युदय भी है। जो भी दिला, बाटा, विज्ञान और जीयग बी क्मिरचियाँ 
स्पा भापनाएँ मनुष्य कौ इग ओर के जानेबारी हो, थे आदश्यवा हैँ। इस 
अ्येय बे साथ आवश्यप सम्यध ने गहने पर भी जो प्राशतिरयाँ दस ध्येय में दिरोए 
सही रहती, अबवा जिनरा विशशग दंग प्रशशर शिया था सकता दो हि वह 


जोवन-दर्शन २६७ 


इस ध्येय के लिए छाभदायक हो सबे, तो उस हद तव' उनके विकास वा में 
उचित मानता हूँ! अन्य सारी प्रवृत्तिया को अनावश्यक और अन्त में हानि- 
कारक समझना चाहिए ।” 
ह टर हक 

जिस समाज में ध्याय-बुत्ति प्रेण, उदारता, दया, वरणा, परस्पर आदर, 
क्षमा, तेजस्विता, नप्नता, निर्भपता परोपकारिता, ध्यवस्थितता, ऊज्जा, 
धैसे, भीतरी और बाहरी पविनता, स्वच्छता आदि गुणों का विवेकयुक्त भेझ 
नही हाता, वह जी ही नही सकता फिर अम्युदय की तो बात ही दूर है । यदि 
समाज ही मही जी सकता तो ब्यवित का तो वहना ही क्या ! वह निविष्त, 
निर्भय और सतोपजनक जीवन नहीं बिता सकता। वह उचित स्वतवनता का 
उपभोग नहीं कर सकता। इन गुणा के उत्वर्ष दे वर स्वत बुद्धि बा-- 
अर्थात्‌ आत्मविश्वास, आत्मन्रढ्धा उत्पन करनेबाली बुद्धि का--भी उदय 
वहाँ में अशवय मानता हें । हे 

हि है ह 

इस प्रकार संयम, मानव-सपत्तिया का उत्कर्ष और उनमें मेल तथा इनके 
प्रिणामस्वरूप विवेक ओर तत्त्वज्ञान का उदय और उससे जीवन अथवा 
मरण की छालसा अथवा भय रा नाश इस तरह को सत्त्-सशुद्धि को जीवन 
का ध्येय. जीवन वा सिद्धान्त कहा जा सकता हैं। 

सोक्ष और पुनर्जन्म 

पाठक देख सकते है कि इसम कुछ भी गूढ अथवा नकारात्मक नहीं है । 
किम्ोरलाल भाई को ऐसा छगता था कि हम अनेर अशक्य और असमव 
बल्पताआ को लेकर उनके कारण जीवन और जीवन के आदस्ों वो उल््नन- 
भरे बना देते है । माझ्ष वो जीवन का आदर्ण बना देवे से अनेक वार ऐसी 
उलमनें पँदा होती देखी गयी है। मोज्न का अर्थ जन्म-मरण के चक्कर से छुट्टी, 
फिर से--पुत जन्म न लेना पडे---ऐसा किया जाता है। परन्तु कोई निश्चित 
झूप से नही कह सकता कि मरने के वाद हम फ़िर जन्म छेंगे ही। वास्तव में 
तो पुनजन्म एक वाद (7) 90८5) है। मनुष्य के सामने यह प्रइन 
कभी न कभी सडा हाता ही रहता हैं कि मरने के वाद उसका क्या हामा (७ 


२६८ क्श्योरत्मलछ भाई फी जोवन-साधना 


इसका उत्तर पाने का यत्न वह हमेशा करता ही रहता है) परन्तु मरणोत्तर 
स्थिति वे बारे में जो भी स्पष्टीकरण दिये गये है, वे बेवल सभाव्य तर्क मात 
हैं। पुनर्जन्म है, ऐसा वहनेवाले के पास इसबा कोई प्रमाण नही है। इसी 
प्रकार पुवर्जन्म नही हैं, ऐसर कहनेब्राले के यास भी कोई प्रमाण नहीं है। 
विश्ञोरछाल भाई कहते है 
“जो हो, पुन्जम्म का बाद आज तक तो पुर्पार्थ करने वे लिए श्रेयार्थी वे 
पास एक जबर्दस्त प्रेरत बज रहा है । जो व्यवित पुनर्मेन्म में विश्वास नहीं 
करता, उस पर भी यह सस्कार अज्ञात र्प में कुछ काम करता ही रहता है । 
इस विषय में यदि क्सीको प्रतीत नहीं दिछ्ययी जा सकती, तो इसके विस 
प्रतीति दिछानेवाले प्रमाण भी तो नहीं है। फ़िर इसवा स्वीवार उत्प्रान्ति 
के सिद्धान्त के विरुद्ध नही हैं। इन सव बाता पर विचार वरने वे बाद, पुवर्जन्म 
के बिरद्ध सुस्यत केवल एवं ही बात रह जाती है । और वह यही कि इसवे 
विषय में मन में दावा पंदा हो गयी है । इस कारण इसे एवं सभाव्य वस्ठ 
भानवर यदि मनुष्य इसे अपने लिए एक प्रेर्व' वल बना छेता है, दो वह वोई 
दोष बरता हैं, ऐसा नहीं बहा जा सरता। विज्ञान में भी इस अपार के बाद- 
प्रस्त विपया पर मनुप्य वी श्रद्धा ही अनेक प्रकार वे प्रयागा जौर उपचारा व 
ब्ररणा देनेवारों रिंद्ध हुई हैं।” 
इसके बाद विशारलाल भाई वह्ले हैं 
“परन्तु जिस स्यवित पर पुरुजेत्म के सस्वार नही है--अपवा शिविठ है 
गये हैं, उसवे लिए इन संबवो अपंक्षा श्रेय प्राप्ति के प्रय॑त्ता ना प्रेरणा देे- 
बारी चीज है---थयार्थी को मिलनेवारी--भान्ि, समाधान और शतार्थता । 
सदाचार और सउर्म का पालत उसके भीतर इन गुशा वे सस्कारा का निर्माण 
करते है। ये उसे ऐसी सात्विक प्रसभ्नता और प्रसधाता ने भी हो तो--शाोर्नि 
और गमाधान प्रदान मरते है शि जिगती सुझुना में उसे समार ये गार सुख 
गौण माटूम होत है। दु रा वे लिए वे उसे मजबूत बना देते हैं। समृष्य में 
शिय आए में इग सस्वारा का उचिद वियास हाता है, डाठे ही अत में दस 
ज्ञात और गर्म में ध्यवश्थितता और कुशठया उत्पान्त हा छातो है और वर ठ7 
मात्रा में सायवर्मा इत जाता है। 


जीवन-दर्शन २६९ 


“जन्म-मरण से छूटने की अभिलछापा श्रेय के लिए प्रेरक बल हो, तो भी 
वह गीौण वल है। उसका अस्तित्व अशत अनुमान पर ही है। यह अनुमान 
मच्चा हो या झठा, पुन्जेन्म का तक झूठा हो या पुनर्जन्म हो, तो भी उससे 
मोक्ष-प्राप्ति की आशा झूठी हो--फिर॑ भी श्रेयार्थी को प्रयत्नशीछ वनाने के 
लिए दूसरे भी कारण मोजूद हैं । जो जीवन प्राप्त हो गया है, उसीमे चित्त 
और चैतन्य के तादात्म्य को सिद्ध करना, चित्त के समाधाव और सशुद्धि वी 
माता के अनुसार प्रसन्नता और झान्ति की प्राप्ति और ससार का हित-ये 
सव वे कारण हैं। इन कारणों में त्र्कों द्वारा सभाव्य प्रतीत होनेवाला वह 
आलम्बन अर्थात्‌ पुन्जन्म न भी जोडे, तो भी काम चछ सकता हैं। 

“प्राप्त जीवन में ही समाधान प्राप्त करने वी अभिलापा के! अतिरिवत 
आनेवाली पीढिया के लिए अमूल्य विरासत छोडने वी आशा, जन्म-मरण से 
छूटने की अभिलापा, इसी प्रकार मानव-जन्म में उत्लान्ति के शिसर तक 
पहुँचने की अभिलापा, इन तमाम विचारा की जड में जा थद्धा अडिय रुप में 
विद्यमान है और जा श्रद्धा सत्यमूलक तथा जनुभव-सिद्ध है, वह वा यह है कि-- 
मे हि फल्याणझुत्‌ कश्चित्‌ दुर्गंति लात गच्छति। श्रेयार्थी का कभी 
पछताना तो पडता ही नही, इस सिद्धान्त में निप्ठा हा और यदि यह सिद्धान्त 
सत्पुरुषार्थ के लिए आवश्यक बल प्रदान कर सकता हो, ता फिर किस वाद से 
इस सिद्धान्त में श्रद्धा उत्पन्न हुई, यह बात बहुत महत्व वी नही रह जाती | 

“इसलिए श्रेयार्थी के लिए यह जखूरी नहीं विः वह किसी एक मत का 
ही आग्रह रखवर बैठ जाय । शान्ति और आदवासन देनेवाला मार्ग तो यह हूँ 
वि इन दोनो बादो से ऊपर उठकर मनुप्य ऐसे मिद्धान्तो के आधार पर श्रेय - 
प्राप्ति के लिए जीवन का मार्ग निश्चित करे, जो अधिक ऊँचे हो और जिनका 
अनुभव मनुष्य स्वय कर सके । बुद्धि की भूख को शान्‍्त करने के लिए भले ही 
वह इनमें से कोई एक या दूसरा या कोई स्वतन्त्र तीसरा तर्क स्वीकार कर छे, 
परन्तु वह भूलकर भी यह न मा के कि यह तीसरा तर निश्चित रूप से 

रो च्् & 
'समूछ्छी त्रान्ति' (जडमूल से ज्ान्ति) में उन्होने यह वात दूसरे ही प्रदार 
से पेश की हैं । इसमें दे लिजने है 


२७० किशोरलाजल भाई की जीवन-साथना 


“मद्द धर्मो मे एक अन्य सिद्धान्त भी समान सर्प से विद्यमान है और 
दुर्भाग्य से यह सिद्धान्त आज के प्रश्वा का हल ढूँढने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता 
है। समाज-धर्म के पालन में यह सिद्धान्त वाधाएँ डालता हैँ और मनुष्य को, 
विश्ेषत श्रेयार्थी को, सिखाता है कि बह समाज-धर्म की अवगणना करे। यह 
सिद्धान्त है--व्यक्तित्व वी अमरता और मोक्ष । मनुष्य अपने जीवत-काल में 
जिस व्यवितत्व का अनुभव करता है, वह अनादि और अमर है, मरने वे बाद 
भी पुनर्जेन्म के द्वारा, अथवा स्वगं-तरक में निवास्ध के द्वारा मो वह कायम रहता 
है और भनुष्य का असली काम इस ससार को सुधारना नहीं, वल्वि परणोक 
की (अर्थात्‌ भविष्य में अच्छा जन्म अयवा नरक से बचकर अखण्ड स्वर्ग या 
निर्वाण वी) प्राप्ति है। इस सस्वार में से ऐसे सिद्धान्त बने है कि ऐहिक जीवत 
में जितना भी दु ख भोया जायगा, पारलौकिव जीवन में उतना ही सुख मिलेगा । 
घर वी छत में से पानी टपकता हो, तो आदमी छाता खोलकर उसके नीचे बेठ 
जाय । धर के भभी छोंग अपने लिए इसी ग्रगार वी सुविधाएँ वर ए, इस प्रपार 
वे सीत्र सस्वार श्रेयार्यी पर पडे हुए है । 

“ छोव और परलोक, इस समार के और मोक्ष के धर्मो वे बीच रात और 
दिन जैसा विरोध बताया गया है। मोक्षघर्म का अवलम्बन बरने में मनुष्य 
अपने को असमर्थ पाता हैं, इस बारण वह सासारिव प्रवृत्तियाँ वरता हैं। 
इससे चित्त-शद्धि हाती है, इतमा छाभ अवध्य है। परन्तु अन्तिम ध्येय तो 
निवत्ति, व्यवितगत साधना, अपने लिए निज्ञी स्वग या मोक्षम्पी परलोव 
ही हाता है। इस वारण ससार वा सुखी करने वा प्रयास करनेवाले, समाज 
भीतरी विविध प्रवृत्तिमों में पटनेवाले, सामाजित घ्मों का अनुसरण करनेवाले 
छोग अन्तिम दृष्टि से माया में फेसे हुए ही समझे जाते है । 

“इस सारण से तीव्र श्रद्धावादे मनुष्य वे हृदय में समार वे' प्रति स्वभावत' 
बनास्या उत्पन्त हो जाती हैं और व इनसे दूर मागमा चाहता ह। क्याशि 
भदि बढ़ भसार मे वासा में रस हेने लगे, तो वह तीम्र साथव नहीं बन सवताव 
सापु पुरंष खसारे मे कामा में रण ढेले लगें, त्तो यह एवं प्रवार का पतन माना 
थगए है। इंसपा परिणाम यट होता है वि सखार की प्रवृत्तियाँ रपार्थी और 


घूनें रपेया के हाथा में ही रह जाती है । 


जोवन-दर्शन २७१ 


*बस्तुत आत्मतत्त्व (चैतन्य-शक्ति अथवा ब्रह्म) और भिन्न-भिन देहो 
में दिखनेवाले प्रत्यगात्मम्ताव के बीच बा भेद समझ लेना बहुत जरूरी है । 
चैतन्य-शवित अथवा परमेश्वर अनादि-अमर हैँ। इसलिए उसमे से स्फुरित 
और उस पर आवार रसनेवाला व्यक्तित्व [प्रत्यगात्ममाव) भी अनादि- 
अमर है ही, ऐसा नही कहा जा सकता । वह ऐसा हो भी सकता है और नही भी 
हो सकता । वह अनादि-अमर है, ऐसा मान छेने से समाज-धर्म के विपय में 
अनास्था और अपने व्यक्तित्व के विकास में और मोक्ष मे श्रद्धा उत्पन्न हो जाती 
है। समाज-धर्म, सेवा आदि सबको भनुष्य अपने मोक्ष की सिद्धि के अनुपात 
में ही महत्त्व देने लगता हैं और यदि यह मोक्ष बेवलक कल्पना ही हो, तो इसके 
'भरीसे समाज-धर्म का किया गया त्याग समाज का द्रोह सावित हो जाता है। 

“व्यक्तित्व यदि अनादि और अमर हो, तो भी समाज-धर्म को छोड़कर 
श्रेय साधन की उपासना दोप-रप हैं। समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील 
होना और उसी हेतु से अपनी शक्तियों का उपयोग और विकास करना ही 
साधना होनी चाहिए । इस विचार के अभाव में समाज ऐसे ही छोगो के हाथो 
में रहा और रह जाता है, जो इसे पीडा पहुँचाते रहे है। जितने अश में परमेश्वर 
में श्रद्धा रखकर इस धारणा का त्याग किया गया है, उसी अश में ससार को 

सत्पुरधों की सहायता मिली हैं और मिल रही है । वास्तव में मनुष्य को यह 
चिन्ता करनी ही नही चाहिए कि मृत्यु के वाद उसका स्वय वा बया होगा। 
वह तो केवल समाज के श्रेय की ही चिन्ता करे ।” 

किश्लोरछाल भाई ने जीवन-शोधन' पुस्तक पहले लिखी थी। इसमें 
पुनर्जन्म के सम्बन्ध में उनकी वृत्ति कुछ तटस्थ-सी थी। परन्तु पुतर्जन्म को 
स्वीकार करते है, तो जीवात्मा अयवा व्यक्तित्व के अनादित्व-अमरत्व की बात 
साननी पडती है। यह वे नही मानते थे । इसलिए वाद में छिखी 'समूत्ठी कान्ति! 
नामक पुस्तक में उन्होने यह वात दूसरी दृष्टि से लिखी है। तब क्या मर जाने 
पर मनुष्य के व्यव्तित्व का भी अत हो जाता है ? यह मान लेना भी युवितिमगत 
नही मालूम होता। क्योकि मनृप्य के मन में यहू वासना तो होती ही. है. कि प्स्हरी: 
मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे सयाल से द्रस 
आत का खुलासा व्शोरलारू भाई झायद इस प्रकार करते कि मनुष्य अपने 


श्ज्२ किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


जीवत में जिन गुणो का उत्कर्प कर लेता हैं अथवा जो दुर्गृग उसके भीतर रह 
जाते है या जो बासनाएँ अधूरी रह जाती है, वे सव जब-सम्ाज को विरासत के 
रूप में मिलती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पीछे अच्छी विरासत 
छोडने के लिए वह जच्छे गुणों का उत्कर्ष करने का ध्येय ही जीवन में अपने 
सामने रखे । 


कर्म का सिद्धान्त 


पुनर्जन्मवाद में से पूर्वकर्मवाद तब द्वारा ही फलित होता है। वस्तुत 
पूर्वकर्म वा अर्थ केचछ इतना ही है कि कोई भी वर्तमान स्थिति मनस्वी ईश्वर वी 
मनमाती का परिणाम नहीं है, वल्कि वह अधिकाप्न में व्यवित या समाज हारा 
किये गये किसी पूर्व-कर्म का परिणास है। इस विषय में विशोरलाल भाई 
कहने है 

“सामान्य मनुष्य पूर्वकर्म का अर्थ बहुत सवूचित करने रंगे हैं । पूर्वकर्म 
का अर्थ इस क्षण के पहले क्या गया कर्म नहीं, वल्वि' एकदम पिछले जन्म वा 
कम माता जाता है । हर किमी बात को पूर्वकर्म पर नही, परन्तु पूर्वजन्म पर 
डालने वी आदत इतनी साधारण हो गयी है कि पूर्वकर्म' का प्रयोग सब प्रकार 
के अज्ञान, आल और जधेपन का छिपाने के छिए सुविधा के साथ लोग करने 
एगे हैं। कोई बहन वारूविधवा हैँ, किसी बटन को बार-बार प्रमूति हीती है, 
बोई पुरुष या स्त्री रोगी हैं, देश में पराघोतता है, दरिद्रता है, अस्पृश्यता है, 
वालू-मृत्मुएँ होती है, बाद आयी, मकाछ पड गया, इन सबको हमारे पण्डित या 
ज्पष्डिस बढ़ देते है. जैसे जिसके वर्मा सौर बस, इतने में अपने वर्तेब्य 
की इत्ति श्री समझ लेने हू । 

“परन्तु जीवत के सभी अनुभवा वो पूर्व॑जन्म वे साथ झट-से जोड़ देना 
जरूरी नही है। इन अनुमवा वे बहुत से वारण यदि हम ढूँढने एगें, तो इसी 
जन्म के क्मों या भवत्या मेँ मिल सकते है। अर्थात्‌ इस जन्‍म के वर्म औौर 
सफन्‍्या की जाँच किये बिना पूर्वेजन्म के अनुमान पर आ जाना भूल हैं । 

« फिर सामान्य व्यवहार में हम कहते और सावते भी है जि 'ताटी दोनो 
शाय से ही बजती हैं । यह वहावत सुल-दु ख के अनुभवों पर भी स्मयू होती है ! 


ज्ञीवन-दर्शन २७३ 


आज हम जो सुख था दु ख अनुभव कर रहे है, वह केवल हमारे पूर्वकर्मों का 
ही फल नही होता | वह हमारे सिवा दूसरा के कर्मो का भी फू हो सकता है । 
यही नहीं, जिन पर हमारा कोई वस नही, ऐसी श्राकृतिक झक्तियाँ भी उसका 
कारण हो सकती है। उदाहरणाथे बाढ, बिजली, भूकप, अनावृष्टि जैसे' 
आधिदेविक कारण | कभी ऐस फल छाने में स्वकर्म अधिक वलवान्‌ होता है, 
तो कभी परकर्म । कभी दोना का बल समान काम करता है और कभी आधि- 
दक्निद कारण बलवान होता है। * 

“एक लडकी बाल विधवा है। इसमे उसका पूर्वकर्म तो इतना भले ही हो 
कि बह बिना समझे-्वुझ विवाह-मडप में जाकर बैठ गयी, परन्तु बास्तव में तो 
उसे अपने माता-पिता के कमों के कारण ही यह विधवापन भोगना पड रहा है। 
शायद कोई कहे कि माता-पिता के कमों वा फल लडकी को भोगना पड़े, यह तो 
अन्याय है.। इसे आप न्याय वहे या अन्याय, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
मनुष्य केवल अपने ही कर्मों वा फल भागता है, यह ऐकान्तिक नियम नही है। 
इस उदाहरण से ही यह सिद्ध हो जाता हैं। अत यह भ्रम दूर हो जाना जरूरी 
है। रूढियाँ अटलछ है, यह्‌ मानकर हम जहाँ-तहाँ पुर्वंजन्म के कमों का नाम छे 
छेत है। कित्तने ही परिणाम स्वसक्ल्पजनित, कितने ही प्रसकल्पजनित और 
क्तिमे ही उभयसकल्पजनित हाते हूँ । मनुष्य अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से नही, 


# ग्रीताकार कहत है अधिष्ठान, कर्ता, भिन-भिन्न इद्रियाँ, विविध 
व्यापार और देव, इन पाँच वारणा से कम बनता हैं (अ० १८ १४-१५) । 
सहजानद स्वामी ने अपने बचनामृत में मनुष्य पर असर डालनेवाले आठ कारण 
गिताये है. देश, काल, क्रिया, संग, मत्र, देवता का ध्यान, दीक्षा और द्यास्त । 
में पूर्वकर्म के अछावा है और इन पर पूर्वकर्म वा असर नही होता । वंयाबि यदि 
इन आट पर पूर्वेकर्म का बच्च हांता, ता मारवाड में क्तिने ही राजा पुण्यशील 
हो गये, पर उनवे लिए सौ हाथ गहरा पानी ऊपर नही आ गया । और यदि 
देश पूर्वक्मं के वश में हो, तो पुष्यक्मंवाला के छिए पानी ऊपर आ जाना चाहिए 

और पापिया वे लिए नीचे चला जाता चाहिए। परन्तु ऐसा तो होता नही । 
इसलिए देशादिक पूर्वकर्म से टल नहीं सकते । 4 
श् 


श्छड किशोरलछाल भाई की जीवन-साधना 


चत्वि ब्रह्माण्ड के एक अवयव की दृष्टि से विचार करे, तो इसका कारण उसकी 
समझ में स्पप्टता से आ जायगा। व्यक्त स्वायत्त भी है और ब्रह्माण्डायत्त भी । 
अवाल अवाल-पीडितो के सकल्पो का प्रतिफल नही होता। यह ब्रह्माण्ड के 
सकत्प का अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड वी शक्तियों का परिणाम होता है । 

“ऊपर यह तो नही कहा गया हैं कि हमारा पूर्वकर्म कारणमूत नहीं होता 
जब अनेक व्यक्तियो पर भयकर सकट आता है और बहुतो का सहार होता हैं, 
वहाँ यदि कोई आदमी अचानक बच जाता हैं अथवा प्राणघातक दुर्घटना में स 
यह अक्स्मात्‌ सही सलामत निकल आता है, तव जीवन-धारण के किमी 
बलवान्‌ सकत्प का या किसी पूर्वक्मं का यह फल है, ऐसा माना जा सकता है। 
'परन्तु हर जगह पूर्वकर्म और उसमें भी पूर्वजन्म को सामने रस देना भूछ है । 

“कर्मवाद में से प्रारव्यवाद पैदा हुआ हैं। आरब्ध का अर्ये किया जाता है, 
वे कम, जो शुरू हो गये है । ज्ञान-प्राप्ति के बाद मनुष्य के दूसरे कमे क्षय हो जाते 
हैं। परन्तु जिन कर्मों का भोग शुरू हो गया है, उन्हें तो पूरा करना ही पडता हैं, 
ऐसा माना जाता है ।/ विशोरछाछ भाई कहते है ति इस प्रारब्धवाद बा भी 
बहुत दुरपयोग्र होता है। वे लिखते हैं 

“ज्ञाती भाने जानेवाले पुरप अपनी भोग-वृत्ति का पोषण करने के लिए 
भी प्रारब्धवाद का बहुत उपयोग कर लेते है। ज्ञानी शो भी प्रार8्ण वा भोग 
तो बरना ही पडता है, ऐसा वहकर सन्यासी भी शाल-दुशाले ओडे सबते हैं। 
यीमती वस्त्र और गहने पहन सबते हैं और दुष्वर्म भी वर सवते हैं। 


वासना-क्षय 


पुनर्जेन्म वे वाद के पीछे वर्म या सिद्धान्त होने से कर्मों के नाश पा उपति 
निवाज़ना अथवा वासनाओं या क्ाय बरना भोजन पुरपार्थ को साथन माय 
जाता हैं। क्योति कासना ही वस्धन और जत्म-मरण का सारण है, ऐसा तत्व" 
विचारक वलते सुने गये है। इस बारे में विशोरछाछ नाई यहा हैं; 

“परन्तु इस विषय में सापर वितनी हो यार घोटाले में पद जाता है । 
जीवन अपया जीवर के पर्मो ये प्रति अर हो छाए, जीवन में अपर हीं 
जाने दे सारण ऱगार अपवा गम्दस्पी जनों के श्रति बुछ विरक्ति हो जाएं, 


४] 


जीवन-दर्शन र्छप्‌ 


अकाल वुद्धावस्था का आना, वैराग्य का क्षणिक ऊपरी आवेग आना, इन सबसे 
साधक ऐसा समझने छगता हैं कि उसकी वासनाएँ निवृत्त हो गयी और 
आध्यात्मिक दृष्टि से इसे वह झुभ समझता है और इस वृत्ति को पोषण 
देने वा यत्न करता हैं। 

“परन्तु वासनाओं की जडे इतनी उथली नही होती कि झद-से इनका क्षय 
हो जाय। हाथ में मिट्टी रूमने पर जिस प्रकार हम उसे झाडकर या धोकर 
साफ कर सकते है, इस प्रदार वासना झाडी या धोयी नही जा सकती । जिस 
प्रकार हम किसी पौधे को जड से उखाडक्र फेक सकते हैं, उसी प्रकार वासना 
को भी उस्राइकर फेंका नहीं जा सकता । 

“शादी कर छें या ब्रह्मचर्य का पाछन करें, खूब घन कमाये या देझ-सेवा में 
छूग जायें अयवा सन्यास ले छें, इग्लेंड जाकर किसी विषय का खूब अध्ययन करें 
या हिमालय में जाकर एकाल्त चिन्तन मे जीवन बिताये--कल तक किसी मनुष्य 
के मन में इस तरह की दुविधाएँ रही हो और फिर किसी आवेग के वश्च होकर वह 
सनन्‍्यास छेकर हिमालय में चला जाय, तो इस पर से यह नहीं मान छेना चाहिए 
कि वासनाओ का सफलतापूर्वक उच्छेदन हो गया है ॥ कोई बहुरुपिया जिस तरह 
नये-मये €प छेकर सामने आ खडा होता है, उसी प्रकार वासना भी नये-मये 

बहाने बनाकर नये रुपा में हाजिर होती रहती है । 

"पुझ्े तो 'बासना का उच्छेद', यह झब्द-प्रयोग ही अ्रमपूर्ण मालूम होता 
ह्‌। घुराने जमाने मे मिट्टी के तेल वो बदबू का दूर करने के लिए नागरवेल 

(पान) पत्ते हाथो में मसले जाते थे। उसी प्रकार मलिन और अपने सुख की 
वामनाआ का समभ करवे उन्हें शुद्ध करके परोपकार की वासनाज में उनका 
स्पान्तर करना चाहिए। फिर इन शुद्ध वासनाओं को विवेक से और भी शुद्ध 
करके उनका केवल इतना पोपण क्थि। जाय कि वे वासनास्प में न रह जायें 
+-ैवल सात्त्विक प्रकृति के रुप में सहज गुण बन जायें और अन्त में उसका 
विलय हो जाय]। वासवा का अत करने का यह भले ही एक माय हो सफ्ता हैं। 
इसलिए दासना के उच्छेद की अपेक्षा वासना को उत्तरोत्तर अधित्ताधिक 
शुद्ध करना! यह प्रयोग मुझे अधिक सही मादूम होता हैं। अशुभ वासनाओं को 
दवाकर शुभ वासनाओ का पोपण करना और उन्हें भी उत्तरोत्तर निर्मल करते 


२७६ क्श्लोरलाल भाई की ज्ीवन-साधता 


जाना, यह बात अधिक समझ में आने लायव है। जिस ग्रकार अत्यन महीब 
अजन याँखा में चुभता नही अथवा फूल का सृक्ष्म पराग वातावरण को विगाइता 
नहीं, इसी प्रकार वासना का अत्यत निर्मल स्वरुप चित्त में अशान्ति नहीं पैदा 
करता और सत्य की झोध में वाघक नही होता । निर्वासनिवता और इस स्थिति 
के बीच यदि अेंद हो भी, तो वह बहुत सूक्ष्म है। ३+#+-0-+- बह रंगे 
च्रवार अनवधि तक या उत्तर ओर १ के वीच जितना अतर है, 'उतना ही यह 
अतर वहा जा सकता है।” 
जीवन का ध्येय सार्वजनिक हो 

व्यक्तिगत मोक्ष वो ध्येय बनाने से कई बार मनुष्य को समाधान नहीं होता) 
यह बात समझाने ये लिए किशोरछाझ भाई 'ससार अने धर्म पुस्तक में 
(पृ० ३६-३७) लिसते है 

“ब्यवितगठ मोक्ष वे छिए बहुत-से सापु पुरपो ने बच्य पुरपार्थ ओर त्याग 
विया है और सिद्धि प्राप्त ब'रने से पहले ही उनवी मृत्यु भी हो गयी हैं। परुतु 
यदि थह मोक्ष केवल वत्पता भी ही वस्तु हा और मोक्ष सिद्ध ही गया, ऐसा 
गयाठ हो जाने के वाद यदि बुष्ठ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हुई हो; तब तो घननी 
मृत्यु शान्ति और रामाधानपूर्वव हो जाती हैं। परन्तु यदि उसके चाद ये अधिय 
शभय तद जिये है, तो मृत्यु के समय अधिक जीने वी इच्छा और यत्त करते वे 
देखे गये है। कयोति कात्पतित्र भोक्ष वी जृतायेता कम हो जाने के बाद मोई 
बची हुई कामना जबवा अधिय आगे बढ़ते वी वासता उनवा नया घ्येय बन जाती 
है और यह उनमें जीने की अभिलाया यो बनाये रखती है। 

“परन्तु जिसके सामने जात-अनजान में विश्व के जीवन को विगी दिया में 
अधिफ समृद्ध करने का घ्येप होता है, और जो इगीमें अपना व्यक्तिगा श्षेप 
भी समझता है, उसे इस ध्यय के लिए जौना उपयोगी मालूस होता है और यदि 
उसने लिए मरने की जरूरत हुई, तो सरता भी उपयोगी मादूम होगा है । इगी 
प्रयार फाम करसे-्यररे स्थामायिय सूयु आये, तो भी उसमें उसे शान्ति और 
गमाधाद मारून होगा है। 

“मुझ को जीतने वा यटी जिश्चित सोने साटूस होता है। अर्पानु जीवन हो 
श्येय स्वटशी गहीं, ध्यकियत सही, बरिए विध्यल्तसती और सार्रजनिक हो 


गैबन-दर्शन २७७ 


उसे आप ध्येय मानें या अपने श्रेय का साधन समझें, अथवा अपने श्रेय को घ्येय 
बना ले और सार्वजनिक जीवन की समृद्धि का उसका अनिवाय साधन वना ले । 
यदि हमारे श्रेय और विश्व-जीवन की समृद्धि के वीच विरोध नही, वल्कि मेल 
कायम कर लिया गया है, यदि इस ध्येय का कुछ नज्ञ हमारे अपने जीवन-वाछ में 
थौर अपने ही हाथा सिद्ध होने का आग्रह नही रखा है, वल्कि उसे इतना लम्बा 
और ऐसा सा्वल्लौकिक बना दिया गया है कि उसकी सिद्धि अनेक छोगा का हाथ 
लगने पर और दीघंकाल में होनेवाली हैं, ता ऐसे घ्येय के लिए जीने और मरने में 
भी समाधान वने रहने की पूरी सभावना है। दूसरा कोई ध्येय यह परिणाम 
नही रा सकता ४” 
मोक्ष के सम्बन्ध में नायजी के विचार 
ब्यक्तिगत मोक्ष का ध्येय अपने सामने रखने के कारण हमारे समाज का 
क्तिनी हाति सहनी पडी है, इस बारे में नाथजी कहते है 
“प्रोक्ष जैसा व्यक्तिगत कल्याण का ध्येय मान लेने के कारण सामुदायित् 
छाभ और पल्याण के लिए जिस सामुदायिक विचार, वृत्ति और सद्‌गुणा की 
जरूरत होती हैं, वे अभी तक हमारे भीतर नही आये और न अकुरित ही हुए। 
हर मनुष्य अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दु ख भोगता है, हम क्सीका सुसी 
या दु खी नही कर सकते, कोई क्सीका सुखी या दुखी करता है, यह केवल भ्रम 
है--इस प्रकार की शिक्षा हमें एक जमाने से मिलती रही हैँ । यह शिक्षण देने 
में हेतु चाहे क्तिना ही ऊँचा रहा हो, परन्तु यह हमें अत्यत स्वार्थी बनाने में कारण 
वन गया हैं। ऐसा लगता है कि आज के अनर्थों के बहुत-से बीज इसी भिक्षा में 
हूँ । धन, विद्कत्ता, वैभव अथवा अन्य क्सी विशेष प्राप्ति द्वारा हम सुखी हा 
अथवा मोक्ष-प्राप्ति द्वारा अपना कल्याण-साधन करें, इन सबमें सामुदायिक 
बल्याण का विचार कही भी किसी प्रकार नही दिखता । इस पर से ऐसा ज्ञात 
होता हैँ कि हममें सामाजिक अथवा सामुदायिक वृत्ति का जो अभाव पाया जाता 
हैँ, उसका कारण हमारे अन्दर यह व्यक्तिगत छाम दारने वी दृष्टि का विकास 
करनेवाली शिक्षा ही होनी चाहिए। हमारे आचार-विचार में कही व्यापक्त 
दीप्ट नहा, सवेत्र सकुचतता हो दखादे देती है । इसके और भी बारण हो सकते 
है। परन्तु यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है, ऐसा विस्वासपूर्वक लगता है । 


र्षट किशोरलाल भाई कौ जोवन-सापमा 


“यदि हमें लगता हैं कि यह स्थिति अवनतिदशंक और शोचनीय हैं, वो इसे 
बदलने का हमें निश्चयपूर्वकः प्रयत्त करना चाहिए। इसके लिए हमें उदात्त 
और उपयकत घ्येय अपने सामने रखना चाहिए इसके सिवा दूसरा मार्ग नही 
है । हम मनुष्य है और यदि मनुष्य वी भाँति हमें जीना है, तो सद्गुणो के सिवा 
यह वात कभी सिद्ध नही हो सकती । यह बात सबसे पहले हमारे हृदय में अवित 
हो जानी चाहिएं। मनुष्य जवेला नही रह सकक्‍ता। वह सामाजिव प्राणी हैं। 
इसलिए व्यक्तिगत वल्याण अयवा हित की बल्पना दोपास्पद समझी जानी 
चाहिए। व्यक्तिगत हित कोई चीज नही हो सक्‍ती। बह तो व्यक्तिगत 
स्वार्य से सम्बन्ध रखनेदाली कोई क्षुद्र अथवा महान्‌ अभिल्‍छापा भले हो हो। 
इससे आज नही तो बल सामुदायित्र दृष्टि से हानि हुए बिना नहीं रह सकती, 
यहू हम निश्चयपूर्वक समझ लें। घन, विद्या, सत्ता विसी एवं वे हाथों में आये, 
फ़िर भी उसका सदुपयोग अथवा सही उपयोग तो तभी समझा जायगा, जब उसका 
उपयोग सबके हित बे लिए होगा । सब तरफ से--समभी दृष्टि से जब तक हम 
मामाजिव नहीं बन जाते, तव तक हमारे भीतर मानवता नहीं आयेगी । हमारा 
धर्म यही है, जिससे मादव-मात्र वा कल्याण हो। मातव-मत्त्र में हम भी आ ही 
जाते है । इसलिए इस चर्म से हमारा अहित नहीं--सबवे साथ हमारा भी 
हित ही होगा । ऐसी श्रद्धा हमें रसनी चाहिए। हमारा सबवा जीवन मानवीय 
सदुगुणों पर हो चल रहा है। जहाँ-जहाँ हमारे अन्दर सदुगुणों वी कमी होगी, 
चहाँ-वहां दुस वे प्रसग जायेंगे, फिर यह न्यूवता हमारे अपने भीतर हो या दूसरो 
के भीतर--उससे हम या वे अवश्य ही दु ख पायेंगे। जहाँ सदुगुणों वा अमाव 
होगा, वहाँ उसवा परिणाम क्सीयों न किगीकों तो भोगना ही पढेगा। गह 
तो नियम ही हूँ। इसलिए हम सब सुस्ो बनना चाहते है, तो हमें सादगुणी वनना 
ही पड़ेगा। यह यात हमें अच्छी तरह से समत छेनी चाहिए और उस दिशा में 
हमारे प्रमत्म भी सतत होते रहने चाहिए । हम समाज मे एक घटय हैं। समाज 
हमसे ही बना है । हमारे सबके भछे-दुरे बामा था अगर सभी पर मठा या दुरा 
हाता रहा हैं। दिसी भी भटेघुरे वाम वा परिणाम वेयल उसे मरमेवार्से 
को ही नही भोगना पडता ॥ हमारे सबसे कासा का परिधाम हम सबको भागनां 
पष्ता हैं। इस प्रभार इस एक्वपन के सामानिर सब्यस्ष से और न्याद से हम 





जोवन-दर्शन २७९ 


आपस में एक-दूसरे के साथ बँधे हुए है। अस्वच्छता और अव्यवस्थितता दोप 
है। इनके परिणाम रोगो के रूप में अथवा अन्य ही किसी रूप में मनुष्य को 
भुगतमने पडते हैं। अपना समाज बनकर मनुष्य एक साथ रहता है। ऐसी 
स्थिति में हम अकेले स्वच्छता से रहें या केवल हम अपने निवास को ही स्वच्छ 
रखें, वेवल इतने से, हम निरोग नही रह सकते । इसलिए हमारे साथन्साथ 
हमारा मकान, दूसरे लोग और सारा गाँव जब तक स्वच्छ नही होगा, तब तक 
हम गपने-आपको रोगो के अनर्थो से सुरक्षित नही मान सकते । गाँव में कही भी 
रोग उत्पन्न होता है, तो उसके दुष्परिणाम सबको भोगने पडते हैं । जिस प्रवार 
यह प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार मनुप्य के दूसरे व्यवहारों की भो बात है । 
मनुष्यों को विचार करके मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धो, मनुष्य के कर्मों और 
उनके परिणामो के नियम ढूँढ छेने चाहिए । कार्य-वारण भावो की जाँच करनी 
चाहिए। यदि यह किया जायगा, तो मनुष्य इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि 
हम सब एक-दूसरे के कर्मों से वेधे हुए है। आज समाज में जो बहुत वडे-बडे 
झगड़े होते है, उसमें झगड़ा उत्पन्न करनेवाले कौन होते है और उनके अत्यत दु ख- 
दायी परिणाम किन्हें भोगने पडते है ? युद्धो की सृष्टि कौन करता है और 
प्राण-हानि और सर्वनाश किन्‍्हें भोगना पडता हैं? इन सब बातों का यदि 
विचार किया जायगा, तो हम इसी निश्चय पर पहुवेंगे कि किसी भी कर्म का फल 
केवल उसके करनेवाले को ही नही, बल्कि एक के कर्म का फल दूसरे को, बहुतो 
को अथवा सबके कर्मों का फल सबको भोगना पडता है, ससार में यहो ब्यवस्या 
या न्याय चल रहा है। परन्तु जीवन का व्यक्तिगत ध्येय हमने जो एक बार 
श्रद्धापूवंक बना लिया है, उसे हम छोडने के लिए तैयार नही हो रहे है । जगत्‌ में 
जो न्याय (नियम) प्रत्यक्ष चालू है, उस पर विचार नही करते। पूर्वज्न्म और 


श८० 'किशो रछाछू भाई की जीवन-साधना 


चौथा पुरुपार्थ मोक्ष नहीं, ज्ञान 
इन सभी वाता का विचार करते हुए किश्लोरल्ामल भाई को छगा कि काम, 
अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन चार पुर्षायों में चौथे पुरुषाये का नाम जो मोक्ष रखा 
गया है, इससे वुछ अद्गो में भ्रम पैदा हो जाता है। इसबे बदखे चौथे पुरपार्थ 
बा नाम यदि ज्ञान रख दिया जाय, तो सारा घोटाला दूर हे| सकता है। क्सी भी 
युस्पायं की सिद्धि के लिए शोव क्ये विता मनुष्य वा काम नहीं चछ सकता। 
शोध काम अर्थात्‌ सुख वे लिए हो, अर्थ के छिए हो या धर्म के लिए हो, प्रत्येव' 
शोष के लिए ज्ञान वी आवश्यक्ता है! ज्ञान से मनुष्य सुख का शोघत करता हैं, 
अर्य वा शोवन वरता है और धर्म का भी घोधन करता है। शोघन का अर्व 
है, जिसकी जानवारी मही उसकी जानवारी प्राप्त बरना और प्राप्त जानकारी 
को शुद्ध करता। बाद के पुरपाय से मनुष्य को डतता समायात हो जाता है 
वि उसवा पहले वा पुरुषार्थ गौण बन जाता हूं। उदाहरणायवे अरे वी प्राप्त 
के छिए काम को गोणे बनाता पता है और धर्म को प्राप्ति के लिए अर्थ वो 
गौण बनाना पडता है। इसी प्रकार ज्ञान थी, शोध की प्राप्लि में मनुष्य वो इतता 
समाधान हो जाता हैं कि यही एक स्वतत्र पुर्पार्य बत जाता है. और एगर्में 
इसके धर्म, अर्ये और वामरूपी फ्छा वा उपभोग करने वी इच्छा मद हो जाती 
हैं। इस तरह बाम, अर्य और घर्म वे साथ ज्ञान चौया पुरपार्थ बन जाता हैं ।” 
मोक्ष के बदले शान को चोया पुर्पाये सालता क्यो श्रेयस्कर है, यहू विधार- 
छा भाई नीचे लिखे अनुसार समःणते है 
“फिमी अतिप्राघीन काल में ज्ञान-प्राप्ति वी शोध वे बीच वर्म वा मिद्धाल 
और उसते परिणामस्वरूप पुनर्मन्मवाद वी शोष हुई। * जिसने 
ज्ञान कै पुस्थार्य बे अत तक पहुँचरर अपने अस्निव ने मूल--लात्मतत्त्व को 
दूढ़ लिया, उसने अपने लिए पुतर्जन्म गो सभावता तथा उसने भय से भी सविर 
पा ली। आत्मतत्द की सोत में पुनजन्म वो रोइने अययवा उसके मय से एटर्ल 
बा साधन मिल गया । 
“ऐसे किगी कारण से चोये पृरपरर्थ का नाम ज्ञान वे बंदे मोदा हो गया 
और उगवा अर्य पुनज॑-्म से छूटने वे लिए विया गया पुरषार्थ हो गया । पुाजरम 
के बाद ये मुछ् में कर्म का गिद्धाय होने के बयरुण कर्मलाद ने उपाय की योजाा 


जीवन दर्शन २८१ 


करना चौथे पुरुपार्थ का ध्येय मान लिया यया। धर्म, अर्थ और काम किसी- 
न-क्मी रूप में कर्म का विस्तार वढानेवाले ही है। इस कारण इनमें और 
मोक्ष के बीच रात और दिन के समान विरोध है, ऐसी विचार-सरणी पैदा हो 
गयी। इसलिए इन तीन पुर्पार्थो से निवृत्ति अथवा इन तीनो के साथ जिन 
कमों का सम्बन्ध न हो, उनमें प्रवृत्ति, यही चौथे पुरुषार्थे वी सिद्धि का साधन 
मान लिया गया। 

#.« * “कुछ लोगों को लगा कि बध और मोक्ष दोनो चित्त पर लागू 
होनेवाले धर्म है। चित्त अर्थात्‌ अनेक सस्कारो का समूह। इन सस्कारों का 
जोर ही चित्त का वन्धन है और इनकी शिथिलता चित्त का मोक्ष है ! मनुष्य ने 
अपनें-आपको देश, जाति, धमं, अधर्म, नीति, अनीति आदि अनेक सस्कारा से 
बाँध लिया है। इन मसस्कारो के वन्धन को तोड देना ही मोक्ष है । 

“इन विचारो में तथ्याञ हैं । परन्तु जिस प्रकार से इन विचारा का पोपण 
क्या गया है, उसके कारण कुछ विपरीत परिणाम भी निक्‍छे है। प्रवृत्ति-विचार 
अथवा निवृत्ति-विचार, सस्कारा का बधन या झिथिलता--ये सपूर्ण नही, 
मर्यादित सिद्धान्त हैं। फिर यह मर्यादा भिन्न-भिन्न समय में सकोच और विकास 
प्राप्त करती रही है। इस वात की ओर दुर्लक्ष हो गया, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि एक ओर कृनिम और जड निवृत्ति के लिए और दूसरी ओर स्वच्छन्दता 
के लिए मोक्ष के मार्ग द्वारा खुला परवाना मिल गया । चौथे पुरुषार्थ की सिद्धि 
बे लिए कमंमान से पूर्णत निवृत्त हो ही जाना चाहिए, यह बल्पना मोक्ष 
अब्द ने निर्माण बी। इसी प्रकार आचार और विचार में भी इसने बहुत से 
घोटाले और अस्पप्टताएँ निर्माण कर दी ह। प्रवृत्ति और साधना को कृत्रिम 
सार्गो में मोट दिया और सासारिक तथा पारमाथिक, इस प्रकार दो तरह कै--- 
मानो एक दूसरे से क्सी प्रकार का सम्बन्ध न रखनेवाले-कर्मो के भेद निर्माण 
कर दिये। 

“इस भ्रकार मोक्ष" झब्द अनेक प्रकार से भ्रामक बन गया। वस्तुत 
चौथा पुर्पार्थ मोक्ष नही, वल्कि ज्ञान, अथवा शोध है। इसके लिए किये जाने- 

चाल़े भ्यल्न के द्वारा मनुष्य मे, अर्थ और काम का झोधन करता है, अर्थात 
उनकी खोज क रता है और उनके लिए की जानेवादो प्रवृत्तियो को शुद्ध कह 


श्थ२ किश्योरलाल भाई की जीशत-साधवा 


इसीसे यह इनकी भर्यादाओं यो तथा एक-दूसरे पर लगे अकुशा को जानता है 
भौर अत में इसीके द्वारा ससार को तथा स्वय अपने को भी खोजता है तथा शुद्ध 
करता रहता है। यहाँ तक कि जीवन वे मूल कारण को भी ढूंढ लेता हैं। ज्ञानी 
पुरुष घर्म अयवा नीति के बन्बनो में से अपने-आपको मुक्त नही कर छेता, बल्वि' 
धर्म के यथार्थ स्वरूप वो जाने लेता हैँ, विविध कर्मों वी अपने काऊ के अनुछप 
मर्यादाओं की जान लेता है और उनके बन्धना तथा मर्यादाओं को ज्ञानपूर्वक 
स्वीकार कर लेता है और इन मर्यादाओं में रहकर अर्थ तथा काम वा उपभोग 
बरता है । 

“पिस प्रवार पहले तीन पुस्पायों का ध्येय जीवन का निर्वाह और सत्व- 
सशुद्धि है, उसी प्रदर चौथे का भरे घ्येय वही है। मरने के बाद की स्थिति वी 
चिन्ता करना अनावश्यक है। जिस प्रवार जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहार से धर्म 
वा सम्बन्ध नहीं रहने से तारतम्य का भग हो जाता है, वैसी ही बात चौथे 
पुस्धार्य पर भी ज्यगू होती है । 

“यदि इस प्यार देखेंगे, तो चार पुस्पार्थों में रात और दिन जैसा अन्तर 
नहीं मालूम हागा, वल्कि वे एक्डूसरे पर आधृत और एक-दुगरे वा नियमन 
बरतेवाले प्रतोत हागे । 

“ममुष्य को जिज्ञानु होता चाहिए, श्रेयार्थी होना चाहिए, ुशुत्मु| (झोप 
और शुद्धि को इच्छावाला) होना चाहिए। इससे वह अनेक वहमा, अग्रान, 
अपूरे ज्ञान, अनिश्चितता, सक्षेप में कहें, तो अबुद्धि रो सुवित पा जायगा $ यदि 
सृष्टि वे नियमा में पुरर्जेन्म हो, ता उसे समाधानपू्वद स्वीपार बर छेसे का 
बक्त उसे मिठठ ज्ाथगों और यदि यह वेवल कल्पता हो है, तो इससे वह डरेगा 
भरी । यदि पुनजंन्म सत्य हो जिन्‍्तु वह राणा जा सवता हो, तो इसके मार्ग का भी 
यह विशेष शुद्ध और ऐसा बना सपेगा, जिससे अधित विपरीत परिणाम से आये। 
पुनर्जन्स बे भय से वह वोई पुरुषार्य नहीं मरेया, बल्यि निशासा, साथ भाषत 
थी बुटि और शुद बाने वी आरक्षा मे चौथे पुण्पार्थ में प्रस्ति होगा। 

£ र् £श 

४द्ञान मे पुरपार्षी को ज्ञात गे शिए विद्या गया प्रथन भौद ज्ञान वी 

प्रोलि में से मिलोवारा समाणत ही उसरा अपना सुस्त होगा । परन्दु संगार 


जोवन-दर्शन श्टरे 


के हित की दृष्टि से यह पुर्षार्थ उचित दिशा में हो रहा है या नही, यह देसने 
के लिए यह जरूरी है कि यह प्रयत्न धर्म का निश्चय करने में अथवा उसका 
अनुसरण करने मे तथा उसके द्वारा अर्थ और काम की सिद्धि करने मे भी मददगार 
हो रहा हूँ । यह सिद्धान्त ज्ञान के पुरुपार्थ का कुतुबनुमा है । उसका अतिम फल # 
आत्मतत्त्व या ब्रह्मतत्व्को खोजकर अपनी निरालब सत्ता का दशन है ।” 

शुद्ध आलंबन और निरालम्ब स्थिति 


इस धिपय में किशोरलाल भाई के ये विचार थे * 

“ज्ञान का ध्येय है अर्थ और काम की उत्तरोत्तर शुद्धि और शोध करता । 
ज्ञान का अतिम फल हूँ अपने और ससार के अस्तित्व के मूल को जान लेना और 
आत्मा की निरालम्ब सत्ता का दर्शन करना । 

“दरन्तु इसके साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा की निरालब 
सत्ता की जानकारी (अर्थात आत्मा को छोडकर कोई अन्य इस पर सत्ता चढाने- 
वाला नहीं हैं, यह निश्चय हो जाना) एक बात है और इस निरालब स्थिति में 
रहना, गह दूसरी बात हैं। 

“जिसे आत्मा” अथवा ब्रह्म! वहा जाता हैं, उसे छोडकर किसी अदृश्य 
शवित पर आधार रखने की जरूरत न रूमना, अपने ढारा किये गये कर्मो के फल- 
भोगने में सुख हो या दु ख अथवा दूसरा की ओर से या सृष्टि के नियमा से सुख 
या दुख आ पड़े, तो भी धैर्य न छोडना और समता रखना, मरने के बाद हमारा 
क्या होगा या क्‍या होता होगा, इसवो छेझ्मात्र भी चिन्ता या कल्पना भी 
न क्रना, बल्कि जो जीवन प्राप्त हो गया है, उसमें शुभ कर्म और शुभ विचारा में 
छगे रहना तथा अपनी सत्त्व-सशुद्धि के लिए सदा यत्नशीर बने रहना ओर इसके 
आगे का विचार भी न करना--इस प्रकार की शुद्ध निरालम्व स्थिति में सदैव 
टिके रहनेवाले व्यक्ति थोडे ही देखने में आते है । 





# ज्ञान का अतिम फ्ल माक्षयप्ति माना जाता है। परन्तु इससे 
होनेवाले भ्रम को दूर करने के लिए कियोरछाल भाई ने उसे श्रेय प्राप्ति 
अह् है और णुणुफु के स्िए ओयार्थी', साथक, “शोधक', अथवा “जिज्ञासुं 
इब्दा बा प्रयोग किया है। 


स्ड्ड किझलोरलाल भाई को जोवन-साधवा 


“जब कभी क्ट्टी कोई ऐसा विरल महात्मा मिल भी जाता हैं, तो अधिकाश में 
ऐसा लगता हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने से पहले इसने बहुत लस्त्रे समम तव' 
फिसी दिव्य और अदृश्य शक्ति का सहारा लिया था। यही नही, वल्कि उसका 
अनन्य आश्रय ओर अनन्य भवित भी की थी। उसे यहू अपने से उपर और मिंन्न 
"दृश्य रुप में स्थित कोई शक्ति मानता था या उस शवित का अवतार मानता था 
या उस दवित के साथ उसवा कोई खास सम्बन्ध मानता था। इसके बलावा 
मृत्यु के बाद वी स्थिति के विधय में भी इसने कोई दृड़ कल्पता बना छी थी 
भौर अपने जीवन में उत्कर्ष पाने वे लिए इसने जो-जो भी पुरुपार्थ किये 

अथवा जिन वढ़िनाइया को पार किया, वे सब इस आश्रय वे और भविष्य में 
भ्रद्धा के बल पर ही वह कर सका, यह भी ज्ञात होगा और वह खुद भी इस वात 
को स्वीवार बरेगा। ऐसे किसी आधार अथवा आल्वेन पर तंथा वर्मों वा. फव 
देनेवाल्ा कोई अटल परम्तु न्‍्यायी नियम ससार में है, इस मात्यता प्र जीवन 
के प्रारम में ही उसवी श्रद्धा बैठ जाने के कारण और सामान्य मनुष्यों बे जीवन 
अथवा चित पर यह श्रद्धा जितना असर करती है, उससे अधिक बलवात्‌ परिणाम 
उस पुश्प पर हो जाने वे वारण ही उसका जीवन श्रेय के भार्य वी ओर भुष्टा है. 
ऐसा आप पायेंगे। क्षेयार्थी में जिन शुभ गुणा और भावों वा उत्कर्ष होता चाहिए, 
उनवा ठीक उतना उत्पर्ष हो जाय और ये गुण तथा भाव उसमें स्वभाव्िदध 
बन जायें, तभी यह कहा जा राजता हैं कि निरालम्व स्थिति बी ओर उसने 
प्रयाण बिया है और धीरे-धीरे उस स्थिति में दृढ़ता आयी है, ऐसा सामान्य 
अनुभव है । १ 

+ इस प्रक्पर सनुष्य का अपनी सापना के लिए बिगी-न किसी ऑल्म्बन वो 
स्पीवार बरना पदत्ता है और यदि यह जाहम्बन शुद्ध होता है, स्तो बट अच्छी 
प्रगति बर सकता हैं । 

अनुद्ध आल्म्या में बयालया लक्षण हारे चाहिए, मद हम दर्से ३ 

(१) विचार-दावित के बडने पर इसमें श्रद्धा घटरी नही, बढ़ी घाहिए । 

(२) वन हमारी बुद्धि को मूइ्मता बदुने फी जप रसे, परन्तु यहू म पट 
दि 'ह्समे आधिर गररा्ई में नही जाता घाटिए। 


* 


जीवन-दर्शन श्ट५्‌ 


(३) इसके स्वरूप के विषय में हमारे मन में यदि कोई ग्रछतफहमी रही 

“ हो, तो उसके सम्बन्ध में अधिक चिन्तन के बाद वह दुरहोती जाय और उसका 

स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होता जाब और उसका कभी सपूर्ण त्याग न 
करना पड़े । 

(४) यह आहम्बन यथासम्भव जाति, कुल, देश, सप्रदाय और अनुगम 
आदि उपाधियों से रहित हो और सर्वमान्य हो। ह 

(५) श्रेयार्थी को यह आलम्बन इतना उदात्त और प्रिय लगना चाहिए 
कि उसमें उसकी श्रद्धा अपने जीवन में प्राप्त होनेवाले सुख में उसे नम्र और 
कृतज्ञ बनाये और वह जीवन की धन्यता समझने लगे, दुख में धीरज और 
समता रखने की और ज्ञाति के साथ विश्व के नियमो के अधीन होने की शक्ति 
उसे दे, अपनी मर्यादाओ का भान दिलावर मनुष्य को अमानी और निर्देम्भी 
बनाये, शुभ कर्मों और सत्त्व-सशुद्धि के प्रयत्नो मे उसे उत्साह प्रदान करे और 
इसमें यदि कोई झगडे या खतरे उपस्थित हो, ती उनका सामना करने का 
साहस उसे दे। उसी प्रकार वह उसमें भवित आादि भावों के विवास का भी 
अवकाश दे। 

“शुद्ध आलम्बन के विपय में विचार करते समय यह तो स्पष्ट होना ही 
चाहिए कि आरूम्यन मम्बन्धी यह श्रद्धा किमी दृश्य पदार्थ या शक्ति पर नहीं, 
बल्कि किसी अदृश्य शक्ति या नियम पर है । अदृश्य पर यह श्रद्धा होने के कारण 
यह आउरुम्बन प्रत्यक्ष या अनुमान-प्रमाण से सिद्ध नही किया जा सकता अर्थात्‌ 
आलम्धन-विपयक यह श्रद्धा एक प्रमाणातीत विपम की श्रद्धा हूँ । 

“इस विषय में जिन्होंने खूब विचार क्या है और जो निश्चित परिणामों पर 
पहुँचे हैं, उनकी राय यह है कि ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर इत्यादि नामों से परि- 
चित एक चंतन्यत्प परमतत्त्व का अस्तित्व यद्यपि प्रमाणातीत वस्तु है, तयापि 
बह न केवल सभवनीय वस्तु है, वल्कि एक स्वयसिद्ध वस्तु है। स्वयमिद्ध होने 
के कारण ही वह प्रमाणातीत हैं । परन्तु स्वयसिद्ध होने का अर्थ यह नहीं 

उसकी प्रतीति झट से हो जाती हैं। स्वयसिद्ध कहने से उनका तात्पय यह 
हक इस चैंतन्य-शॉक्त के ऑस्तत्व के शास्त्र के, विश्वास करने लायक ऋषियों 
के या गृरुजनो के मत के रुप में मान छेने को जरूरत नही है। परन्तु यह ऐसी 


२८६ कज्ञारलाल भाइ का जवच-्ज७७ ६६ 


वस्तु है कि यदि कोई चाहे, तो इसके विषय में अपने अनुभव और विचार से 
ही अपने मत का समाधान कर सवता है” 

आत्मापरमात्मा के विपय में उनके विचारो का सार इस प्रदागर है * 

(१) ज्ञानतामऊ पुर्पार्य वा नृतिम निर्णय यह है कि भराणिमातर में स्फुरण 
करनेवाला जो चैतन्य-सत्व है, उससे परे और उस पर सत्ता घारण करनेवाला 
दूसरा कोई तत्त्व नही है । उसे आत्मतत्त्व कहिये या ब्रह्मतत्त्त। विश्व के मूल में 
चही एक चेतत्य-तत्त्व है। इसमें निष्ठा जम जाने और उसके स्थिर रहने का 
नाम ही 'निरारव' स्थिति हैं । 

(२) यह चंतन्य-तप्त्व है, इसमें तो कोई सन्देह हैं ही नहीं, परन्दु बह 
प्रमाणातीत हूँ। प्रमाणातीत हैं, इसका अर्थ यह नही कि मनुष्य वो उसके वारे 
में केवल श्रद्धा रखनी चाहिए। स्वयसिद्ध के रुप में इसवी प्रतीति हर कीई 
यर सवता है। इस प्रतीति वा नाम ही 'आत्मज्ञान' है। 

(३) आत्मवत्त्व है ही, इसलिए वह सत्‌ हैँ। वह चित्‌ अति झ्ात- 
भ्रियारुप हैं। दूसरे शब्दा में जो 'है ऐसा रूमता है, उसता मूल वारण उसे 
अन्दर बसनेवाल्ी चैतन्य की सत्ता है। है में जो व्रिया या ज्ञान का वा 
होता है, उसकी जड उसमें बसा हुआ चैतन्य-तत्त्व है। 

(४) जब तक चित्त बी सशुद्धि नही हो जाती, ठव तब उसे विभी-न-विसी 
आरम्बन वी जरूरत रहती ही है और ऐसा होना उचित भी हैं। यह आदस्वने 
आान्पतिव नहीं, बल्वि सत्य होता चाहिए । भले ही उसवी सत्यता वे विषय 
में हमें आत्मप्रनीनति न भी हा । ड़ 

(५) परमात्मा हो एवं ऐसा आलम्वन है। परन्तु परमात्मा वा स्वत 
झमझने में अनेर भान्तियाँ वैदा हो गयी है और इनके वाए्ण श्ञाव और मांग 
मी सशद्धि में सामियाँ जा गयी हैं और इनवे वारण अभ्दुदय तया पुरपार्थ मं 
विष्न से हो जाते हैं । 

(६) आरम्वन थी शुद्धता बा विचार बरते हुए परमामा के बारे में 
पिया गया यह अनुमघात ठीब माटूम होता है 

१ गर सत्य, श्वान तथा त्रियास्वस्प हैं । 

२ वह जगत वो उपादान कारच हू । 


जोवन-दर्शन श्टछ 


३ वह सर्वेव्यापक और विभु है! 

४ उसका यही नाम, रूप, गुण, आकार हैं, ऐसा नही कहा जा सकता। 
वह नाममात्र, आकारमात्र और गृुणमात्र का आश्रय हैं । 

५ कारणरूप में वह सत्य सकल्प का दाता और कर्मेफ्ल का देनेवाल्ा है । 

६ वह अल्प्ति है और साक्षीरूप मे प्रतीत होता है । 

७ वह महान्‌, अनत और अपार है। 

८ वह स्थिर और नि३चल हैं। 

९ बह ससार का तत्री और सूत्रधार हैं। 

१० वह ऋत है। 

११ बह उपास्य, एप्य, वरेण्य, घरण्य और समर्पणीय है । 

१२ ससार में जो भी शुभ-अशुभ विभूतियाँ हैं वे उसरीके कारण है। 
इसलिए वह समस्त शक्तिया का भाण्डार हैं। परन्तु इनमें से मनुप्य को वेवल 
उन्ही शक्तिया का अनुसधान करना चाहिए, जो श्रेयार्थी के लिए शुभ औौर भनु- 
शीलन करने योग्य है। इसकी अनुशीलन और अनृसन्धात करने योग्य 
शक्तियाँ थोडे में कहें तो ज्ञान, प्रेम और धर्म के अनुरूप क्रियाशक्तियाँ हैं । 

(७) सत्त्व-सशुद्धि का फल प्रत्यक्ष जीवन में वुद्धि और भावना के उत्कर्प 
के द्वारा मरण और मरणोत्तर स्थिति के विपय में मनुष्य को निर्मम करके 
समाधान और शान्ति देना है। सत्त्व सशुद्धि जीवन की साधना और साध्य 
दोनो हैँ । 


अवतारबाद 

किशोरछाल भाई ने जिस प्रवार माक्ष की मान्यता का झोवन क्या है, 
उसी प्रकार हिन्दू धर्म की कितनी ही अन्य मान्यताआ का भी शोवन किया हैं। 
इनमें अवतारवाद और मूत्ति-पूजा मुख्य है। किशोरलाल भाई कहते है कि अव- 
तारवाद के पीछे नीचे लिखी मान्यताएँ पायी जाती है 

“जीवात्मा से भिन्न प्रकार का एक ईश्वयूत्मा हैं। वह हमेशा साधु पुरुषा 
और घ्मे का पक्ष लेता रहता हैं। दुष्ट छोगा तथा अवर्मे का वह शसु है। समाज 
में अधर्म का बल कब और कैसे बढता हैं, इसका वह सदा ध्यान रखता है और 


ज्ट्ट किज्ञोरछाल भाई को जीवन-साथना 


जप उसको अपेक्षा से अधिक नवमे का बल बट जाता है, तब किसी भी रुप सें 
शरीर धारण करने वो वह तैयार रहता है। जिस स्वरूप का काम हो, उसके 
अनुसार वह मनुष्य, पु, पक्षी, किसी भी योनि में जन्म घारण करता है और 
शरीर घारण करने से लेकर उसके अत तक वा सारा वार्यत्रम वह पहले ही से | 
निश्चित कर लेता है। यह ईश्वरात्मा अपने इच्छानुमार प्रह्ृति के तियमों से 
स्वतत्र जो चाहे मो कर सकता है और अपने जीवन की हर छोटौ-बडी तफ्सील 
को पहले से जातता हैं। सामान्य मनुष्य तो सामाजिव अथवा नैतिक बथनो में 
बंधे रहते है, परन्तु अपने भवतार-काये में यह इन वन्धनों से मुक्त होता है । वह 
किम्ही भी उपायो का अवर्लवन कर सकता हैं। इसमें वह दोपी नहीं बनता ।” 

यह मान्यता क्ट्रर अवतारवादी की हैं। इसमें से कई बातों को आंधुतिव 
विचारक नहीं मानते। क्थोर्लाछ भाई को इस मान्यता में वहुतन्सी भूले 
दिखाई देती हैं। वे कहने है 

“जिसे हम 'जीवात्मा' या प्रत्यगात्मा' कहते है, उससे भिन्न बोर्ड एक या 
अनेक ईब्वरात्माएँ है, यह बल्पता ही भूल्मरी है। इसके पीछे अनुमत का 
आधार नहीं है। 

(फिर यह मात्यता गलत है कि जिसे हम 'प्रत्ययात्मा' कहते है, उससे 
जीवन, मरण और जीवन-कार्ये के विषय में अधिक स्वतत्र, प्रड्ृति के निय्रमों 
में परे, पहले से ही अपने जीवन का नक्गा तैयार वर लेनेवाछ़ा या जानेनेगारा 
अपने जीवन-वार्य के बारे में एश जीवात्मा जिलना संकल्प कर सता हैँ, उससे 
अधिक निश्चित सवल्व बरवे' आनेवाला कोई पुरष भूतकाल में हो गया, 
आज--वर्नमान में है या आगे होगा । 

“बह मान्यता भी गरटत है कि इस तरहे जो ब्यतित अरतार मान लिया गया 
है, उसवे पर्सों की शुद्धाशुद्धता अवबा याग्यायोग्पता का सारासार-वियेश़ द्वारा 
निश्चित भैतिश और मानवोचित नियमी वी दृष्टि से परीक्षण सही किया झाता 
चाहिए, वेल्यि उसके सारे बाम दिव्य मान टिये जाने चाहिए | 

“राम, ह्ए।, दुद्, सराजीर, ईसा, मुहम्मद था अन्य बोई ब्यक्ति लीवासा 
कौ अपेशा हिला समिए प्रशार के सन्‍्च से पैदा हुआ था, यह सान हेलो ञ्ी 
शर्त हर ६ 


जोवन-दर्शन २८९ 


“उन्हीने जो कुछ क्या, वह पहले से ही सोच लिया गया था, यह मान 
हेना भी गलत है। राम ने सीता के लिए जो दु व किया, वह केवल नाटक था, 
कृष्ण में यदि कोई अपकर्म किये, तो वे दिव्य ही थे, सहजानद स्वामी ने, समर्थ 
'रामदास ने जो ब्रत, तप, योगाम्यास आदि किये, बे ईश्यर-प्राप्ति के ठिए अपने 
मन की व्याकुलता के कारण नही, वल्कि श्रेयाथिया को केबल सन्मार्ग दिखाने 
के लिए किये, ऐसा मानना गछत है । 

“राम, कृष्ण आदि पुरुषां में से जो छोग वस्तुत पृथ्वी पर हा गये हो, उन्हें. 
दूसरे भनुष्या के समान ही मनुष्य मानना चाहिए। वे समर्य थे ऐश्वर्यवान्‌ थे, 
उनकी ऐइ्वर्येच्छा श्रेप्ठ प्रकार की महान आशयावाल्ते वी, अपने समय के के 

महान अग्रणी थे, इनमें से कोई विद्वान्‌ था तो कोई साथु पुरुष, कोई श्रेष्ठ धर्मजझ 
और कोई नीतिज्ञ थे। शिवाजी, वॉशिग्टन, ग्रेगीवाल्डी आदि जिस प्रकार 
इस युय में जपनी-अपनी जाति के उद्धारक माने काले है, इसी प्रकार इसमें झ॒ भरी 
कई अपने समय के प्रजोद्धारक थे। इनके जन्म-कर्म के विपय में इससे अधिक 
दिव्यता मानना भूल है। 

“इससे अधिवा झोभा इनके नामा के आस-पास रचकर इन्हें काल्पनिक 
पद पर चढ़ाकर इनकी हतिम पूजा करने से मनुष्य अथवा समाज को अपना 
अभ्युदय करने में विभेप लाभ हुआ हो, ऐसा नही मारूम हाता। हा, इससे हानि 
अवश्य यहुत हुई हैं । 

* हिन्दू जनता इन बाता का मान छेती हे। इस कारण ऐसी मान्यता 
बैठाने में जिनका स्वार्थ होता है वे इस प्रकार का भ्रम वार-चार फैलाते ही रहते 
हैं और समाज वा भोला भोला वर्ग हस भ्रम में फेस जाया करता है। इसका 
उपयोग पथ प्रवर्तत में और राजनीति में विशेष रूप स किया जाता है। प्राय 
हर सप्रदाय का प्रवर्तक अपनी या वाद में आनेवाली पीढी में ईशवर का अवतार 
बन जाता है। यही नही, बल्कि वे जवतारा के अवतार थे---राम-कप्णादि ता 
उनके परिचारक कहे जा सकत हँ--यहाँ तक यह मास्यता फैलती जाती है 

महाराष्ट्र में झिवाजी लगभग्र ईश्वर-पद पर आत्ड हो गये हैं और इनवी 
मूत्र की पूजा भी वहाँ शुरू हो ययी है। लोकमान्य भी इसी मार्ग पर जा रहे है, 
ऐसा दिखाई देता हैं। गाधीजी के लिए भी ऐसा ही हा सकता है। जा लाग «४ 
कर 


३९० 'किशझोरलालू भाई की जीवन-साधना 


ऐसा करते है, वे पहले नही, तो बाद में अपनी अवुद्धि का ही पोषण करते और 
ऊसे बढाते हैं। इसमें कल्याण नही 4” 


मूर्ति-पूजा 


मूति-्पुजा के सस्वन्ध में किशोरहाकू भाई ने अपने विचार इस प्रकार 

प्रथरट विये हैं 

“अपने पूज्य या स्वेहीजनो के स्मारक के रूप में उनकी मूर्ति या प्रतिमा 

बनाना इतना अस्वाभाविक या दोपपूर्ण नही, जितना वि इसलाम में बताया हूँ. 
भर उसवी भरपूर निन्‍दा वी है? मूछ पुर के प्रति जो स्नेह और पूज्य भाव 
होता है, वही अशत उसकी प्रतिमा के प्रति भी हो, यह स्वाभाविक है। परल्तु 
वह प्रतिमा है यह भूलकर, उसमें चेतन है ऐसी भावना करके, उसे पड़ूमिवाल्ा 
मएजुबर को; पूछ(-विएि वर जएहे है, झणएर शाण पियए जाता है, आप्रहे ससा 
जाता है और उसके लिए झगडे किये जाते है, इसमें विवेव-मर्यादा वा 
अतिरेक हैं ) 

“प्रारम्भ में योगाम्यासी को आलम्वन के रूप में मूर्ति वो उपयोगिता 
माछूम हुई होगी, वाद में चचछ चित्त को सदैव मूतति का ध्यान-अनुसघान--#गाये 
ग्खने वे लिए दिनभर भूतिसम्वन्धी त्रियाएँ ही करते रहना पड़े, इस विचार मे 
सबेरे से लेव्र रात तय मृति-पुजा वा कार्यत्रम बना दिया गया हो, भरे भी 
सभव हैं । विसी योयास्यासी को जो व्यवसाय उस समय है विचारों वी दृष्टि 
से आवश्यय' मायूम हुआ होगा, वह बुछ समय बीतने पर उन लोगों वे भी जीवा 
पा व्यवसाय बन गया, जिन्हें स्वप्न में भी योगाम्यास वा छयाल नहीं होगा। 
जिस वस्तु यो साधन ये रूप में स्वीयार विया यदा, यही साध्य बते गयीं, ऐसा 
मुझे छूमता है । घीरे-धीरे इसवा मतत्व इतना बढ गया रि मूर्तियूजा अकि- 
मार्ग या आयश्यक लग-सी वन गयी अथवा भक्ति-या ये समाते सूतिद्ूता भी 
मानों उन्नाति वा एक स्थात्र साचन ही है, ऐसा मट्त््व उसे मिल गया । 

* योगाम्यासी के लिए भी मतिश्जां आवश्यर नहीं है और दुसरो ने 
हिएसो यर समशदा, वटम, अवुद्धि, हतरिम वियावगाह और ईम्वर तषा पर्स के 
खास पर झगऱे यडानेवाली यस्तु बन ययी है । 


जीवन-दर्शन २९१ 


“कुछ लोग बहले है कि मूर्ति-यूजा तो मनुप्य-स्वभाव के साथ जुटी हुई है 
और यदि वह हटा दी जाय तो, दूसरे किसी रूप मे आ खडी होगी। पर6्तु 
यह वो अस्पृष्यता के बारे में भी कहा जाता हैं। प्रश्न यह नही हैं कि वह दूसरा 
रूप छेकर आयेगी या सहीं। मुख्य प्रश्न केवल यही है कि आज जिस रुप मे 
बह हमारे सामने खडी है, वह रूप अनिष्ट हैं अथवा नही । फिर जब वह दूसरा 
बश लेकर आयेगी और अनिष्ट उत्पन्न करेगी, तव यह जिम्मेदारी उस समय वे 
छोमो वी होगी कि वे उसे झूठी बताकर उसका नियेघ करें | हम ता उसके आज 
के विक्ृत वेश को दूर कर दें, इतना ही काफी है।” 

अंतिम कयन 

जीवन-शोधन' नामक अपनी पुस्तक में किशोरलाल भाई ने अध्यात्म 
और धर्म के प्राय प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट किये है । उनमें से केवड 
बुछ बहुत महत्वपूर्ण विषया पर ही--जिनमें किझोरछाल भाई को श्रमपृणे 
धारणाएँ दिखाई दी---उनके कुछ विचार ऊपर दिये गये हैं। किश्लोरलाल 
भाई ने साझ्य, वेदान्त और योगसम्वन्धी विचारा का भी शोघत किया है। 
परन्तु सामान्य पाठको को उनमें दिलचस्पी नहीं होती, यह सोचकर उनकी चर्चा 
यहाँ नही की गयी है। 

जीवन-झोधन' पुस्तक के अन्त में उन्हाने अतिम कथन छीप॑व यह अध्याय 
ल्खि हैं 

“ये सारे लेख निन्दा-बुद्धि से नहीं लिखे गये है। परन्तु श्रामक आदर्श 
और कल्पनाएँ अथवा सच्चे आदर्ण की झूठी कल्पनाएँ सत्य के दर्भन में कितनी 
बाघक होती हैं और इस कारण क्तिना श्रम व्यर्थ ही गलत दिशा में चछा जाता 
है, इसके अवलोकन ओर प्रत्यक्ष अनुभव पर से यह लिखा है। 

“इस पुम्तक के निष्कर्ष के रूप में मुझे जो कहना है, वह सूजरुप में लिख 
दूँ, तो वह पाठकों के लिए टीक होगा । परन्तु वे इतना अवश्य याद रखें कि मे 
सूत्र इस पुस्तक का लघुदर्शन ($प्रगाशए) नहीं है। 

(१) वेद-धर्म' नाम यदि सार्थक है, तो वट-आन का-अनुभव का धर्म है । 
इसका यह दावा है कि जो भी अतिम प्राप्तव्य है, वह इस जीवन में ही सिद्ध हो. 


श्ष्र्‌ क्िशोरलाल भाई को जीवन-साथना 


सकता हैं। शास्त्र केवल अपनी प्राचीनता के कारण अथवः प्रसिद्ध ऋषियों के 
हारा रचे जाने के कारण मान्य नही हो सकते । वे उतने ही अश में विचारणीय 
हैँ कि जितने अञ्म से उनके भीतर जीवन ये मूल प्रदनो के विषय में अनुभव के-- 
अथवा अनुभव प्राप्त करने में मार्गदर्शक होनेवाछे वचन हैँ। फिर ये शास्त्र 
प्राचीन ह्वी या अर्वाचीन, प्रतिप्ठा पाये हुए हो या न भी हो, सस्दृत, प्राइत या 
संसार वो अन्य विसी भी भाषा में लिखे हुए हो। अनुभव वो वाणी जीवित 
मनुष्य की हो या मृत की , वह विचार करने के योग्य हैं । 

(२) अनुभव यथार्थ और अयथार्य--दोनो प्रकार का हो सकता है। 
फिर अनुभव और अनुभव का युलासा (उपपत्ति) , इन दोनो में भेद हैं । इसलिए 
अनुभव अथवा उपषपत्ति भी केव् विचारणीय ही मानी जानी चाहिए। बह 
जिम जश् में हमें अपने अनुभव में सही माठ्म हो, उतने ही अश में मान्य यी जाय । 

(३) घ्राचीन वाल से ऐेकर आज तव जिस अश में गहन विचारता 
के' अनुभव और उसकी उपपत्ति में समावता होगी, उतने ही भण्ों में शास्त्र 
प्रमाणभूत होगे । 

(४) इस शास्त्र-प्रमाण तथा अनुमव-प्रमाण वे अनुसार सर्वश्न अमान 
हूप से व्याप्त एक आत्मतत्त्व हूँ। यह सिद्धान्त स्वीकार बरने योग्य है । इसी 
सोेज झानरूपी पुरयाये का अतिम ध्येय है । यह ध्येय मृत्यु के बाद नहीं--ईगी 
जीवन में सिद्ध करना चाहिए )* 

(५) इसके छिए इृथिम पूजा, वेश, वर्मवाण्ड की जरूरत नही है। मनुप्य 
अपने देश, बाल, उम्र, जाति, शक्ति, सस्पार, शिक्षण आदि को ध्यान में रसेरर, 
निरतर शावधान स्हयार, याम्याफोग्यना ओर यर्मापर्म का सावधानी से विचार 
मग्गे' समाज वें और अपने जीवन वे धारण, पोपण और सत्त्-सशुद्धि वे टए 
आवद्यव बर्म यरे, चित-घोधन वा अस्यास करे, तो वह जीवन के ध्येय का श्रा् 





$हस जन्मन्मस्थ से शुद जायें, यट हीवत का उचित ध्येग मरी। 
फस्भ-्धरण भा भद छोटर हम अपनी भनुष्यता शो बढ़ायें। इसरे त्िए 
पुरथार्य करना फाहिए। 


जोवन-दर्शन २९३ 


कर सकता है और गुणो का जो स्वाभाविक विकास तथा पराकाप्ठा का क्रम 
होगा, उसे गति दे सकता हैं। 

(६) सारासार-विवेक की दृष्टि से एक सामान्य पुख्पार्थी मनुष्य के 
लिए आचार, वाणी या वेश में जो बात अनुचित माहूम पड़े, वह एक सिद्ध 
या मुक्त मनुष्य कर सकता है, ऐसे वचन में अज्ञान, पायरूपन अथवा 
पासण्ड हैं । 

(७) एक ओर अनुभव और दूसरी ओर तर्क, अनुमान और कल्पना, 
इनके खीच वच्य भेद हैं। अनुमान वो सिद्धान्त समझता या कल्पना को रुत्य 
समझना बटी भूल है । सत्य-शोघन में ये भूलें बहुत वडे विध्न पैदा वर देती है । 
जिस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हैं, उसके विपय में सशक अथवा तटस्थ 
रहना सत्य शोधव का क्तंब्य हैं। 

(८) इसी प्रकार वाद और सिद्धास्त' के बीच भी भेद है। प्रत्यक्ष 
परिणामी अथवा अनुभवों के अग्राचर कारणों के विपयो में या प्रत्यक्ष कर्मो के 
अगीचर फलो के विपय में सयक्तिक कल्पना 'वाद' है। किन्तु 'सिद्धान्त' अनुभव 
जथवा प्रयोग से सिद्ध अचछ नियम है। वाद” को 'सिद्धान्त' समझने वी भूल 
नहीं करनी चाहिए। यह चाहे क्तिना ही सयुक्तिक और सतोपप्रद मालूम 
हो, फिर भी इसी विषय को समझाने के लिए अन्य कोई दृप्तरा ही वाद पेश 
करे, तो उसवी क्सीको झिकायत नही होनी चाहिए । बल्कि इस वाद के मानते- 
वाले के मन पर इसके फलस्वरूप जो सस्कार दृढ हो गये हैं, उन सस्कारो के गुण- 
दोप वी दृष्टि से इस चाद की समाछोचना या शुद्धि करना जरूरी हो सकता 
है। इससे अधिक इस वाद वे खण्डन-मण्डन वे अथवा उसी वाद को पकडकर 
बैठने का आग्रह नही रखना चाहिए । 

(९) सत्मणोघक में त्ततस्वता निराग्रह, निष्वामत्ता या नि स्पूहता जैसे 
गुण और पूर्वप्रह का त्याग अवश्य होना चाहिए। अमुक आग्रह या मान्यता मैं 
नही छोड सकता, इस तरह का आग्रह सत्य-बोधन में बाधक होता है। किसी 
सान्‍्यता अथवा कल्पना में भव्यता है, इसलिए उसे पक्ड करने दैठ जएने का 
आग्रह भी बाधक है । झास्त्र में से एक्वाइयता पैदा करने का आग्रह भी सत्य के. 
सोज में बाघक हैं। झीधघन का विपय श्षास्त्र नही, बल्कि आत्मा या चिह्न 


र्पड किशोरलाल भाई को जीवन-साथना 


और यह शास्त्रों में नही, हमारे अन्दर हैं। बुनने की कला सीखने में इस विषय 
की पाठच-पुस्तक का सीखने में जितना उपयोग हो सकता है, केवल उतना ही 
उपयोग शास्त्रों का जीवन में हो सकता है। परन्तु जिस प्रकार बुनाई सीसने 
का अधिक उचित साधन पाठय-पुस्तक नही, वल्कि कारखाना ओर अधिक अनु- 
भवी बुनकर होते है, इसी प्रकार आत्म-शोधन का अधिक गोग्य साधन शास्त्रा- 
ध्ययन नहीं, बल्कि हमारा अपना चित्त और सदुगुरु तथा सत्पुष्षों का 
भक्तिपूर्ण सत्सग है। 

(१०) भाषा की अस्पष्ठतता विचारों में अस्पष्टता निर्माण करती है। 
इसलिए तत्त्वचिन्तक को इस बारे में भी सावधान रहना चाहिए। 

(११) सत्य-शोषक में व्याकुछ॒ता, जिज्ञासा, झोपक बुद्धि, सस्व-सशुद्धि 
विचारमय और पुरुपार्यी जीवन, पूज्मजनो और गुरजनों में भवित, आदर, 
संसार के प्रति निष्काम प्रेम, पैयें, अध्यवसाय, इतज्ञता, घर्मशीलता, भातमा 
और परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी आलम्बन के विषय में लि.स्पृह्ठता--इतने 
गुण तो अवश्य होने चाहिए।” 


२. फेछवर्णों (शिक्षा) 
गुजराती भाषा के बेल्ववणी' शब्द में जितना अर्थ आ जाता हैं, उतना इसके 
लिए प्रयुवत्त अन्य विसी भी भाषा में दायद ही होगा। हिन्दुस्तानी 'वाहीम' 
शब्द में शायद वह पूरा अर्य आ जाता है। उगके लिए संस्ृत घब्द का प्रयोग 
परना चाहें, तो विशोरणाल भाई कहते हैं, 'संस्तिया' अबवा 'सेस्फरण शब्द का 
प्रयोग करना पटेगा । 'सस्त्रिया' का अर्य है--शरीर, मन, वाणी, आदत, दान; 
युदि आदि में जो भी अव्यवस्या हो, उसे व्यवस्यित करने वी जिया। किए 
पेह्ववणी के लिए जिन भिन्न-भिन्न शब्द वा प्रयोग विया जाता है, उन पर दिधाए 
गरवेः उन्होंने यताया है कि ये किस प्रकार अपूरे पढने हैं। सपा उसीते 
विवेचन भी जिया है। 
घेबूवणी झौर शिदाण 
कटदनी' ने अर्च में प्रायः शिक्षण इब्द वा प्रयोग विया नाता हूं 
वक्षद्षण' भा अर्थ है मौरता जौर राग तौर पर नदी चीज भीरता। जो पीर्ने 


जांवन-दर्शन रषप 


मालूम नही है, उनके बारे में जानकारी देने वा अर्थ है शिक्षण | क्योरलाल 
भाई कहते है -- 

“परन्तु 'केल्वणी' शिक्षण में समाप्त नहीं हो जाती, क्योकि शिक्षण 
अधिकाज्न में परीक्ष होता हैं। जिस देश की जानकारी हम प्राप्त बरते हैँ, वह 
जानकारी सही हैं या गलत, यह तो हमने वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखा नहीं । जिस 
भाषा का अर्थ करके हम उसे जानते है,उस देझ के लोगो से हमारा प्रत्यक्ष परिचय 
होता नही । जिस देश के इतिहाम की बातें हम पढते हैं, उनके मूल आधारी की 
खोज हमने की नही होती । इस तरह शिक्षण से हम जो प्राप्त करते है, वह परोक्ष 
होता हूँ । इस परोक्ष ज्ञान को जब हम अपनी जाँच-पडताल से ठीक करते है, 
तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान बनता है । ज्ञान जब तक परोक्ष अर्थात्‌ केवल सीखा हुआ 
होता हैँ, तव तक उसके प्रति हम केवल श्रद्धा रख सकते हैँ । यह श्रद्धा गलत भी 
हो सकती है। जिस वस्तु के बारे में केवल श्रद्धा होती है, सच पूछिये, तो बह 
ज्ञान--अर्थात्‌ जानी हुई अनुभूत वस्तु नहीं, केवल मान्यता हैं। ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए जानकारी को प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा और आदत होनी चाहिए । 
जिज्नासा और आदत ससस्‍्कार का विपय है) यह सस्कार प्रदान करना 'केछवणी' 
का एक अग हूँ। 


“शिक्षक अथवा माता-पिता विद्यार्थी को अनेक वस्तुओ का परोक्ष ज्ञान 
दे सकते हैं, परन्तु अनेक वस्तुओ का प्रत्यक्ष ज्ञान नही दे सकते । यह तो प्राय 
विद्यार्थी को ही जब कमी सभव हो, स्वय प्राप्त करना पडता है। परन्तु यदि 
कोई शिक्षक ज्ञान को--प्रत्यक्ष करने की जिज्ञासा विद्यार्थी में उत्पन्न कर सकता 
है और इस पिपय को आदत उसे डाल सकता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने 
ज्ञान-प्राप्ति की एक चाबी विद्यार्थी के हाथ में दे दी । केठवणी' का अर्य कैवल 
जानकारी देकर रुक जाना नही है । वल्कि ज्ञान-प्राप्ति की अलग-अरूय चावियाँ 
देना भी होता है। इस तरह 'शिक्षण' की अपेक्षा 'वेव्धवणी” में मधिक आर्य है। 

“बसु कितनी ही वस्तुओ के बारे में परेक्ष ज्ञान की न हो, तो मनुप्य घाटे 

में रह जाता हैं। इसलिए गह मानने की जरूरत नही कि झिल्नण निरर्थक है । 
परन्तु भनृष्य जिस स्थिति में है, उसका विचार करके उचित प्रमाण में ज्ञान 


२९६ किशोरलाल भाई फी जीवन-साधना 


भ्राप्त करने की आदत यदि वह नही डालता है, तो उसकी सारी जानकारी मिथ्या 
पाण्डित्य ही मानी जायगी । उसका उपयोग न खुद उसे होगा, न समाज को 


केक्वणी और बिनय 


“अग्नेजी के 'एज्यूकेशन' और सस्क्ृत के “विनय शब्द भी वेछवणी का पूरा 
अर्थ नही सूचित करते। एज्यूकेशत' का जर्थ है वाहर (अर्थात्‌ अज्ञान क्के 
बाहर) ले जाना और 'विनय' वा अर्य आगे (अर्थात्‌ थोडे ज्ञान में से अधिव ज्ञान 
की और) छे जाना है। सामान्य भाषा में विनय का अर्थ नम्नता, अच्छा--सम्प 
व्यवहार--है। हम आशा करते है वि विद्यार्थी में विनय हो । जिसमें यह नम्रता, 
सम्य व्यवहार नही, उसे हम सुशिक्षित--(बैकवामेत्ा ) ---नही कहते । दूसरी 
और जो पढा-लिखा तो नही हैं, विन्‍्ठु जिसमें आचार वी सम्यता तो है, तो उसे 
हम सुमस्वारी--( 'क्रेब्वायेल्ला') समझते है। तालये, शिक्षण बी अपेक्षा 
विनय वा महत्त्व अधिक है और किव्ववायेढ्ा' मनुष्य में इन दोनों वी अपेक्षा 
रखी जाती है। 

“परन्तु किछवणी' बैवल विनय और बाहरी सम्य व्यवहार में भी समाप्त 
नही होती । वल्कि व्यवहार और वाणी बे विपय में अपनी बुद्धि से विचार 
बरने भले-बुरे वा निश्चय करना और मन, वाणी और मर्म को उसवे अनुसार 
व्यवस्थित वरने वी अपेक्षा 'वैछ्वणी' में होती है। जब तय विवेज-बुद्धि व्यव- 
स्थित नही हो जाती, बेव्टवणी अधूरी रह जाती है । 

फेछवणी और विद्या 

विद्या” से भी वेछ॒वणी में अधिर अर्थ है। बेछ्वर्णी विद्या से ऊँची 
वस्तु है। आदमी बदुतन्सी विद्याएँ जानवर भी नीतिरहित ही सकता है 
अर्थात्‌ सारे विधानसपप्त मनुष्य बेटवायेटा' होते ही है, सो बात नहीं । बेछवर्णी 
वो नीति-विचार से अछग नहीं विया जा सा ता । किया ये साथ-साथ मनुप्य 
मैं नीति विचार वा भी वित्रास होगा, तथी और उतने ही अदा में उस विद्या 
मो मेस्टवर्शी में श्यान मिद सरेगा। 

“पिदा और पेंलवंणी के बीच वा जद एप अन्य प्रगार से भी गमछाईीं 
जा सत्ता है। हम बह सपते हैँ रि विद्याने गेयश एर आर हैं, पागठु बैकवागी 


जोवन-दर्शन २९७ 


के दो अथवा बहुत-सी आँखें होती हैं) विद्या-रसिव मनुष्य जिस वस्तु के पीछे 
पड जायगा, केवल उसीको वह देख सकता है। चित्र-विद्या के पीछे पडे, तो केवल 
इतना ही वह देखेगा कि चित्र विद्या में प्रवीणता प्राप्त करनी हैं। चित्र वे साथ- 
साथ सत्य, नीति, जनहित, उपयोगिता इत्यादि कहाँ तक हैं, इनका विचार 
वह नहीं करता। बेलछवायेक्रा' मनप्य चित्र विद्या विषयक प्रवीणना को 
अवश्य स्वीकार करया, परन्तु साथ ही सत्य, नीति, जनहित और उपयागिता 
के वियय में लापरवाह नही रहेगा । 


विज्ञान और फैब्यवणों 

“जिस प्रकार विद्या और केछव्णी के बीच भेद है, उसी प्रकार विज्ञान और 
केठ्वणी के बीच भी भेद हैं। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात्‌ इसमें शिक्षण 
बो अपेक्षा जवद्य ही अधिक केलवणी है। फिर भी विज्ञान में (अर्थात्‌ पदार्यों 
के अनुभवयुक्‍त विश्येप ज्ञान में) भी केह्ववणी की पूर्णता नही हो जाती । इसका 
बारण यह्‌ है कि विज्ञान आत्मोन्नति और जनहित का सदैव ध्याद नही रखता? 
केछठ्वणी इन चीजा को पल्‍भर के लिए भी छोड नहीं सकती । विज्ञान और 
केल्वणी के बीच यही मुख्य भेद है । प्रत्येक वस्तु की खोज करनेवाला अवश्य ही 
विज्ञान शास्त्री कहा जायगा । इसस भी अधिक, वह शायद मूल कारण तक भी 
पहुँच जाय, उसकी खोज का ससार का बुछ उपयोग भी हा, परन्तु सम्भव हैं 
कि यह विमान इस मनुष्य के लिए शान्तिप्रद और ससार के छिए हितकारी 
शायद ने भी हो | इस त्तरह देख, तो केक्वणी विज्ञान की विरोधिनी तो नही, 
परन्तु विज्ञान से विज्लेप है । 

“विज्ञान की जिस शाखा के बगर केछवणी अधूरी रह जाती है, वह है चित्त 
की भावताआ का विवास और इस दृष्टि से चित्त के मूल का झोवन है। भाव- 
नाआ की झुद्धि, विकास और चित्त का शाधन--यह विज्ञान--केछवणी का खास 
अंग हैं। इसस रहित दूसरा विज्ञान---प्रकृति के नियमा वा और अनुभवों का 
भण्डार--बहुत बडा है। परन्तु वह हमें शान्ति देगा अथवा उससे हमारा जीवन 
अधिक सुखी होगा, इसका कोई निश्चय नही है ! अनेक वार तो विज्ञान मे 
रूप होने की शक्ति भी होती है । 


२९८ किझोरलाल भाई की जीवक-साधन्ा 


“फिर भी यद्यपि विज्ञान से केछवणी की परिसमाप्ति नही होती, तथापि 
विज्ञान के सस्वारो के वगैर केवणी का काम नही चल सकता, यह बात मै जोर 
देकर बहना चाहता हूँ । इन सस्कारा का अथे है, अवलोकन और तुलना करने 
वी आदत ।/ 


केब्ठव्णी और अभ्यास 


इसके बाद वे समझाते है कि केछवणी में अम्यास का कितना महत्त्व है - 
“अम्पास का अर्थ हैं एक ही काम को बार-बार करना । अम्यात्त के महत्त्व 
को हमारे देझ् में अत्यन्त भाचीन काल में ही पहचान छिया गया हैं। परन्तु 
अभ्यास के साथ जो दूसरे अग भी जुडे हुए है, उनकी ओर हमारा ध्यात नही गया 
है। शारीरिक, मानसिक, कोई भी झक्ति प्राप्त करने के लिए अर्थात्‌ इंस पर 
पूरा-यूरा अधिकार पाने के लिए अभ्यास के वगर चाम नही चछ सबता । अभ्यास 
के बिना सस्कार दृढ नही होते । इसलिए हम जिस किसी तरह अम्यास व रने वा 
प्रयास करते है! भत्येक क्रिया तीन प्रकार से की जाती है। भय से, लालच से 
था उस जिया वे प्रेम से भय से और लाऊच से भी सस्कार डाले जा सकते हैं । 
अधिवाश में इन्हीमें से एक या दोनो के द्वारा अभ्यास कराते का यत्न क्या जाता 
है। इस तरह से अभ्यास ब राना अम्यास बरानेवाले के छिए आसान पडता हैं। 
इसमें अम्यास वरनेवाले की विवेव-बुद्धि को विवर्सित नहीं वरना पहता। 
सरवस वे भाछिय जादवरो को भय दिशाकर ही तैयार करते है। शाह्ाओं में 
शिक्षव भी प्राय इसी पद्धति से काम छेते है । बहुत से सप्रदाय-प्रवर्तको ने भी 
इगी प्रशार भय या आया दिसावर समाज में अच्छी आदतें डालने वा यत्त 
किया है। ये आदतें कभी-कर्मी दृढ़ भी हो जाती है, परन्तु केवल मृइतावाा । 
इनवा रहस्य छोग नही जातते । जो मय या आश्याएँ बतायी गयीं हैं, यदि वे दे 
जाती है, सो सैवडो वर्षों से पड़ी हुई आदतें बट्त थोड़े समय में मिट जाती है। 
जोड़े समद की अग्रेजी शिक्षा के ससवारो में हमारे समाज के सयम मे अति 
प्राधीन सस्यारों वो देखते-देशते उड़ा दिया॥ इसका वारण यदि सोलने 
पायें, तो यटी दिगेंगा कि इन सस्पारा को यमदण्ड अथवा स्वगेंन्युस के साथ 
जोद दिया गया वा। विसी भी वारघ से इस मय जयवा आप्ता पर से झा 


जीवन-दर्शन २९९ 


हट्ते ही और मोटे तौर पर सपूर्ण प्रतीत होनेदाले आधिभौतिक वाद पर श्रद्धा 
जमते ही वह सयम चला गया। शुष्क वेदान्त का भी बहुत से लोगा के जीवन 
पर ऐसा ही परिणाम हुआ है) जैन धर्म में तप और सयम पर बडा जोर दिया 
गया है | फिर भी क्तिने ही जैन साथुआ और गृहस्था में इतनी चरित्रश्नष्टता 
सुती गयी है कि दिल काप जाता हैं ॥ इसका कारण यही हो सकता है कि इस 
तप और सयम का स्वीकार उसके अपने महत्त्व के और प्रेम के खातिर नही, वल्कि 
किसी भय के निवारण या सुख प्राप्ति की आशा से किया होता है। ज्या ही 
मनुष्य समझते छगा है कि ये भय अथवा सुख बेवल कल्पनामात्र है त्याही ये 
तप और सयम पतझड के मौसम में उडनेवाले पत्ता की भांति झड गये हागे। 

* तात्पर्य यह हैं कि अभ्यास और अभ्यास की क्रिया पर प्रेम होगा, तभी यह 
अभ्यास मनुष्य को लाभदायक हो सकता हैं। यह अधिक कठिन है। इसमें 
अभ्यासी की विचार-शक्ति जाग्रत होने की आवश्यकता है। इसमें प्रेम होने के 
लिए उसमे उपयोगी होनेवाले युणा का विकास हे। जाना चाहिए। इस प्रवार 
का अभ्यास अतिशय धीमा ही हा सकता है। 


“परन्तु आज अभ्यास की आवश्यकता पर कितने ही छोगा को अथद्धा 
होती दिखाई पडती है। वे अभ्यास के वजाय साहचर्य के नियम पर जोर देसे 
है । इस अधद्धा का कारण अभ्यास के नियमा के विषय में हमारी शालाआम 
पोषित गलत सयाल ही है । द्ालाओ में अभ्यास का उपयोग तो हम अक तथा 
कविताएँ घोखने में होता देखते हैं। शिक्षका का खयाल हैं कि घोसने से अक 
और कविता याद रहती है। इसलिए याद रखने के लिए घोखने की जरूरत है। 

* साहचर्य वे” नियम के जानकारा का कहना हैं कि यह केवल भ्रम हैं। 
हमारी शक्ति मूलत ही इतनी पूण होती है कि यदि एक बार किसी चीज कया 
जाने लेते है, तो वह भूछती नही । परन्तु जिस चीज को हम याद करना चाहत 
हूँ, उसे स्मृति में ठीक स भरन वी कला याद हावी चाहिए | 

“इसलिए ऐसा नियम बनाया जाता हूँ कि किसी वस्तु को याद बरने के 
लिए बेवल उसीको याद रखने वा यत्न करना गलत पद्धति हैं ! सही पद्धति 
गह है कि हर लिया करत समय आसपास की सभी वाता पर नजर डाल लेनी - 
चाहिए। सुई रखने जायें, तो सुई क साथ दूसरी कौन-कोन चीजें वहाँ प्रयेके” 


झ७० फिश्लोरछाल भाई को जोदन साधना 


यह देख लेना चाहिए । यह डिब्बा वहाँ रखा हैं, इसबे साथ और क्या-या है, 
यह सब ध्यात में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से यूई वहां रप्ती है, इसका 
खयाल बरते हैं, तो आसपास की दूसरी चीजो की भी स्मृति जाग्रत हो जाती 
है और यूई का स्थान याद आ जायगा । 

“स्मृति में बिसी भी वस्तु वी छाप डालने वे! छिए एक सत्वार काफी है। 
इस छाप वा हमें बार-बार उपयोग वरना होगा । इससे अपनें-आप--अनायास 
अभ्यास हो जायगा । इस छाप को जाग्रत वरने में अधिव' समय न॑ हगे, 
ऐसी आदत डालने के लिए ऐसा अभ्यास वरना चाहिए कि जिससे एक ही 
रास्वार से स्मृति जाग्रत हो सके, ऐसी छाप इसबे सायवाले सम्बन्धा की 
पडनी चाहिए। 

"साहचर्ये शा नियम बहता है कि नयी चीज जल्दी सीसनी हो, तो मनुप्य 
बी वृत्ति अत्यत सावधात होती चाहिए । साय घ्यात वही हो । अम्याग का 
नियम बहता हैं दि सीएी हुई चीज को दृढ़ और जब चाहेँ तब बाम में आने 
ल्यगय बनानी है, तो उसवी धार-वार आवृत्ति होनी चाहिए) 

"सदणृण, दुर्गुण, अच्छे और बुरे बाम नरने पी आदतें, ये सव अभ्यान 
में होती है। केवल वियेव से जच्छे वामा बे प्रति आदर हो रापता है, उसकी 
महिमा समझी जा सती हैं। मरेचुरे या मेर आदमी जान सवता है । परत 
जो शच्छा है, उसते आचरण ओर जो बुरा हूँ, उसे टालने के लिए तो सम्याग जी 
ही जम्रत है। यह अम्पास जबरदस्ती से या रागटच से बराया जावेगा, तो 
इसने उन्नति ही होगी, ऐसा नहीं समस ऐेसा चादिए। इसलिए यह अन्याय 
विय्ारपूर्ववी और उसे मी प्रेमपूरेर ही होता घाहिएं। अभ्यास मे बेर 
वैक्रणी पूरी मही होती, इसका अरे यही है कि अभ्यास के बगैर बिचारी हु 

बहन जम नहीं होगी। 
फेल्यणो भौर पिवेफ-बुद्धि 

दसो बाद कैस्टवर्णी और वियेश-दुद्धि ने बारे में विचार वरते हुए विश?" 
सता माई पटो है 

* विधर-पुद्धि शो में इप्ट देदता मे गमात पृम्य सातता है। गर्म, धर्तिः 
ध्यात, शाप, अम्घास, दप इश्पादि दिदिए साधना ने द्वारा ध्यावह्यारिक झीवत डर 


जीवन-दर्शन ३०१ 


थदि कोई वस्तु प्राप्त करने लायक है, तो कह विवेक बुद्धि का विकास है। किन्‍्ही 
देवादिकों के दर्शन या ऋद्धि-सिद्धियो की मुझे तृष्णा नही है । परन्तु भक्ति आदि 
से यदि देवता प्रसन्न हो, तो मे तो यही चाहूँगा कि वे मेरी विवेक-बुद्धि को बिक- 
सित और शुद्ध करें। 

“यह विवेक क्या है २ चर 

४ विवेक! का अर्थ केवछ सम्यतायुक्‍त व्यवहार नही है। यह तो है ही । 
पिवेक का शब्दाय विशेष क्यवा सूक्ष्म विचार होता है + हप जो कुछ चाहते 
है, करते है, सीखते है, मानते है, सो क्यो सीखते, मानते और करते है, यह हमेशा 
सोचकर ही सीखते, सालते और करते नही है । 

“अविचारपूर्वक किये गये काम, मान्यता या शिक्षण हमेशा खराब ही 
होते है, यह भेरा मतछूव नही है। परल्तु सु-कर्म, सु-शिक्षण और सु-थद्धा मे भी 
यदि विचार न हो, तो उनमें खामियाँ रह जाती है। एक तो यह कि बिचार- 
पूर्वक किये गये काम में जो गुणो को प्रकट करने और उन्हें दृढ़ करने की शक्ति 
होती है, वह्‌ विचारहीन कम में नही होती ! दूसरे, आदत चाहे कितनी ही पुरानी 
हो, उसे सग-दोष अबश्य हानि पहुँचा सकता है । उदाहरण के लिए में कीडे- 
मकक्‍ोड़ो को भी नही मारूँ, यह अवश्य एक सुकर्म है। परन्तु यदि इस सुकर्म की 
आदत मुझें केवल वश-प्रपरा के सस्क्ारों से ही पड़ी है, गुरुजनों के उपदेश से 
अथवा नरक वी भीति या स्वर्ग-सुख के छारूच से ही पटी हैं और उसमें स्वत 
रूप से मैने कोई विचार कायम नही किया है, तो इस कर्म से जिस गुण की वृद्धि 
होनी चाहिए, वह नही होगी । 

“सक्षेप में जब तक मेरे कर्म के पीछे जिस गुण या इच्छा का वीज होगा, 
उमके बारे में मेरे अपने हृदय में विवेक-विचार नही जागेगा, तब तक मेरे भीतर 
वह शव्ति नही आयेगी कि मै इन युणो का सब कामो में विस्तार करूँ। अथवा 
बया करना और वया नही करना, इस विपय में इस गुण में रहकर विचार करूं, 
भसग-दोप न लगने दूं और दोपबुक्त गुण, इच्छा अथवा आदतों को टालूँ। 

“विवेक के उलप को मैं जीवन का और इसलिए 'केब्टवणी' का अन्तिम 
ध्येय मानता हूँ। अवलोकन ( अर्थात्‌ शोघन की जिज्ञासा और वरीकी ) की 


ब््ग्र किशोरलाल भाई को जोवन-साधना 


तीन्नता, उचित भावों के पोषण के फढस्वरुप होनेवाछा मावनाओ का विकास 
और सपूर्ण जाग्रति का जम्यास--इस तरह मै केलछबणी' के विभाग करता हूँ । 

“इनमें कुछ और भी जोडने वी जररत है। केवल विवेक-बुद्धि, सारा- 
सार की यथार्थ पहचान और निर्णय करने की शक्ति, ये सब एक गृण के अभावें 
में निष्फछ हो सकते है। वह गुण है---दृढता अथवा धृति । जो बात विवेव के 
द्वारा निश्चित वी है, उसे मजवूती के साथ पड़े रहते की शक्ति मनुष्य में होनी 
चाहिए। यह दृढ़ता, धृति ही आत्मवलू, मनोबछू आदि कही जाती हैं। तालीम 
से जिस प्रकार मनुष्य के स्नायु बलवान हो सकते है, उसी प्रकार घृति भी 
चछवान्‌ हो सकती है ।” 


जीवन में आनंद का रथान 


हमारी शालाओं और सुधरे हुए समाज में साहित्य, सगीत और करा के 
नाम पर जो अनर्य किया जाता हैं और उसके नाम पर जिस प्रवार विछासतिता और 
नैतिक शिवधिलता का पोषण किया जाता है, उस पर क्शोरलाल भाई ने कई बार 
सस्‍्त आपत्ति की है। फिर बे जीवन की केछवर्णी' में और जीवन के विवास 
में झ्ाहित्प, संगीत और बछा को बहुत ऊँचा नही, वल्कि सीमित ही स्थान दे हैं। 
इस वारण जो छोग उनके प्रत्यक्ष परिचय में मही आ सके है, उन्हें तो ऐसा भी 
लग सकता हैं कि वे जीवन में आनद को कुछ स्थान देते भी थे या नहीं । इस पर 
मे उन्हानें अपनी किल्वणीना पाया नामक पुस्तक में जीवन में आवद का 
स्थान! शीर्षक से एक लम्बा प्रवरण लिखकर इसका विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके सामने प्रइव यह था कि “उन्नति बी अथवां सत्यशोधक वी दृध्टिसे 
थाप [(विज्योरणाल भाई) काल्पनिक बातें, साहित्य, सगीत, बला आदि पर टीगा 
करते है । तब क्या आनद में मनुष्य वी उन्तति वरने बी कोई दरित ही नहीं 
हैं और इसलिए बच्चो को आनदित वरने वे लिए शिक्षत को बुछ गरना 
चाहिए या नहीं २! 
इसका झत्तर देते हए उिशोरठाऊर भाई कहते है 
"इस विषय वर विचार करने वे लिए आनद वी भावता वा थोडा विश्रेपण 
एरना होगा। चित्त वी प्रमन्नता वा नाम ही यदि बानद हैं, तो चित्त जब मपनी 


जोवन-दर्शन ३०३ 


स्वाभाविक स्थिति में रहता है. तब प्रसन्न होता हैँ और हम कह सकते है 
कि वह आनद में है। चित्त की प्रसनता केवल बाहर से निर्माण की जानेवाली 
स्थिति नही हैँ । यह तो चिंत्त का आतरिक धर्म ही है। परन्तु हमारे चित्त के 
तार निरतर हिल्ते हो रहते है । ता, जिम्त प्रयत्व से यह गति ऐसी नियमित 
हा जाय कि चित्त वार-वार अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता रहे, 
यह प्रयत्न प्रसनता लाने के लिए अनुकूल कहा जायगा। 

परन्तु प्रसनता प्राप्त करने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयत्न यह उद्देश्य 
पूरा करने में समान रूप से सफल नही होता। इसका एक कारण तो हमारे 
प्रयत्वा की गलत दिशा हीं होती है। हम प्रसतता को भीतर से देखने और 
विचार की सहायता स विकसित करने के बदले हम उसे बाहर से देखने और 
बाहरी वस्तुओ द्वारा प्राप्त क रने का प्रयत्न करते है। हम भूल जाते है कि बाहर 
बी वस्तुआ से हमें कई वार जो आनद प्राप्त होता है उसका कारण हमारे 
चित्त की आतरिक प्रसनता होती हैं। वह आनन्द वस्तु वी किसा मोहकता के 
कारण नहीं मारूम होता । 

“मैने देखा है कि कितने ही वाहर से विनोदी और खुणपिजाज माने 
जानेवाल आदमिया के हृदय किसी भारी शाक के भार से दर्ब हुए पाये जाते 
है। वे दुसरा को इतना हँसा सकते है कि हँसते-हँसते वे लाट-पोट हो जायें। 
उतनी देर के लिए वे स्वय भी वडे आनदमग्न माटूम हाते हैं । परन्तु भीतर से 
ता उनके हृदय में माना होगे जलती रहती है । इसके विपरीत दूसरे कुछ लोग 
ऐसे होते है जो मानो काजीजी दुबठे क्या भहर के अंदेशे से बहावत के अनुसार 
चिन्ता का भार अपने सिर पर ल्यि घूम रहे हा। वे शायद ही कभी गपशप 
झगानेवाले मित्र-मण्डला में जाकर बैठते हैं। वे सदा जीवन के गम्भीर प्रश्नो 
चर विचार चिन्तन किया वरस्ते है। फिर भी उनमें कभी-कभी ऐसी प्रसन्नता 
देखी जाती हैं कि जिसकी बल्पता भी ये खुशमिजाज लोग नही कर सकते हागे । 

* जिस समय हम भीतर से प्रसन्नता अनुभव कर रहे हा तब बाहर सप्टि 
के प्रति हमारी भावना--हमारा आनद या हमारा झोक--और भीतर की 
अमन्नता वा ताल सो गया हो,तव इंत्रिम उपायों से आनदित होने का 
इन दोना वे बीच वे अतर को हम कुछ विद्वार करने पर जान सकते है दि 


दण्ड 'किशोरछाल भाई की जीवत-साधना 


“जय कसी कारण मैं अपनी प्रसनता खो बैठता हूँ, तव अपने आचरण 
में ही मु्ने सन्‍्तोष वहीं सिल्ता। तब में हिमालय, कश्मीर, महावलेब्वर था 
अपना देगा छोड़कर दूर कही जाना चाहता हैं । परन्तु उन स्थाना से मैं ममत्व 
नही बाँध सकता, तव उनवे रग सप और सौदर्य से आमदित होने का यत्न करता 
हूँ। मेरी प्रभपता खो गयी है इसलिए मैं बाहरी सुदरता को ध्यानपूर्वक 
देखता हूँ । अपनी प्रयवता क॑ अमाव में सामात्य वस्युओ में बसनेवाली प्रसतता 
का देखने-पहचातने वी मरी बुद्धि जद वन जाती है । इसलिए जा वस्तु जसामाय 
हाने के वपरण मरी इन्द्रिया को अपनी आर खीचती है उसे मै सुन्दर मान लता 
हैँ। जब मु भीतरी प्रसनता होती है, तब तो अपने कपास के खेत को देखकर 
भी मुझे खुदी होती है । किस्तु प्रसन्नता के अभाव में कश्मीर का केसर वा खेत 
देखने के लिए मै तरसने छग्ता हें जिसकी रखवाली बिजली के दीपक जलाकर 
वी जाती है। 

अपनी भीतरी प्रसन्नता के समय जब मै क्सिीके सपके में आता हूँ, तव 
अपने भस्वारों के वश होकर मैं विविध प्रकार बी जियाएँ करता हूँ। उनमें 
अपना सारा हृदय उंडल्ता रहता हूँ । इसमें मेरा मुस्य उद्देश्य अपनी प्रसनता 
ब्यवत करने का और सामनवाले व्यक्त को उसवी छूत लगाने का हाता हैं। 
छाटा-सा बच्चा आये और मेरे पास वहानियो का भण्डार हो ता ये उसे सुदाकर 
में उसे प्रसत करने का यत्न करता हैं। थदि कहानिया का भण्डार न हा अधवा 
उस विषय में मेरे विवेक की कसौटी कडी हो, ता मैं काई दूसरा तरीका खाजता 
हूँ) माता पिता हा, तो उतकी भदपसन्द या आवश्यक सेवा करने के लिए प्रेरित 
होता हूँ । यदि मेहमान आते है तो उनकी और अपनी रुचि और अरुचियां का 
मेक साधकर उनको आवभगत करन का यल्ते करवा हूँ! यदि कोई गरीब 
आदमी आ जाता हैं, तो उस अपनी चीज देने की प्रेरणा मुझे हाती है. और बोई 
बीमार दिखता है, ता उसकी परिचर्या करना चाहता हूँ । इस प्रवरर अपनी आत 
रस भ्रसक्षता कै कारण इसमें से विसी-स क्सीके ल्यम दे छिए अपनी जिंसी 
वस्तु या धक्तित का किसी भी तरह स्याग करन वो दृष्टि से मेरी सारी जियाएँ 
हाती है । इस त्याग का मुझे पश्चात्ताप नहीं होता । बल्कि उल्दे इतार्थता और 
घयता साटूस होती है। फिर यह त्याग चाहे कितना ही कीमती क्या से हा 3 


जीवन-दर्झन इ्ण्प्‌ 


* किन्तु आन्तरिक प्रसन्नता के अभाव में ये सारी वी सारी ज्ियाएँ ऐसी 
ही हा, मेरा त्याग कितना भी वडा कया न हो, तो भी वह सब बोझ रूप मालूम 
पटता हैं। समय-पत्रक में कहानी कहने का समय है, इसलिए कहानी कहनी 
पउती है। माता-पिता की आज्ञा है, इसलिए उनके पैर दवाते के लिए बैठना पडता 
हैं। मेहमान आये है, इसलिए उनकी व्यवस्था करनी पडती है। चन्द्मा लेने के 
लिए कोई नेता आये है, इसलिए चन्दा देना पडता है । वीमार को कही ले जाकर 
फेंका मही जा सकता, इसलिए सेवा होती है। इन सब कामा में चाहे कितने 
दी खुले हाथा खर्च क्या हो उसके साथ क्तिता ही अट्ठृहदम बया न जोहा गया 
हो, फिर भी इन सवमे कृतार्थता अथवा धन्यता का अनुभव नही हाता। 

“सच पूछिये तो प्रसतता हु उत्पन करनेवाली भावनाआ के छिए विश्येप 
पक्षपात करनेवाली और झोक उत्पन वरनेवाली भावनाआ को नापसद क्रनेवाली 
नही हाती, क्याकि हपे और झोबः दोना हमारे चित्त की तरगा के अनिवाये 
पहलू होत है । ऐसी कोई बात नही कि हप उत्पन्न करनवाली भावनाएं प्रसन्नता 

लाती ही हैं और झ्ाक उत्पन करनेवाली भावनाएँ प्रसन्नता का नाझ्न करनेवाली 
ही हाती हा । परन्तु अमुक प्रकार के हप और शोक प्रसनता के काल को समात 
रुप स निकट लानेवाले हात है । 

इसके अछावा, प्रसन्नता में से उत्तत होनेवाछा आनद किसी भी प्राणी 
का पीडा पहुँचाये बिना या वोस रूप हुए बिना (भोगना हो ता) भोगा जा 
सकता है, जब कि बाहरी वस्तुआ से प्राप्त बिये जानेवाले आनद में बे वस्तुएं 
उत्पन्न करने में तथा उनके द्वारा आनन्द भोगने में भी अनेक निर्दोष प्राणिया 
को कष्ट उठाना पड़ता है। ताजमहल या अजता वी गुफाएँ भछे ही वछा और 
सौदर्य वा भण्डार हा, परन्तु ताजमहल की पत्ती-पत्ती और फल फूल में एक 
जालिम बादशाह द्वारा हजारा गरीब कारीयरा और मजदूरों से जबरन करायी 
गयी मजदूरी का भास भरा हैं। इनके दर्क्क देश के करोश अधभूखा के लिए 
उपयागी सिद्ध हानेवाछ्य धन वर्बाद करके ही वहाँ जा सकते है। 

अजत्ता की मफाएँ वौद्ध-वाछ में हमारे देश वे बितने ही साधुआ द्वारा 
करा-कौमल वी परावाप्ठा की भले ही प्रतीक जान पडें, परन्तु वे ऐसे. 7 
की याद भी दिल्लाती है, जो बुद्ध के उपदेशा को भूछ गये थे, सामान्य वुझेक * 

२० 


३०६ किशोरल्ाल भाई की जोवन-साथना 


छोडने का असली कारण क्या था, इसे भी उन्होने भुछा दिया था और राष्ट्र वे 
अज पर जीकर भिक्षुजा के वेझ मे भी विछास और वैभव का उपभोग कर रहे थे । 
भव वस्तुस्थिति ऐसी दिक्काई देती है, तब वच्चो को या किसी दूसरे को आतदित 
करने का उपाय उन्हें सगीत, कछा, कहानी, विनोद, चित्र, ताजमहल यां अजन्ता 
की गरुफाएँ दिखाना नही है, वल्वि उस व्यक्ति के प्रति हमारा और हमारे प्रति 
उसका प्रेमोद्रेक है। प्रेम का उद्रेक हो, तो दोनो एक-दूसरे को चुपचाप देखते 
रहें, तो भी उन्हें छृठार्थशा का अनुभव होगा । परन्तु यदि यह नही है, तो कृत्रिम 
साधना द्वारा आनद के नाम से परिचित विकारो को भछे ही उत्तेजित क्या जा 
सकता है, परन्तु इससे प्रसन्नता का अनुभव नही हो सकता । यदि प्रेम होगा 
तो और विबेक वी गहराई से देखेंगे, तो यह नही ऊगेगा कि आनद के बहुत 
से साधन अशुद्ध होने के कारण हमारे हाथा से निकल जायेंगे और दूसरों को 
रिक्षाने के लिए हमारे पास कुछ भी नही बचेगा। ऐसा डर रखने की जरूरत 
नही हैं। हम अपनी अत प्रसन्नता में से दूसरो वी ओर देखें और बालक के लिए 
उसकी प्रसन्नता दूंढकर उसे दे दें । यह उसकी और हमारी सदुभावनाआं के 
पोषण से हो सकता है। दाछक को अपने माता-पिता, भाई-बन्धु, गुरुजन, 
मित्र, अपनी भाला, अपना घर, अपना कुत्ता या विल्‍ली--दूसरो के लिए कुछ 
करना, दूसरों का दुख नही देख सकक्‍ना,--यही सब आलनन्दरूप छंगता है 
और इस आनद से प्रेरित होकर वह्‌ अपने विवेक और स्फूर्ति के अनुसार जी 
कुछ करेगा-वहीं उसे आनदित बनाने का अच्छे-से-अच्छा उपाय हैं। 

“बह प्रसन्नता जीवन के विकास के लिए एक अमूल्य वस्तु हैं। भीतर से 
सदा प्रसन रहने का स्वभाव, जीवन के समस्त आशीर्वाद, आारोग्य, त्राण, सदृगुण, 
एकता, प्रेम आदि दे सकता है। इनमें से कितने ही आशीर्वाद यदि नही है 
तो भी ऐसा स्वभाव मनुष्य को शान्ति प्रदान करता ही हैं) यह प्रसन्नता हमें 
बालक की प्रदान करनी चाहिए । अर्थात्‌ जब वह प्रसन्नता वो खो दे, तव उसे 
वह प्रदान कर देनी चाहिए। यह शिक्षक वे कर्तव्या में से एक जरूरी क््तव्य 
है। परन्तु यह अकृत्रिम या साहजिक पअसनता शिक्षद अपनी असमझत्ा से 
उत्पन होनेवालि प्रेम के दारा ही देर-सवेर प्राप्त करा सकता है | हमारी प्रसकषता 
की छूत तुरूत ही दूसरे को नही छय सवती। परन्तु यदि हममें धैर्य हो+ ्त्ती 


जीवन-दर्शान ३०७ 


सामनेवाले की ग्रहण-शक्ति के अनुसार जल्दी या देर से इसका असर उस पर 
पढ़े बिना नहीं रहेगा। ऐसी प्रसन्नता को यदि आनद कहा जाय, तो इस 
आनन्द के जितने घूँट पिये-पिछाथे जा सके, उतने इष्ट ही है |” 


इतिहास की पढ़ाई 


केक्रवणी में किशोरलाल भाई ने एक महत्त्व का हिस्सा अदा किया है। 
उन्होंने बताया है कि आज इतिहास की पढाई को जो महत्त्व दिया जा रहा हैं, 
यह अनुचित है। यह बात उन्होने उदाहरणा और दलीलो से सिद्ध की हैं। 
उनका कथन यह हैं कि इतिहास का अर्थ हैँ भूतकाल में घटित सच्ची घटना। 
परन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा कि वह ऐसा नही है। वे कहते है 
“सच तो यह हैं कि किसी भी घटना का सोलहो आना सच्चा इतिहास त्तो 
हमें शायद ही कभी मिल सकता है। अपनी ही कही और की हुई वात का स्मरण 
इतनी तेजी से अस्पष्ट हो जाता है वि' थोडें ही समय बाद उसमे सत्य और कल्पना 
का मिश्रण हो जाता है। किसी मानस-शास्त्री ने एक प्रयोग लिख रखा है। 
विद्वानों की सभा में एक नाउट्य-प्रयोग किया गया। उसमें एक दुर्घटना का दृश्य 
था। प्रयोग के साथ ही उसकी एक फिल्म भी बनाकर रख ली गयी। प्रयोग 
कुछ ही मिनटों का था। प्रयोग समाप्त होने के आधे घण्टे बाद प्रेक्षको से बहा 
गया कि जो कुछ उन्होने देखा, उसका सही-सही वर्णन लिखकर वे दे दें। परि- 
णाम यह आया कि तीस प्रेक्षका में से केवछ दो ही फिल्म से ९० प्रतिशत मिछ़्ता- 
जुलता वर्णन लिख सके । शेष प्रेक्षको के वर्णन में ४० से ६० प्रतिशत मूले थी । 
“बरन्तु इसमें कोई आश्चर्य वी बात नही है। तटस्थ और साववबान प्रेक्षक 
भी घटनाओ को यो तेजी से भूल जाते है, तव जिनमें घटनाओ को जन्म देनेवाले 
और उन्हें लिख रखनेवाले छोगों का कोई राग्-द्वेप पक्षपात, आदि हो--उनके 
लिखे वृत्तान्तों में सत्य का अश कम हो और ज्यो-ज्यो समय बीतता जाय, त्यो- 
त्यो और कम होता जाय, तो इसमें आश्चर्य की क्या वात हैँ । 
“समाज-निर्माताओं को दो वर्गों--मुत्सद्दी (राजनीतिज्ञ) और घर्मो- 
परदेशक--में विभक्त किया जाय, तो अधिकाद इतिहासवेत्ता पहले वर्ग के . 


च्ण्८ किशोरलारू भाई को जीवन-साधता 


पाये जायेंगे। दोनो किसी उद्देश्य से समाज में वुछ संस्कार डालते है। कई 
बार मुत्सद्ी की प्रवृत्तियों में स्पष्ट रूप से एक योजना होती है। परन्तु यह नहीं 
कह्म जा सकता कि इसके पीछे हमेशा शुद्ध हेतु ही होता है । उसमें राग-देप प्राय 

होता ही हैं। उदाहरणार्थ, हमारे देश्न में अग्रेज मुत्महियों ने इतिहास का उपयोग 
इस प्रवार किया हैं कि अग्रेजो के प्रति आदर और देशी लोगो के प्रति घृणा 
उत्पन्न हो। अब राष्ट्रीय मुत्सहियों का झ्ुकाव इससे उल्दा दिखाई देने छगा 
है। इतिहास पढने पर हम जो कल्पनाएँ करते है, वे उचित से बहुत अधिक 
व्यापक स्वरुप की होती है। उन पर से जिन अहता और द्वेपो का पोषण 
होता हैं, वह तो बेहद अनुचित होता हैं। छोक-जीवन के वर्णन में भी जनता के 
बहुत थोड़े माग के जीवन की जानकारी उसमें होती है। परन्तु हम उसे समस्त 
जनता की स्थिति के रूप में मान लेते हैं। भूतकाल में भी समृद्धि थौ। बडे- 

अड़े नगर थे, नालन्दा जैसे विद्यापीठ थे ) इस समय भी है! परन्तु हर्म ऐसी 

नही छगता कि आज की भाँति तब भी इस समृद्धि का उपयोग बहुत थोडे छोग 

करने हागे। अधिवाश छोग तो दरिद्र ही रहे होगे । गुरुकुला से तो इनें*गिने 

लोग ही छोम उठाते होगे। गार्गी जैसी विद्युपियाँ सभी ब्राह्मणों के यहाँ नहीं 

ही सकती । अनेक ब्राद्मणियाँ त्तो आज के समान ही निरक्षर रही होगी । अन्य 

वर्गों के स्त्री-पुरूष भी आज के समान ही रहे होगे। परन्तु हम तो समझते हैँ 

फि उस समय सबकी स्थिति अच्छी ही थी। बाद में बदली । यह वात बहुत 

बड़े जनसमूह के लिए किस अञ्म तक कही जा सकती हैं, यह वो घकास्पद ही है ! 


“इतिहास जैसी कोई वस्तु न हो, अथवा मनुष्य को भूतकालछ की कसी 
प्रकार की स्मृति न रहे, तो देश-देश और जाति जाति के बीच की अत्रुता वी 
पौषण मिलना बन्द ही हो जाय ) अभी तक ऐसी कोई जाति या व्यक्ति नहीं 
हुए, जिन्‍्होने इतिहास पढकर कोई शिक्षा ली हो और समझदार वने हो । 

“हमृति को ताजा रखकर अधिकाशञ में तो मनुष्य द्वेप को ही जीवित 
रखते है ॥ अर्थात्‌ सह्यानुभूति और प्रेम को घठाते है। स्वभावसिद्ध सहानुभूति 
या प्रेम किसी विशेष कर्स हारा प्रकट हुआ हो, तब तो वह याद रहता हें 
ओर उसवा पोषण भी होठा है । परन्तु उसके अभाव में अथवा उसे 


जोवन-दर्शन ३०९ 


भुलानेवाला कोई झगडा एक बार भी हो जाता है, तो वह स्मृति द्वारा लम्बे 
समय तक टिका रहता है। 

“इस सबसे मुझे ऐसा नही छूगता कि काव्य, नाटक, पुराण, उपन्यास आदि 
साहित्य की अपेक्षा इतिहास की शिक्षा अधिक महत्त्व रखती है। इतिहास का 
अज्ञान किसी प्रसिद्ध काव्य अथवा नाटक के अज्ञान की अपेक्षा वडी खामी 
नही है । 

"शिक्षण में इतिहास को गौण स्थान देने की जरूरत हैं। इसका मूल्य 
भूतकाल की कल्पनाओ अथवा दत-कुथाओ के बरावर ही समझा जाना चाहिए (” 


स्त्नी-शिक्षा 


स्त्रियों की शिक्षा (केव्यवणी') के विपय में किशोरलाल भाई ने कितने 
ही मौलिक विचार किये हैं और उसके अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की योजवा 
करने में किस-किस दृष्टि को प्रधानता देनी चाहिए, इसका विवेचन भी उन्होंने 
किया हैं। यह हम यहाँ पर सूत्ररुष में ही देगे 

१ हमारे सामने भले ही मध्यम-वर्ग की शिक्षा का प्रश्न हो, फिर भी यह 
शिक्षा ऐसी हो जो आम जनता की स्नियो के साथ सम्वन्ध रखती हो । आम वर्ग 
और खास वर्ग के वीच विरोध नहीं होता चाहिए। इसके लिए खास वर्ग का 
जीवन गढने में आवश्यक फेरफार करने की तैयारी होनी चाहिए। 

२ शिक्षा की योजना में पुरुष या सनी, इन दो में से विसी एक को प्रवानपद 
देने के दुष्टिबिन्दु से जीवन का विचार नहीं होना चाहिए। बल्कि दोनो के 
जीवन को समान भहृत्त्व देकर दोनो के वीच मेल स्थापित करने का यत्न होना 
चाहिए। तदलुसार स्त्री की शिक्षा-प्धति में पुस्ष-हित का विचार और पुरुष 
की शिक्षा-पद्धति में स्त्री के हित का विचार होना चाहिए। 

३ पुरुष की तथा स्त्री को शिक्षा की योजना पुरुष तथा स्त्री दोनो को 
मिलकर तैयार करनो चाहिए । इसमें आम वर्ग के हितो को समझनेवालो का 
भी हाथ होना चाहिए। ये योजक केवल अपने ही वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत 

से विचार करने की आदत छोड दें और जहाँ तक सभव हो, सत्र वर्मों से परे 
होकर विचार करने की आदत डाले 


इ१० किश्ञो रछ्ाल भाई की जीवन-साथना 


४ ज्ञान, धर्म, चारिश्य, भावना-बकू और व्यवहार-दृप्दि, इनमें पुरप 
तथा स्त्री की योग्यता समान रहे, इस प्रकार दोना की शिक्षा वी योजना होनी 
चाहिए) ग्राम अयवा समाज में घूमने और विवाह तया तलाक की अनुकूछता 
दोना को समान हो । निर्वाह के लिए अथवा गृह-व्यवस्वा के लिए विवाह अथवा 
पु्रबिवाह करना अनिवार्य मं हो जाय, इस दृष्टि से अपना निर्वाह करने की 
शवित स्त्री में और गृह-व्यवस्था करने की दबित पुरुप में होनी चाहिए । 

५ पुस्ष में श्रेष्ठता के मिध्याभिमान का और सती में हीवता का 
पोषण अब तक किया गया हैँ । ये दोना सस्कार विधातक है इन्हें दूर 
करना चाहिए । 

६ पुरुष और स्त्री के बोच सस्था वे' अध्यक्ष और मनन्‍्त्री के जैसा 
सम्बन्ध हो । इनमें से जो अधिक कुशल हो, उसके अधीन होकर बर्ताव करने में 
दूसरे को छोटापन नही मालूम होना चाहिए। शिक्षा में ऐसे सस्कार निर्माण 
करने चाहिए । 

७ स्त्री के लए पूरी तरह पुरुष के समान जीवन बिताता असभव नही है। 
इसलिए जा स्त्री पुरुषा के ही काम करना चाहे, उसके मारे में वाधाएँ नहीं 
डालनी चाहिए। स्त्री को पुरुषा की शिक्षा लेने की स्वततता रहे। 

८ फिर भी हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी स्त्री अपवादरूप ही मानी 
जायगी। ९५ भपतिशत स्त्रियाँ तो मातृपद स्वीकारने की इच्छावाली ही 
हागी। इसलिए स्त्री को माता बनता है एसा मानकर तदनुसार उसकी शिला 
की याजवा की जाय। 

९ स्वी पुरुष के आक्रमण के वश में न हो, इसमें वह अपनी सारी तादत 
लगा द ऐसी शिक्षा स्त्री को दी जानी चाहिए। यह उसका क्तव्य भी हैं। 
स्थिया की जाग्रति पुरुष के ऐसे आक्रमण के विरुद्ध बगावत पैंदा करे, यह इष्ड है 

१० पुत्रविवाह न॒ करनेवाली स्त्रो पुनविवाह वरनेवा दी स्त्री की अपेक्षा 

अपने-आापको अधिक कुीन बताती है । उसका यह खयाल दुर कर देना चाहिए । 

११ खेत जगल तथा परिश्रम के अन्य धन्धा को जादत मध्यम घर्ग का 

स्त्री को हा जाय और बह ये काम उठा छे, ऐसा प्रवत्ध इसकी शिक्षा में होता 
लहडरी है । 


जीवन-दर्शन ३११ 


१२ बच्चों की परवरिश, प्राथमिक शिक्षा, रोगियों की शुभूपा, और 
ग्रो-पालन--ये स्त्रियों की सास प्रवृत्तियाँ या धन्धे समझे जायें । 

इस प्रकार के धन्धों के शिक्षण का प्रारम्भ ठेठ बचपन से ही हो जाना 
चाहिए। प्रत्येक शाला कोई एव या अधिक धन्धे सिखाने की जिम्मेदारी छे के 
और इन धन्धा की थिक्षा पानेवाल्ो को ही वह प्रवेश दे, ताकि बचपन से ही 
बच्चा समझने लग जाय कि मुझे यह घन्धा करना है। इस धन्बे के साथ दुसरी 
पढाई भी अवश्य हो और इन दूसरे विपया में इन घन्यों के लिए पोषक सामग्री 
भी काफी हो । 

नयी तालीम 


नयी तालीम के विपय में विज्ञोरछाछ भाई के विचार केछवणीनों विवास' 
नामक पुस्तक में संग्रहीत किये गये हैं । इसकी जड मे क्या वस्तु है, यह उन्होंने 
बहुत सुन्दर रीति से समझाया हूँ | यहाँ हम मुख्यत यही वस्तु पेश करेंगे। 
'चाल्‌ शिक्षण-पद्धति एक विज्ञेप प्रकार की सरक्ृति की प्रतिनिधि हैं । 
वह एकदम विदेशी है, यह कहना सही नही । जिस प्रकार की शिक्षण-पद्धति 
पुरानी काशी में अथवा जाज की सनातनी काशी में तथा मुसठमाना के समय में 
चलती थी, उसकी अपेक्षा मौजूदा शिक्षण-पद्धति भिन्न प्रकार वी नही हैं। किसी 
समय सस्ट्टत भाषा की प्रतिप्ठा सबसे अधिक थी । इसके बाद फारसी, फिर 
हिन्दुस्तानी और उसके वाद अग्रेजी भाषा की प्रतिप्ठा बढी। इस तरह एक 
के बाद एक की प्रतिष्ठा बढती रही । परल्‍्तु इनके द्वारा जिस सस्द्ृति को पोषण 
मिला, वह ता एक ही रही है । यह सस्क्ृति उन छोगो को हैं, जिन्हें हम 'मदरलोव” 
अथवा सर्फंदपोश” वहते है। मेरा तो खयाल हैं कि पिछले क्म-से-क्म एक 
हजार वर्ष में गाज्य वी ओर से (अथवा अन्य प्रकार से] बच्चो अथवा बडा का 
जो सस्कार देने का काम हुआ है, वह केवल सफ्दपोशों में ही हुआ है । 
“आर्य-भद-सम्मानित जातियाँ हमारे देश में थुह से ही रही है। वे 
अग्रेजों द्वारा पैदा नही की गयी है । सभव हूँ कि अग्रेजों ने इनका क्षेत्र कुछ 
बढाया हो । परन्तु उन्होने इन्हें वैद्य नही किया । 
“भअद्र (सफेदपोशा वी) सस्कृति का लक्षण मनुष्य की तवे और चल्पना- 
शक्ति को बढाना है। सस्कारिता के क्षेत्र में शास्त्री, पडित, उछेमा, कवि, हे 


श्श्र क्िशो रलाल भाई की जीवन-साधना 


खलित बलाधर (अर्थात्‌ चित्रकार, गायक आदि] इसके प्रतिनिधि है। दुनिया- 
दारी के क्षेत्र में इसके प्रतिनिधि कील, बैद्य, हकीस, अध्यापक, उस्ताद और 
भुख्यी हैं। अग्रेजी पद्धति का सस्द्ृत्ति के विकास की ओर दुर्लेक्ष नही था। 
हाँ, उसने इस पद्धति को अपने विचारा की पोशाक अवश्य पहना दी है। परन्तु 
ऐसा तो इसलाम ने भी किया था। अग्रेजो ने अपनी यूक्ष्म शास्त्रीय विधि- 
निपुणता की आदता के द्वारा कितने ही ससारी धन्धो का अधिक विकास भी क्या 
है । अग्रेजी शिक्षा-पद्धति पर आक्षेप करते हुए भी हमारा सफेदपोश वर्ग उसे 
छोड नही पा रहा हैं। इसके कारण हम ऊपर बता चुके है । 

“अद्व-सस्कृति मनुष्य की समानता के सिद्धान्त पर नहीं रची गयी है। 
या त्ात्त्विक दृष्टि से तो वह बेवल मनृप्या वी ही नही, भूतमात की समानता वा 
प्रतिषादन करेगी। परन्तु दुनियादारी की दृष्टि से बह केवल यही नहीं कहती 
कि मनुप्य-मनुप्य के बीच भेद है, वल्कि यह भी कहती है कि यह भेद रहना ही 
चाहिए। इस वारण समाज-व्यवस्था के लिए वह हिंसा कौ--पशु-वछ को-- 
अपरिहार्य मानती है और कहती है कि हर मनुष्य को ख्पत्री -अपनी मर्बादा में 
रखने के लिए समाज के राजदण्ड की घूमते ही रहना चाहिए। 

“ऐसा कह सकते है कि व्यवहार में भद्व-सरकृति केवल उतने ही मनुष्या वी 
अनुष्य समझती है, जिन्हें वह भद्द॑--सफेदपोशो--के जीवन में निभाने योग्य 
मानती है । शेष लोग सस्कृति के क्षेत्र से और इसलिए उसकी सम्यता की 
परिभाषा से बाहर हा जाते है । वे शूद्र, दास, युदास, गिरमिटिया, मजदूर बथवा 

अन्य कोई भी हो सकते है । परन्तु उनकी मिनती इनके समाज में नही हो सकती ३ 
इसलिए समाज के सब अधिकार और सुविधाएँ पाने के पान वे नही बत सकते । 

“भद्रन्मस्कृति से ऊँचे दरजे वी एक और मरइति प्राचीन काल से ससार 
में चली आ रही हैं। इसे मै 'सत्त अयवा जौलिया मस्टृति' क्ट्रेगा। ससार के 
समस्त देशो में औलियो अथवा सन्‍्ता की भी एक परम्परा सदा से चलो आ रही 
है । इस्होने अपना काम जितना अन्य छोगा में क्या है, उतना भद्र छोगों मे 
नही बिया। अनेक बार भद् छोगो ने इनका विरोध किया है और इन्हें काट 

भौ दिये है । फिर भी कम-से-कम जवान से उन्होंने इनका स्वीकार और ऊपर 
से बन्दना भी वी है। गाधीजी इस परम्पण के पुर्थ हैं । 


जीवन-दर्शन इ्श्रे 


“भारत को या अन्य व्सी भी देश की सत-सम्यता के तीन सिद्धाल हैं * 
मानवमात्र की समानता, अहिसा और परिश्रम | सफ़ेदपोश् लोग मानते 
कि सम्यता के विकास के लिए फुरसत जरूरी हैं। सत ऐंसा नही मानते । 

यह नही कहते कि फुरसत या आराम वी जरूरत ही नही, है परन्तु वे मानते हैं 
वि' मस्कृति के विकास के लिए परिश्रम अनिवाय है। और यह कि फुरसत में 
वुछ खराबी वा भी डर हैं। 

* भले ही हमारा राज्यतत्र पूंजीवाद के सिद्धान्ता पर आवृत हो या साम्यनाद 
के सिद्धान्ता पर, पर जब तक मनुष्य पर ऐसे सस्कार डाले जाते रहेंगे कि श्रम 
करना मनु प्य-जाति पर एक धार जाप है, तव तक एक ओर से मनुष्य द्वारा श्रम 
करवाने के लिए कानून अर्थात्‌ जबरदस्ती अनिवार्य हो जायग्री और दूसरी 
और मनुष्य इससे बचने की कोशिश वरता रहेगा। दिन में केवल दो घण्टे काम 
करना पड़े, साम्यवादियों की इस आदर्श स्थिति को प्राप्त बर लेने पर भी यदि 
मनुष्य को यह मन स्थिति रहेगी कि परिश्रम अभिश्याप है, तव तक बह इस दा 
घण्टे के परिश्रम वा भी ठालने वी ही कोझिश करेगा । दूसरे घब्दा में कहें, तो इस 
सस्कृति को निभाने के लिए हिसा का सहारा टेना ही पडेगा । 

“तात्पर्ष यह कि परिश्रम और अहिसा सगे भाई-बहन है। परिश्रम के लिए 
अरुचि का पीपण बरेंगे, ता उसके साथ-साथ असमानता आयेगी ही और असमा- 
नता को ठिशाये रपने के लिए हिसा की मनावृत्ति को पोषण दिये बिना काम 

नही चलेगा। 

* बर्सा पद्धति (नयी तालीम) केवल पढ़ाने की एव नयी पद्धति ही नहीं 
है, बल्कि जीवन बी नयी रचना और नया तत्त्वज्ञान हैं। इस दत्वज्ञान की 
जड में शरीर-थ्रम, आऑहिसा और मनुप्यमात की समानता हैं। यदि इस तच्य- 
ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, तो उसके अनुसार समाज की रचना करने बा 
बुद्धिपूर्वक' प्रयत्त करना चाहिए। इस तत्त्वज्ञान के आधार पर बनायी गयी 
झालाएँ सफेदपोशो की शालाआ की अपेक्षा निश्चय हो भिन्न प्रकार को हागी। 

* ब्ेमान शिक्षा-पद्धति वी रचना ही इस प्रकार वी हैं कि बह देश वी 
आवबाद के केवड १० से १५ प्रतिशत भाप को अर्थात्‌ सफेदपोसा के बच्चा का 
ही दी जा सकती है, सका नहीं। परन्तु हमें ता समाज के दात प्रतियतु 


द्ठँ 
हे 
दे 


३श४ किशोरक्ा भाई को जीवन-साथना 


को शिक्षित करना है। यह शिक्षा तभी दी जा सकती है, जब यह ऐसी' हो कि 
गेहनत-मजदूरी' करनेवाले भी अपने बच्चो को इसका छाभ दे सके। अत 
शिक्षा के प्रवन्धको को दी जिस्मेदारियाँ अपने सिर पर लेती होगी। एक तो 
यह कि इनके बच्चे शाल्त में जायें, तो उस कारण से माता-पिता को यदि कोई 
आयिक हानि हो, तो उसकी पूर्ति बच्चों के ह्वास ही किसी प्रकार हो जाय 
और दूसरी यह कि इस प्रकार द्िक्षा पाया हुआ बच्चा वेवार नही रहेगा, 
इसका तिश्वय दिलाया जाय। 

“देश वी परिस्थिति, गरौबी, वेकारी, अब तक की शिक्षा-पद्धति में रही 
हुई खामियाँ और ये दो जिम्मेदारियां---इन सबका विचार करके इनके उपाय 
के रूप में गाधीजी ने उद्योग के द्वारा शिक्षा देने का नया विचार देश के सामने 
पेश किया है | इसे रखते हुए उन्होंने कहा है कि यह सेरी अन्तिम विरासत 
है और में नही समझता कि इससे अधिक महत्त्वपूर्ण अन्य कोई भेट मैं ससार को 
दे ध्कता हूँ । 

“उद्योग द्वारा शिक्षण में उद्योग का अर्थ वह उद्योग है, जो जीवन में कोई 
महत्त्व का भाग अदा करता हो । ऐसे उद्योग द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। 
दूसरे शब्दों में यह उत्पादक उद्योग की अथवा जीवन-निर्वाह---आजीविका--की 
तालीम् कही जा सकती है ) 

"विद्यार्थी माला में जाकर ऐसे किसी उद्योग में छय जाय। यह उद्योग 
ऐसा हो कि जो इसके अपने लिए तथा जिस समाज अथवा गाँव में वह रहता है, 
उस समाज और गाँव के जीवस में महत्व का स्थान ग्खता हो । झाला में 
जाते के बाइ वह ऐसे काम करने और मीखने लगे कि उसके माता-पिताओं 
को भी थोड़े ही समय में उसका रकूल में जाता लाभदायक मालूम होने रंगे, 
उन्हें यह छगें कि वह घर में कुछ लाने वी शक्ति प्राप्त कर रहा है, वह कुछ 

ऐसी चीज पढ रहा है कि जिसकी छूत यदि घर को लगे, तो घर का भी छाभ हो । 

“अब तब शिक्षा-पद्धति का केन्द्र-विन्दु भौतिक विद्याआ द्वारा समाज का 
सामथ्यं बढाने का रहा है। सादगी अथवा सदाचार वे प्रति वह हृदय में आदर 
नही उत्पन्न करती। नमी तालीम का सन्देदा इससे उल्टा है। वह सामर्थ्य 
क्य नहीं, भछाई का विकास करना चाहती है। अपने विद्यार्थियों में-- 


जीवन-दर्शन इ१५ 


फिर वे छोटे बच्चे हो था वडी उम्र के आदमी, वह लडाई और वैर-भाव के 
बदले शान्ति और मेल के प्रति, सादे आनन्दो के प्रति, सादी सुविधाओं के लिए 
और सचाई तथा नीतिशीलता के लिए प्रेम और काम करने का आनन्द तथा 
स्वतन्बता के लिए जोश पैदा करता चाहती है।” 


३० आर्थिक प्रइन 


इस विभाग में भिन्न-भिन्न आ्िक प्रश्नो पर किशोरलाल भाई के विचार 
सक्षेप में संकलित कर दिये गये हैँ। 

१. किसी समय कहा जाता था और वह पर्याप्त मान लिया जाता था 
कि सपत्ति के साधन दो है--प्रकृति और परिश्रम। परन्तु आगे चढकर 
मनुष्य ने देखा कि केवल ये दो ही काफी नहीं होते। प्राइतिक साधन और 


ब्श६ क्षिशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


वा निर्माण अत्यन्त महत्त्व की वस्तु हैं। चारित्र्य समृद्धि का साधन है। समृद्धि 
का साध्य सच्चा उन्नत चारिज्य हैं। इस वात को यथार्थ रूप में स्वीकृत न 
बिये जाने के कारण आज का विज्ञानसपन्न मानवन्समाज हाथ में आय लगाने 
के साथन लिये और इसकी कला में प्रशिक्षित वानर-समाज मुवत रुप से संसार 
में विचरण कर रहा है। इसलिए अर्थवृद्धि के माघनों का विचार करते समय 
आदि, मध्य और अन्त तीनो में चारिश्य के विपय में विचार वरने के वाद हो 
आगे वदम बढाना चाहिए। 


इस विपय का समावेश आशिक प्रश्ना के विचार में इसलिए किया है 
कि इस बुनियाद के बगैर कोई भी आर्थिक योजना सफर नही हो सवेगी। 
यह सब तो है ही, ऐसा मानकर ही विभिन्न योजनाओं और यादों वी रचना 
वी जाती है । परन्तु जरा-सा विधार करने पर ज्ञात होगा कि समार में यह 
सब तो पहले से है ही, ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है। इसके लिए 
“नास्ति मल बुत भासा' (जड़ ही नहीं है, तो दालियाँ कहां से आयेंगी ?) 
मह गहनता ठीव नहीं । यहाँ तो 'सन्मूलस्याभावात्‌ प्रयूता विषवल्लय ' (अच्छी 
जड के अभाव में विप मी लताएँ पल गयी है) यह चरितार्य हो रहा है । 

» श्राज बस्तुएँ और उनके निर्माण में छगनेवाले श्रम वे मूल्यारत 
इनने विपरीत हो गये हैं रि आज गौर अर्द-व्यवस्था में अनये उत्पन्न हो धया 
हैं। नीति थे न्याय से देंसें, तो जिन बल्तुओ के बिना जीवन अगमव हो जाता 
है और जिसवे उत्पादन में बहुत अधिए सस्या में भनृष्यो वो छगे रहना पन्‍ता 
है, उनमें वाम बरनेवाड़े मनुप्यो के परिथ्रिम या मूल्य सबसे अधिश होना 
चाहिए। मनुप्य वे परिश्रम से बदय पैदा जिया जाता है और जीवन भें रहिए 
यह बम्नु विलनी आवश्यव है, इस सिद्धान्त थे आधार पर मनुष्य के परिश्रम 
बा सृत्य निश्चित किया जाना चाहिए। यह होते हुएु भी इसमें कोर्ट मरा 
नहीं शि अधि/-से-अधिए सनुष्यो को अनाज एलन बारों का बाम ही शरलो 
पर्ता है और दूसरे सव काम इसते सामने गौय है) इसलिए अधिणले-अधिव 
मजदूरी एस्हें सिरनी चाहिए, जो सोधे कष्न-्ठत्यादत वे याम में छरें रखते हैं। 
शेष सारे घर इसरे सवायले में नियलों श्ेती ने है । अप्-उत्पादन मे बारे 


जीवन-दर्ईन ३१७ 


दूसरे नम्बर में शायद मकान और कपडे बनानेवाऊ तथा सफाई का काम 
बरनेवाले मेहतर आदि गिने जाने चाहिए । जिस धन्‍्धे के ज्ञान अथवा सहायता 
के बिना दूसरे घधेवाला की सारी विद्या और कला बेकार हो सकती हैं वह 
धन्या आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक कीमती समझा जावा चाहिए । 

परन्तु हम जानत है कि आज की अथ-व्यवस्था में एसा नही हैं। सबसे 
अधिक मेहनताना राजा मन्‍्त्री सेनापति फौज पुलिस न्यायाधीश, वकील वैद्य 
बड़े अध्यापक निष्णात फ्शन वनानवाले को दिया जाता है। जीवन में जिसकी 
सबके वाद जरूरत होती हैं उसे अधिक-स-अधिक मेहनताना दिया जाता हूँ । 

इसका कारण यह है कि अज्ञानी छामा में जिस प्रकार भूत प्रेत अयबवा 
देव-देविया के बारे में बहम हैं और जिस प्रकार पढे लिखे छोग इनकी हँगा 
उडाते हैं उसी प्रकार के वहम राज्य-व्यवस्था और सुलह ज्ञान्ति रखनेवाला 
और ज्ञान देनेवाला के विषय में हमारे सम्य कहलानेवालि (वूर्जा) छागा में 
है और जिस श्रद्धा के साथ अज्ञानी ल्पग भूत प्रता और देव-देविया को प्रसन्न 
करन के लिए मुर्गे बकरे पाड़े आदि वी वलि चढाने है. उसी प्रकार की श्रद्धा 
से हम राजा महाराजाआ तथा राजपुरुषा को प्रसन करन के लिए उन्हें खूब 
महनताना देत है उनके दरबार भरते हैं थोर जुटूस निदालते हैं। अनुभव 
ता यह है कि राजपुरुषा के कारण जितना खन-एपरावा अव्यवस्था अयाय 
तोड फोड असत्याचरण आदि चलता हैं उतना किसी प्रफ्रार को व्यवस्थित 
रीति से स्थापित राजसत्ता न हा तान हा। 


परन्तु आज तो मनुप्य-समाज ऐसी हालत म हैं कि उसे व्यवस्थित राज्य 
सत्ता निभानी ही पड़ती हैं । राज्यसत्ता भले ही हो परन्तु उसका अर्थ यह नही 
कि उस काम के करनेवाला का आर्थिक मत्य अधिय हो जाता हैं। आधिक 
मूल्य अधिक हाने का एक कारण यह हूँ कि हमन धन और भ्रतिप्ठा बा एक 
समात्ररण बना ल्या है जितना धन उतनी प्रतिप्ठा। बदि किसाको 
प्रतिष्ठा वढानी है तो उस घन भी अधिक देना चाहिए। सर्वे गृूणा काचम 
माश्नयन्ति । इस नीति-वाक्‍्य का हमन स्वीकार कर लिया है। 

प्रतिप्शा अनेव कारणा स है सकती हैं और दी जा सकती है । उसक्ता 
स्व्रीक्ृति की दूसरी चाहे कितनी ही रीतिया रहें परन्धु वह पैस के “प में 


झ्श्द् किशोरलाल भाई को जीवन साधना 


वा निर्माण अत्यन्त महत्त्व वी वस्तु हैं। चारिव्य समृद्धि का साधन है। समृद्धि 
का साध्य सच्चा उन्नत चारित्य हैं। इस वात को यथार्म रुप में स्वीकृत ने 
किये जाने के कारण आज का विज्ञानसपत्न मानव-समाज हाथ में आग लगाने 
के साधन लिये और इसकी कह्या में प्रशिक्षित वानर-समाज मुक्त रूप से ससार 
में विचरण कर रहा हैं ॥ इसलिए अर्थवृद्धि के माघवा का विचार बरते समय 
सादि, मध्य और अन्त तीना में चारित्य के विपय में विचार करने के बाद ही 
जाये कदम वढाना चाहिए। 


इस विपय का ममावेश आशिक प्रश्ना के विचार मैं इसलिए किया है 
कि इस धुनियाद के बगैर कोई भी आर्थिक योजना सफर नही हो सबेगी। 
यह सब तो है ही, ऐसा मानकर ही विभिन्न योजनाओं और वादों की रचता 
की जाती हैं। परन्तु जरा-सा विचार करने पर ज्ञात होगा कि ससार में गह 
सब तो पहले से है ही, ऐसा मानने दे छिए कोई आपार नही है। इसके लिए 
'नास्ति मूल कुत शाखा ' (जड़ ही नहीं हैं, तो डालियाँ वहाँ से आयेंगी ?) 
यह कहना ठीक नही । यहां तो सम्मूछस्याभावात्‌ प्रसूता विपवल्लय ' ( 
जर बे अभाव में विप वी लताएँ फैल गयी है) यह चरितार्य हा रहा है । 


जीवन-दर्शन शहर 


विचार गरने पर ज्ञात होगा वि श्रम और पुरसा का सम्पस्प त्याग और 
गैंग, अथवा अहिंसा और हिंसा मे सम्बन्ध बे समान है। जिगे प्ररार मनुष्य 
परवेधा भोग से बिना नी रह सकता, पूर्णवया हिंसा से मुझ सही रह सरया, 
उसी प्रकार फ्रसत सिवाडे शिग, मेहता का बयाव किये रिनसा भी बह सही 
रत सयता। भाग वो भर्यादित करने--वम वरने थे प्ररात भा अर्थ ही 
याग है, यह प्रयल बरतेलरते भी मनुष्य दुछ माग ता साग ही हवा है। परन्तु 
इसने विपरीत जो भाग को ही जीवन था गिद्धान्त बना लेखा है यह सा उिनाण 
हे मार्ग पर ही जाता हैं । इसी प्ररार हां वा स्वदिय बरले--पढात का 
प्रयत्त बरसे वा नाम ही अहिया हैं ॥ अहिसा शा प्रदान तरीकर भी एए 
बुछ हिसा ता बर ही दा हैं । परन्तु यदि यह टिसो को ही जीवन शा नियम 
घना है, तो ४गया परगिास ता यादयस्थारि गा । यही बात श्रम और 
कुरमत की भी हैं। फुरमत था मपुष्य दंड ही हनवाटा है । परसद यदि पुस्मय 
को हो अर्थशास्त्र या जीवन का तन्वज्ञान और शानलारा का पारा शरीर बना 
छिपा जापगा, तो इसता पस्भिम अनरयों की परम्तरा ही आनउारा है । 


श्श्८ किश्लोरछाल भाई को जोवन-साधना 


इताम द्वारा मं दी जाय । किमीझी प्रतिष्णा बढ़ाने के लिए आप उसका आदर 
करें, सतके आगे बैठायें, ऊँचा पद दें, जिस प्रकार उचित समझें, नमस्कार बारें, 
प्रणाम करें, हार-मालाएं पहनायें, जरूरत हो तो पदवियाँ, खिताव दें; परन्तु 
इसके लिए उसे सोना-चाँदी न दें या घन का संचय करने की सुविधाएँ न दें । 
यदि भिन्न-भिन्न कामो के लिए भिन्न-भिन्न मेहतताना हो सकता है, तो सबसे 
अधिक मेहनताता अन्न पैदा करनेवालें का होना चाहिए। राजा का मेहनताना 
भी खेती करनेवाले से कम हो। हाँ, देश की स्थिति के जनुस्तार उसे दूसरी 
सुविधाएँ दी जायें । 


३. ग्राधी-विचार और दूसरे कादो के मीच एक महत्व की वात के बारे 
में विरोध है । वह यह कि मे सारे वाद फुरसतदादी है। भनुष्य को अधिक-्से- 
अधिक फुरसत देनी चाहिए, यह आज के अर्थशास्त्र की बुनियादी श्रद्धा हैं, 
ऐसा कह सकते हैं। क्योकि विद्या, कछा, सस्कृति आदि का कारण घरीर 
(मूलसाधन) फुरमत है। इसके प्रतित्रियास्वरुप गांधीवाद दुसरे सिरे पर 
बैठा है। बह फुरसत को मानव-हित का दात्रु मानता हूँ । 

+कुरसत' शब्द में आलस्य और विश्वान्ति, इन दोनों को समावेश होता 
है। विधान्ति की जरूरत नही, अथवा यह वहना कि एक श्रम छोडकर दूसरा 
अर्थोत्तादक श्रम करने वा नाम ही विश्वान्ति हैं--एक बृया पराण्डित्य जैसा 
है। परन्तु यह स्वीकार करने में तो किसीकों भी दिवक्त नहीं होनी चाहिए 
कि आलस्प सो सानव-हिल वा झत्रु ही है। बहा ही हैं: आलसी दिमाग 
दैसान बेस घर !* 

भरततु *, / थे को अनिष्ट सानते हैं, तो यह डर लगता है कि श्रम दा 
शोझ बढ़ जा५ .।। इसी डर में से फ्रमतवाद पैदा हुआ हैं। यह कहता है 
कि जीने के लिए आवश्यक श्रम में से अधिकन्से-क्धिक जितनी मुवित सिले 
अके, उतना अच्छा । ऐसा होगा, तभी ज्ञान, वां आदि कौ निर्मिति हों सत्रती 
है । इसलिए 'आलसी दिमाय दौतान वा घट इस जोखिम वो उठारट भी 
मनुष्यों वो पहले फुरसत देनी चाहिए। फिर फुरसव वा सदुपयोग करने की 
जिक्षा घीरे-धीरे दी जा सवेगी। यह है फुरततन्थाद 


जीवन-दशन ३१९ 


विचार करने पर ज्ञात होगा कि श्रम और फुरसत का सम्बन्ध त्याग और 
भोग, अथवा अहिंसा और हिंसा के सम्बन्ध के समान है। जिस प्रकार मनुष्य 
सर्वंथा भोग के बिना नही रह सकता, पूर्णतया हिंसा से मुफ्त गही रह सकता, 
उसी प्रकार फुरसत निकाले बिना, मेहनत का वचाव किये विना भी वह नही 
रह सकता । भोग को जर्यादित करने--कम करने के प्रमत्न का अर्थ ही 
तयग है, यह प्रयलल करते-क्रते भी मनुष्य चुछ भोग तो भोग ही छेता है। परन्‍्तु 
इसके विपरीत जो भोग को ही जीवन का सिद्धान्त बना छेता है, वह तो विनाश 
के भार्ग पर ही जाता है। इसी प्रकार हिंसा वो मर्पादित करने--घढाने का 
प्रयत्न करने का नाम ही अहिसा है। अहिसा का प्रयत्न करते-करते भी वह 
कुछ हिंसा तो कर ही देता है । परन्तु यदि बह हिसा को ही जीवन का नियम 
बेना ए, तो इसका परिणाम तो यादवस्थल्ी ही होगा । गही वात श्रम और 
फ्रसत की भी है। फुरसत ता मनुष्य ढूँढ ही लेनेवाल्ा है। परन्तु यदि फ्रसतत 
को ही अर्थशास्त्र या जीवन का तत्त्वज्ञान और ज्ञान-कला का कारण शरीर वना 
स्थां जायग्रा, तो इसका परिणाम अनर्थों वी परम्परा ही आनेवाला है। 


यह भी मान्यता है वि सस्दृति का विकास फुरसत में से ही हुआ हैं और 
होता है। परन्तु फुरमत में से पैदा हुआ कला, साहित्य, काय्य इत्यादि ऊपरी 
इच्द्िय-मोहन, राग-देपा से भरे हुए और अधिवाश में वाजाए वृत्तियाबाछे 
होते हैं। अपने जीवन के नित्य-नैमित्तिक कार्यो भे सम्बन्धा में और श्रम में 
जो इतार्थता मालूम होती हैं और जिस प्रसनता का अनुभव होता हैं, वह एक 
और ही चीज होती है। इसके परिणामस्वरूप इन कामा को सुशोभित करने 
के फिए इसे सम्दन्धा में भक्ति, मिठास और रसिक्‍ता छाने की तथा 
इस भर में पारणतता प्राप्त करने की एवं सुन्दरता लाने की ४ /बॉल होती 
है, उसमें से निर्माण हानेवाली कछा आदि दूभरे हो प्रकार कीं हागी । इनकी 
कीमत पैसा से कमी नही आँकी जा सकती | 
मानव वी उन्नति के लिए फुरसत वी जरूरत है, इससे कोई इनकार नही 
अर सना । मनुष्य चो खानेन्सोने की मी फ्रसत न हो, जीवन सदा इस तरह 
भरा हो कि हमेशा---समय न मिलने की शिक्रायत रहे, यह क्दापि इप्ट नही 
कहा जा सकता। परन्तु कुछ समय घोड़े की तरह दौट-धरप कर काम वरना 


३१८ किशोरलाल भाई की जोवन-साधना 


इनाम द्वारा न दी जाय। विस्ीकी प्रतिप्ठा बहाने के छिए आप उसका आदः 
करें, सबके आगे दैंठायें, ऊँचा पद दें, जिस प्रकार उचित समझें, नमस्कार करें 
प्रणाम करें, हार-मालाएँ पहनायें, जरूरत हो तो पदवियाँ, खिताब दें; परन्‍्न 
इसके लिए उसे सोना-चाँदी न दे या धन का सचय करने की सुविधाएँ न दें। 
सदि भिन्न-भिन्न कामों के लिए भिन्न-भिन्न मेहनताना हो सकता है, तो सबसे 
अधिक मेहनताना अन्न पैदा करनेवालो का होना चाहिए। राजा का मेहनताना 
भी खेती करनेवाले से कम हो। हाँ, देश वी स्थिति के अनुसार उसे दूसरी 
सुविधाएँ दी जामें। 


३ गाघी-विचार और दूसरे वादो के बीच एक महत्त्व वी वात के बारे 
में विरोध हैं। वह यह कि ये सारे वाद फुरमतवादी है। मनुष्य को अधिव-से- 
अधिक फुरसत देनी चाहिए, यह आज के अयंश्ञास्त्र बी बुनियादी श्रद्धा हैं 
ऐसा कह सकते हैं। वयोकि विद्या, कछा, सस्ट्ृति आदि का कारण शरीर 
(मूछसाधन) फुरसत है। इसके प्रतिक्रियास्वरूप ग्राधीवाद दूसरे सिरे पर 
बैठा है। वह फुरसत को मानव-हित का झन्रु मानता हैं। 

'कुरसत' शब्द में आलस्य और विश्ान्ति, इन दोनो का समावेश हाता 
हैं। विधान्ति बी जरूरत नही, अथवा यह वहना कि एवं श्रम छोडवर दूसरा 
अर्थोत्वादक श्रम करने का नाम ही विश्वान्ति है--एक वृथा पाण्डित्य जैसा 
है। परल्तु मंह स्वीकार करने में तो किसीकों भी दिवरत नही होती चाहिए 
कि आलस्य तो मानव-हिंद का झत्रु ही हैं। कहा ही हैं: आल़गी दिमाग 
दौतान का घर! 

परस्तु *, ,* 4 यो अनिष्ट मानते है, तो यह डर छगता है वि श्रम या 
बोल बढ़ जा+ .]। इसी डर में से फ्रमत-वाद पैदा हुआ हैं। यह पहता है 
कि जीने मे लिए आावश्यर श्रम में से अधिक-मेअधिय जितनी मुक्ति मिल 
सके, उतना अच्छा । ऐसा होगा, तभी ज्ञान, वझा आदि वी निभिति हो सहती 
हैं । एसक्िए “आठसी दिमाय शैतान वा घर इस जोखिम को उद्यार भी 
मनुष्यों को पहले पुरखत देनी चाहिए । फिर पुरसत का सदुपयोग वहने भी 

हा धीरे-पीरे दी जा सवेगी। यह है 'प्रमत-वाद। ९ 


जोवन-दर्शन ३१९ 


विचार करने पर ज्ञात होगा कि श्रम और फुरसत का सम्बन्ध त्याग और 
प्रोग, अपवा अहिंसा और हिसा के सम्बन्ध के समान है । जिस प्रकार मनुष्य 
पर्षषा भोग के बिना नही रह सकता, पूर्णतया हिला से मुक्त नहीं रह सकता, 
उसी अकार फुस्सत निकाले बिना, मेहनत का वचाव किये विदा भी वह नहीं 
रह सकता | भोग को भर्थादित करने--हम करने के प्रवत्त वा अर्थ ही 
स्यागह, यह प्रपत्व करते-क रते भी मनुष्य दुछ भोग तो भोग ही छेता है। परन्तु 
इसके विपरीत जो भोग को हो जीवन का सिद्धान्त बना छेता है, वह तो विनाश 
डे मार्ग पर ही जाता हैं। इसी प्रवार हिंसा को मर्थादित करनें--घठाने का 
प्रथल बरतने का नाम ही अहिंसा हैं। अहिसा का प्रयत्न वरते-करते भी वह 
डुछ हिसा तो कर ही देता है । परन्तु यदि वह हिसा को ही जीवन का नियम 
बना छऐ, ती इसवा परिणाम तो थादवस्थली ही होगा । गही बात्त श्रम और 
फुरप्तत की भी है। फ्रसत ता मनुष्य ढूँढ ही लेनवाला है। परन्तु यदि फुरतत 
को ही अर्थशास्त्र या जीवन का त्वज्ञात और ज्ञात-्कला का कारण धरीर बना 
स्पा जायगा, तो इसका परिणाम अनर्यों वी परम्परा ही आनेवाला है। 
यहू भी मान्यता है कि सस्क्ृति का विकास फ्रसत में से ही हुआ हैं और 
होता है। परन्तु फुरमत में से पैदा हुआ ऋला साहित्य, काव्य इत्यादि ऊपरी 
इन्द्रिय-मोहन, राग्रेपा से भरे हुए और क्षिकाश में वाजारू वृत्तियावाले 
होते है। अपने जीवन के नित्य-नैमित्तिव कार्यों में सम्बन्धा में और श्रम में 
जो इताय्यवा मालूम होती है ओर जिम प्रसतता का अनुभव होता है, वह एक 
और ही चीज होती हैं। इसके परिणामस्वत्प इत कमा को सुझोभित करने 
के लिए इसके सम्बन्धा से भक्ति, मिठास और रसिक्ता लाने की तथा 
इस श्रम में पारगतता प्राप्त करने की एवं सुन्दरता ल्पने की 7 [बुत्ति होती 
है, उसमें से निर्माण हानेवालो कला आदि दूसरे ही प्रदार की हागी। इनको 
कीमत पँसा से कभी नही ऑकी जा सकती । 
मानव की उन्नति के लिए फ्रसत की जर्रत है इससे कार्ड इनकार नहीं 
फर सकक्‍ता। भनुष्य का खाने-सोने की भी फुरसत न हा, जीवन सदा इस तरहें 
भरा हो कि हमेशा--समय न मिलने की शिकायत रह, यह कदापि इष्ट नही 
कहा जा सकता। परूतु कुछ समय घोड़े वी तरह दौर घृष वर बाम करना 


३२० किशझ्योरछाल भाई की जोघन-साधना 


और फिर बुछ सभय मौज॑-द्योक में बिता देना--2से फुरसत नही वहा जां 

,सेकक्‍्ता। फुरसत वा सच्चा सुप्त जितना जीवन के सारे वाम शान्ति से बरने में 
मिलता है, उतना वाम के वेग को बढावर समय निकालने के प्रयत्न में से नहीं 
मिल सकता। सुस को रहने दीजिये | इस तरह तो फुरसत मिलने वी आगा 
भी नही होती ॥ ज्यो-ज्यों हम अधिकाधिक फूरसत मिलने का प्रयत्न बरते है, 
त्यो-त्यो वह गधे की नाव वे सामने वेंथे प्याज वी तरह सदा दो अगुल आगे 
ही रहती हूँ। गधे यो जिस प्रकार वह प्याज नहीं मिल राक्‍़्ता, उसी प्रवार 
हमें फ्रसत नही मिल पाती । फिर भी उस्यमें हमारी श्रद्धा तो है ही । 

४ ऐसा माना जाता है वि ज्या-श्या सेवी आदि समाम उद्योग यन्‍्यो 
के द्वाग होते लगेंगे अर्थात्‌ समाज में यन्त्रीर रण बड़ता जायगा और उत्पादन 
मुनाफे वे लिए नही, वत्वि समाज वी शमररतें पूरी करने वे लिए होगा, त्यो-त्यो 
उत्पादकों को अधिकाधिक फुरमल मिलने छगेंगी, परन्तु हमारे देश में 
आवादी पनी है। यहाँ तो जितना अधिव यन्त्रीयरण होगा, उतनी ही बेबारी 
बड़ेंगी, ऐसा माटूम होता है। फिर सोती में अथवा दूसरे उद्योगों में भी 
यस्त्रौषरण पद्धति से उत्पादद निश्चित रुप से बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं वहा जा 
सकगा। एसवा आधार तो अन्य अनेव बातो पर है। है, धर्ोगरण या 
एए परिणाम निश्चित हैं। यह यह वि जो छाग अभी उतादन धनन्‍्या में हगे 
हुण हैं, उनकी सस्या यस्त्रीपरण होने पर उत्तरोचर घटती जायगी। मयेलपे 
उद्योग दुँदवर उनमें मनुष्या को याम देगे या घाटे रिताग ही प्रयम हम परें, 
किए भी नये उद्याग शाती नेजी से मही हँडे और से विये जा सरेगे, नितनी 
तेजी में यस्त्रीयरण दगरा देवारा वी सरण बरी । छौ, यह अदष्य वहा जा 
माया हूँ णि उत्पादक वामो में हम यदि इसे आदमियों को काम नही दे गरे, ता 
इफे सेवा के कामा में एसा देंगे, उिल्तु इन झेवा के पासो को आप चाहे हिएये 
ही उपयोगी झानें, अन्त में सो उनमें परोदरीवोपन हो रहेया ने ? 

यरे पैमाने पर उपाश्त गरनेवाईे स्शोयोगा दारा सग्रात की रहरा 
भी घोजे बरे पैमाने पर सैदा करने गोगे, सा उससे बेदारी भी बढ़े पैसाओे बर 
यो रो और श्सेसे शागां पी सरीदते यो रत चदेशी + पराष के उछायवधा। 

हेश इसतिए समद्ध # रादे कि सारे गशार जे बाजारा हो थे अपने बहने में दर 


जौवन-दर्शन 


सके थे। फिर उन्होंने उपनिवेशों और साम्राज्या वी स्थापनो७.. 

यूरोप की घनी आबादीवाले देशो को भी अपनी आबादी और अपने माछ १. * 
भेजने की अनुकूलता नही मिलती होतो, तो उनके उद्योगीकरण और यस्जीकरण 
से उनकी दक्श भारत और चीन की अपेक्षा भी खराब हो जाती और इतना 
होने पर भी अपनी जान छेनेवाली होड के कारण वे अपने यहाँ वेकारी के प्रश्न 
को हल नही कर पाये है। ज्यो-ज्यो वहाँ यस्त्ीकरण बढा हैं, त्यी-त्या उनके 
युद्ध अधिक तीव्र और वार-वार होने छूग्रे है और इसमें से अब तो विश्वयुद्ध 
और कतछे-आम के प्रसग भी पैदा होने ले हैं । उनकी समृद्धि तुलनात्मक 

दृष्टि से देखें, तो क्षणजीवी रही है ! उनके इस अनुभव से हमें सबक छेना चाहिए । 

हमें अपने गाँवों को अथवा ग्राम-समूहा को भोजन, वस्त, मकाल, गोपालन, 

तेल, तिल॒हन, खाद तथा सडका के बारे में स्वयपूर्ण और स्वावलूम्वी बना 

देना चाहिए। 

५ विनोवा को “भूमिदान! की प्रवृत्ति सब भूमि गोपाल की सिद्धान्त 
पर रची गयी हैं। अमुब जमीन पर अमुक आदमी की मालिकी भी तो अच्त में 
मर्यादित ही है। इसका उद्देश्य तो बेवछ यह है कि वह अपने काम में पुरा-परा 
रस ले और जमीन को सुधारने और अनाज की उपज बढाने में पूरी क्षवित तथा 
बुद्धि गा दे। वह प्रेमपुवेक काम करे, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
वह केवल अपनी जरू रतें पूरी करने के लिए ही काम करे । सब भूमि भोपाल वी! 
यह 'ईद्ावास्यम्तिद सर्च! का एक भर्यादित प्रयोग है । सच पूछ्िये, तो केवल 
जमीन ही नही, बल्कि ससार में जो कुछ है और जो कुछ मनुप्य उत्तन्न करता 
है, उसका माल्कि वह अकेला नही, बल्कि ईश्वर है। उसमें से केवछ एक 
उचित भाग का ही वह अधिकारी हैं। इसीलिए इस ब्लोव का दूसरा चरण--- 
तिन ध्यकततेन सजीया * पहले चरण में स ही फलित होता है। अर्थात्‌ जन्‍्त में 
हर प्रकार वी खानगी मालिकी नष्ट हानी चाहिए और जब खानगी मिल्क्यित 
नही रहेगी, तब ब्याज, नफ़ा, किराया आदि भी नहीं रहेंगे । भूदान-अ्रवृत्ति 
का अतिम उद्देक्ष्य यही हैं। परन्तु वह इस उद्देश्य को हित या जोर जबरदस्ती 
द्वास नही सिद्ध करना चाहती--फिर यह जबरदस्ती या हिंसा राज्य दारा 
हा, अप्रत्यक्ष दवाव से हो या हिसक ऋान्ति की हो। इसमें मालिकों तया 

१ 


३२८ 
श्श्र किशोरल्ाल भाई को जीवन-साधनां 


दूसरो का अधिक-से-अधिक सख्या में हृदय-परिवर्ततन करने का सवाल है। 
आज तो बहुजन-समाज--फिर वह मालिक-वगे का न हो, तो भी--विचारों 
में तो पूँणीवादी ही हैं और वह खानगी मिल्कियत, मुनाफा तथा अपनी रोगी 
की परिभाषा में ही विचार करता है] 

६ 'समूत्ती क्रान्ति! भामक पुस्तक मे आधथिक ज्रान्ति के ये कुछ मुद्दे 
उन्होंने दिये है... 

“यह सव किस निश्चित योजना अथवा विनिमय के साधन से इस प्रकार 
सिद्ध किया जा सकता है कि जिससे जीवन के छिए अधिक महत्त्व की चीजों 
का मूल्य अधिक माना जाय और कम महत्त्व की चीजो का मूल्य वम माना 
जाय, यहू मैं ठीक से नहीं बता सकक्‍ता। इतना मुझे ज्ञान नही है। परन्तु 
मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि हमारे विचारों और व्यवहार में नीचे छिसी 
क्रान्तियाँ अवश्य होनी चाहिए: 

“(३) प्राणों का--विशेषत मनुष्य के प्राणों का मूत्य सबसे अधिर 
समझा जाय | विमी भी जड पदार्य या स्वार्थ की प्राप्ति वा मूल्य मनुष्य मे 
प्राणों से अधिक ने माना जाय। 

“(२) अप्न, जलाज्य, वस्त्र, मवान, सफाई, आरोग्य आदि बस्तुएँ 
और एर्हें प्राप्त वरने के धपे अन्य सब पदायों और घन्धों वी अपेक्षा सिक्यों वे 
रूप में अधितर वीमत देनेवाले माने जगने चाहिए। झज्रुता से इसवा नाश 
आन्तरराष्ट्रीय नीति में अत्यन्त ह्ीन वर्मे समझा जाना चाहिए और ऐसा यरने- 
घाछे छोग समस्त मनुष्य-जाति बे शाप समझे जाने चाहिए। 

“(३) पदार्थ वो विरलता तथा ज्ञान, व्लुत्व, झोये आदि वी विरतता 
के कारण ये पदार्थ अथवा इनवे बनानेवाठा मी प्रतिप्ठा भले ही अधित' मानी 
जाय, परन्तु इस प्रतिष्ठा वा मूल्यायन सिय्त्रा ये रुप में न हो । 

“(४) देश को महत्त्व वी संपत्ति उसती अप्लोत्पादन-शकित और 
मानव-सख्या सानी झाय, ने कि उसती रानिज संपत्ति या विग्ल रापति॥ा 
मन्त्र भी नहीं ॥ यदि एवं आदमी ये पाग सोना अथवा पेट्रोल देनेवारी क्रमीन 

प्राँंच एवड हो और अप्न उपजानेदाली मीन प्रौँच सो एड्ड हो और इन दो 
में से रिसी एश को रखने या छोहने गा वित्त उसने सामने सदा हो, तो 


जोवन-दर्शन इ्र३ 


आज के अथेशास्त के अनुसार वह पाँच सौ एकड की खेतीवाली जमीन को छोड 
देगा। परन्तु सच्चे मूल्यों के अनुसार तो उसे पाँच एकडवाली जमीन छोडने 
के छिए तैयार हो जाना चाहिए। आर्थात्‌ सपत्ति का मूल्य सोने से नहीं, वल्वि 
अत और उपयोगिता की दुष्टि से गिना जाय, ऐसी योजना हीनी चाहिए। 
“(५) एक रुपये का नोट अथदा एक स्पया इस बात का प्रमाण-पत्र न 
हो कि इसके बदले में कहीं अमुक मात्रा में सोना या चांदी सुरक्षित है, बल्कि 
बहू इस बात का प्रमाण-पत्र हो कि उसके बदले में इतने सेर अथवा इतने तोले 
अनाज निश्चित रूप से मिल जायगा। सिक्के का अर्य इतनी ग्रेल कोई घातु 
नही, वल्कि इतनी तौर की ग्रेव ( अर्थात्‌ धान्य ) ही हो और पौड का अर्थे 
अक्षर पाउण्ड (अर्थात्‌ इतने हजार ग्रन अनाज ही) समझा जाना चाहिए। 

“ (६) सोते का भाव इतने स्पये तोला है और अनाज का भाव इत्ते 
रूपये फी मन है, यह भाषा ही न रहे। इसवा कोई अर्थ न हो। सच पूछिये, 
तो आज इसका कोई अर्य रहा भी नही है । क्योकि रपये का माप ही स्थिर नही 
है। साने का भाव हो--एक तोले के इतने मन गेह या चावछ (तोछा और 
भन का वजन भी निश्चित हो) १ 

“(७) नोठ या सिक्‍को के रूप में ही अदायगी करना छाजिमी नही होना 
चआहिए। इस नीट या सिक्के के पीछे घान्य की जो माता निश्चित की जाय, 
उसके रुप में कर आदि की अदायगी करने वा अधिकार मालिक को हो । घान्य 
के उत्पादका से कर अथवा महसूछ की अदायगी यदि धान्य के रुप में ही छाजिमी 
कर दी जाय, तो अनन्सक्ट के समय वह सरकार तथा प्रजाजनों (खास करके 
इहर के रहनेवाले और घेजमीन मनुष्यो) की काले वाजार और मुनाफासोरी 
से सुन्दर प्रकार से रक्षण कर सकेगा, क्याकि सरकार के पास हमेशा अन 
के भाण्डार भरे रहेंगे। 

“(८) ब्याज जैसी कोई चीज न हो, बल्कि उल्हे अदायगी के समय 
रुपये वाद लिये जायें । अनाज जिस तरह पडा-पडा सड जाता हैं, उसी प्रकार 
बगेर काम में लिया हुमा घत कम हो जाना चाहिए। वह सड-गछ करके खराब , 
नहीं होता, तो उसके संभालने में तकलोफ तो होतों हो हैं। यांदि सॉतान्चॉर्दो 
को आदमी घन समझना छोड दे, तो यह वात जासानी से समझ में आ _*+ 


ड्श्ड किशोरलाल भाई को जीवन-साधना 


हैं। सोना-चाँदी घन नहीं है। परन्तु आकर्षण, विरल॒ता, घमवीलापन 
आदि गुणों के कारण उसे यह प्रतिष्ठा मिल गयी है। बस और दुछ नही। 
यह पडेनपड़ें खराब नही होता, यही इसके मालिक को ब्याज अथवा छाम हैं। 
इसके अलावा इसे और कोई व्याज देने के लिए कोई कारण ही नहीं है । 


“(९) यह निश्चय करता अनुचित नही माना जाना चाहिए कि जो पदार्य 
बरतने से घिसते-घठते नही हैँ, अथवा बहुत कम घिसते है, उनवी कीमत कम 
समझी जाय। उन्हें प्रतिप्ठा दी जाय, उनके रखने या स्वामित्व वे नियम भछे 
हो बना दिये जायें ; परन्तु उन पर क्सीवा स्थिर स्वामित्व न माना जाय। 
उन पर समाज का सम्मिक्तित स्वामित्व हो-यह स्वामित्व बुद्ुम्ब, गाँव, 
जिला, देश अथवा ससार में उचित रीति से बाँट दिया जाय। 

/( १०) आय तथा खातग्री मिल्कियत की अधिकतम और न्यूनतम 
मर्मादाएँ निश्चित कर दी जानी चाहिए। जिनकी आय अयवा मिल्कियत 
न्यूनतम मर्यादा से भी कम हो, उन पर कर आदि बे' वन्‍्धन न हो । अधिवतस 
मर्यादा से अधिवः आय अथवा मिल्कियत बोई न रखे ।” 


४. राजकीय प्रइत 


आधिव प्रश्नों वे समान राजवीय प्रश्नों वे बारे में भी विशोरटाल भाई 
ने स्थान-स्थान पर अपने ये विचार प्रकट किये हूँ 

(१) ुएँ में होगा, तो डोल में आयेगा! बहावत प्रगिद है। इसने 
साथ 'जैंसा दी जोड़ दिया जा सत्ता है। अर्थात्‌ मु में होगा तभी और 
बुएँ जैगा ही जल ढोल में आयेगा। डा वा बर्य है शामकक्‍्न्य्ग। इजाँ 
समस्त प्रजा है। काटे जैंगे कानून बताइये, सयियान बनाइये, समस्त जाए 
शी अपेक्षा धामय-वर्ग वा चारिश्य बदुत ऊँचा गभी नहीं हागा और जनता 
अपने चारिश्य-यछ में आापार पर जियने गुग-स्वातर्ध्य वे झापह होगी, उसे 
अपधिय' सुस-स्‍्वातर्थ्य वा उपनाय यह कर नहीं सकेगी। दिस राग्स्न्रघारी 
में झामप-वर्ग को वेवछ दच्दशवित ही नही, यरनू घन और प्रतिप्ठा मी घिशी 
है, घटी शाररालर्ग वा घारिध्य प्रणाजतों के कूद घारित्य शी अपेशा अपिर 


जीवन-दर्शन श््श्ष्‌ 


हीन होने की समस्त सामग्री विद्यमान रहती हैं। वहाँ चरित्र के ऊँचे उठने की 
अनुकूलता होती ही नहीं । फिर शासक-वर्ग भी आखिर पैदा तो होता है 
प्रजाजनो में ही । अत धीरे-धीरे शासन प्रजा के हीवतर भाग के हाथो में 
जाने लगता है। सब प्रकार की राज्य-प्रणालियाँ बहुत थोड़े समय में ही सडने 
लग जाती हैं, इसका असली कारण यही है। 
कुएँ की अपेक्षा डोल अवश्य ही छोटा होता हैं। परन्तु झञासक-बर्भ का 
डोल इतना छोटा नही होता कि ऊपर का भाग तो अच्छा हो और नीचे के भाग 
में सहत वामून के रूप में झ्ोधक दवा (डिसइन्फक्टण्ट) डाल दी जाय, त्तो 
सब ठीक हो जाय । क्योकि जनता का प्रत्यक्ष सुख-स्वातन्त्य शासकों के ऊपर 
के आदमियो के हाथ में नही, बल्कि नीचे के आदमियो के हाथ में होता है और 
औशोधक दवाएँ चाहे कितनी ही तीत्र हो, तो भी वे खराबी के बहुत कम भाग को 
मिठा सकती है। 
इसलिए जनता के हितर्चितका, सुज्ञा तथा जनता को भी समझ छेना 
चाहिए कि सुख-स्वातन्त््य की सिद्धि केवल राजकीय सविधानों और काबूनो 
बी सावघानी के साथ रचना करने पर उद्योगा की योजनाओ हारा नही होती । 
शासक-बर्ग में केवल थोडेन्से अच्छे आदमिया के होने से भी काम नहीं चछ 
सकता । बल्कि यह तो समस्त प्रजाजना की चारिव्य-वृद्धि तथा शासकवर्ग 
के बहुत बडे भाग की चारित्य-वृद्धि द्वारा ही हो सकेगा। 
परन्तु यदि हम विचार बरें, तो ज्ञात्त होगा कि हम इससे बिलकुल उल्टी 
श्रद्धा को ठेकर काम कर रहे है। हम यह मान लेते हैँ कि सामान्य वर्ग बहुत 
अधिक चरित्रवान्‌ न हो, तो भी जच्छी तनख्वाहें देकर हम उनमें से कुछ अच्छे 
चरित्रवान्‌ व्यक्त प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता से अच्छी योजनाएँ 
और जन-हिंत के कानून वनाकर प्रजा को सुखी कर सकते है, भानो गन्‍्दे पानी 
में थोडा शुद्ध जल मिलाकर सारे पानी को अच्छा कर सकते है। इस प्रवपर 
को यह श्रद्धा है । 
आज तो ऐसा दीखता हैँ कि चुनाव, जुलूस, परिपदें, समितियाँ, भाषण, 
हुइताके और उपद््य--थही शाना फजतत्र दे अब हैं इतता होने 'यर ही 
जनता का जीवन व्यवस्थित रीति से चछ रहा हैं। इसका वारण राज्य के 


रे२६ दिशयोरलाल भाई की जोवन-साधना 


कानून अथवा व्यवस्था-शक्ति नही, वल्कि यह है कि इस सारी घाँधली के वावजूद 
जनता में नैसगिक व्यवस्था प्रियता और शान्ति है! 

(२) पिछली शताब्दी के प्रारम्भ में अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे 
कि हर मनुष्य जर्थचतुर (8८०7०घा८ एथा) होता है भर्थात्‌ अपने हितो 
को अच्छी तरह समझता है। इसमें से देश-देदशा के वीच तथां मादिक-मौफर 
के बीच के व्यवहारो में दूसरे किसीको दस्तदाजी नहीं करनी चाहिए, यह 
“हस्तक्षेप वाद! ( [25८ थिए ) उत्पन्न हुआ। बाद में लोग समझने लगे 
कि यह “बाद” गलत हैं। तब भिन्न-भिन्न व्यवहारों में राज्य वा दस्तदाजी 
करना उचित है, ऐसा वाद पैदा हुआ । यह जब यहाँ तक पहुँच गया है कि 
आधिक मामलो में मनुष्य को किसी प्रकार की व्यवहार-स्वतत्रता नही रह गयी 
हैं। पहले बाद में मान लिया गया था वि मनुष्यमात्र अपना हित ममझता है 
ओर उसकी रक्षा करने वी शक्ति भी उसमें होती है। दूसरे वाद ने वलवान्‌ 
पक्ष में चारिश्य का (अर्थात्‌ सदुभाव, न्याय आदि का) नास्तित्त और शान 
तथा दावित का अस्तित्व मान लिया तथा निर्येऊ-पक्ष में चारिश्य वा अस्तित्व 
बिन्‍्तु ज्ञान तथा झवित का नास्तित्व मात लिया। ये दोनो गृहीत बातें गलत 
होने के वारण मनुष्य बे दुव ज्या के त्या है। 

दूसरे वाद ने कल्याण-राज्य वी भावना उत्पन्न की हैं। इस आदशं मे 
अनुसार व्यक्ति वी हर जरूरत को पूरी बरने की अधिव-से-अधिव जिम्मेवारी 
राज्य पर डाली जाती है । बेवछ जन्म से मरण तक की ही नही, बल्कि गर्भाषाव 
से लेबर अग्निसस्कार तक वी। यदि हम मान हूँ कि यह ऐतिहासिक प्रत्रिया 
चारू ही रहनेवाली है, तो आज वा सयुवत राष्ट्रभप समभारब्यापी एय्चत्री 
राज्य में परिणत हो जागगा । अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे बढें देश 
भी उसमें न्यूनाधिर परिमाण में 'अ! वर्ग के राज्यों के समान वाम मरेंगें। 
प्रयेक के पीछे पशु-वठ का समर्पन होगा ही। इस प्रक्रिया वा आज तय जिस 
प्रवार वियास हुआ है, उसे देखते हुए वहा णा सकता हैँ वि यह युदा भर 

हिसक ब्रान्तियों के द्वारा ही अपने लध्य को सिद्ध वर सवती है । 

मु स्वीयार परना चाहिए कि इसे में एस स्पृ्यीय याद नरी रात 

सवता। यदि हमारा यह विषचय हो वि यट भाई उत्रित नहीं है और यहिं 


जोवन-दर्शन ३२७ 


हम हिंसक त्रान्तियों तवा फासिस्ट (अर्थात्‌ व्यक्तियत सपत्तिवादी) अयबवा 
बोल्शेविक ( राष्ट्रीय सपत्तिवादी ) एकाधिपत्य की राह पर नहीं चलना 
चाहते, तो भारत को कल्याण-राज्य का यह आद्णे छोड देना चाहिए । 

हेम यह अवश्य चाहते है कि गर्भाधान से छेकर मृत्यु तक मनुष्य की वल्याण- 
राज्य के छाम मिलें, परन्तु यदि यह भ्रजातत्र के आवरण में (और रुस भी 
अपने को एक प्रकार का प्रजातन ही बहता है) जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य 
को अ, 'ब' या 'क! वर्म के कैदी बनाकर ही किया जा सकता हो, तो अपनी 
ही णाति के छोटे-से किन्तु बलवान्‌ जत्ये द्वारा सुख-चेन में और अच्छी स्थिति 
में रबखे गये निरे पशु बनने के बजाय मानव-जाति के जन्म-काल से आज तक 
जिन्दा रहने के लिए हम जो अनेक प्रकार की मुसीवर्ते उठाते आये, वैगी ही 
मुसीव्तें उठाकर जीते रहना वेहतर समझते हैँ । 

(३) यदि हमें यह मान्य हैं, तो स्वेच्झा से और योजनापूर्वक हमें समाज 
के छोटे-से-छोटे घटक को उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्वराज्ययुवन अथवा स्वाधीन 
बनाये का आरम्म कर देना चाहिए । इसमें सबसे पहले हमारा वाम प्रत्येक 
छोटे घटक को राजनैतिक वथा आशिक दृष्टि से--जितनी भी वालों में समव 


३२८ किशो रलाल भाई की जीवन-सावना 


जानी जाय तथा उस पर अमल किस प्रकार हो, इसकी पद्धति का निश्चय और 
विकास वे खुद करें। यदि कोई उलझन पैदा हो जाय और उसे लेकर तीत्र 
पक्ष गाँव में पैदा हो जायें तो इसका निर्णय मतो की गिनती द्वारा नही, वल्कि 
किसी श्रद्धा-यान व्यवित या मण्डल के सामने पेश करके उसके हारा करवा लिया 
जाय! इस तरह भी न हो सके, तो सिक्का ऊपर फेंक करके कर छिया जाय, तो 
भी बुरा नहीं। इस भाग की सरकार प्रत्येक पचायत द्वारा नियुक्त अथवा 
चुने हुए प्रतिनिधियों से बनायी जाय और अस्त में प्रत्येक भाग सर्वेसत्तासपन्न 
छोटी-से-छोटी किन्तु सर्वायपरर्ण सरकार बने । ऊपर का प्रत्येक्त मण्डल वेवछ 
उतनी ही सत्ता का अधिकारी हो, जो उसे नीचे से दी जाय । शेष सारी सत्ता 
प्रत्येक भाग के अधीन ही रहे । ऊपर की सरकारें भी पक्षीय नीति के अनुसार 
काम न करें । यदि किन्‍्ही प्रश्नों पर ऐसा मतभेद हो जाय वि जिनका 
कोई हल ही नहीं मिल सके, तो नीचेवाले घटका की राय मेंगायी जाय। 

(४) आज हम लछोक्ततन्न, चुताव, राजनैतिक दलो के सगठन तथा उनके 
कार्यत्रमों की चर्चाएँ और उनकी नुकताचीनी करते है। परन्तु बुनियादी 
खामिया का खयाल ही नही करते । हमारे सगठना वा ध्येय सबका सल्याथ 
करना नही, बल्कि प्रतिपक्षी को हराता और तग्र करवा होता हैं और इसमें 
छोगं यो अपने साथ हम छेना घाहते हैं । हमारा हेतु मनुष्य-मनृप्य वे बीच 
संदभाव बढ़ाना नही, बल्कि प्रतिपक्षी के श्रति द्वेपमाव बढाने वा होता हैं। 
हमारा यह द्ेघभाव और अविश्वास हमारे बनाये वानूनों और सविधान में 
भी प्रदद रूप से देसा जा सकता हैं। सरवारी महसमा में भी पतिपक्षियों वी 
जोजियाँ तैयार हो जाती है। इस कारण कोई भी आदमी आत्मविश्वास और 
हिम्मत के साथ काम नही वर सकक्‍ता। हर वाम में टील, अट्गेवाजी और 
एक-दूसरे था दाप देसने-दिखाने वी वृत्ति प्रकट होती है। हर मनुष्य अधिराद 
का ज्ाल्ची बन जाता है ओर दूसरे मे अधियारा से ईप्या करने रयता है। 

इस मानम में से उत्पन्न गारी व्यवस्याएँ सचीली दीर्पसूत्री, बहुत लिया- 
पड़ी करनेवाली, माटे मिरवाली, मेवछ बाहरी दिसावेवारी, कपदी, विरस्मी 
पूछताछ वरनेयाली, ईष्यॉवाली, चुगल्सोर, भ्रप्टाचारी और द्वेप आदि बुरे 
गुपों से भरी हुई हो, तो इसमें आरचयय ही वया ? 


जीवन-दर्शत ३२९ 


छोवतत्र का व्यावहारिक अर्थ केवल हाथ या सिरो की गिनती तब हो 
सीमित रह गया है। यह तो कोई नही बह सकता कि बहुत से सिरो या अर्थ 
अहुत अधिक समझदारी होता है और इसलिए जिस पक्ष में अधिक हाथ ऊँचे उठने 
है, उप्त पक्ष में अधिक समझ होती हैं। असऊ महत्त्व वी वात यह नही वि वितसे 
हाथ या पतिर ऊँचे उठे है, वल्कि यह हैं कि ये क्यो ऊँचे उठे है। अधिक हाथ ऊँचे 
'उठने से सुख अधिक नही होता । जो हाथ या सिर ऊंचे हो, उनमें पोग्प गुणों 
का होना जहरी है। एक चन्द्र जितना प्रकाश देता हैं, उतना क्रोडो नक्षत्र 
भी नही दे सकते। 
इसलिए केवल अच्छे प्रतिनिधि और अच्छे अधिकारी ही नियुक्त हो, तो यह 
जितने महत्त्व की वस्तु है, उतनी अमुक राजनैतिक पक्ष बी बहुमति इसे हो, 
यह नही है ! सभी निर्णय बहुमति से ही करने में लोक-बल्याण नही होगा ! 
(५) मुझे लगता है कि ब्रिटेन के नमूने को पक्ष पठतिवाली सरवार तथा 
नौकरदाही भारतीय जीवन-पद्धति के लिए अनुब्ल नहीं है। इसमे सामान्य 
अनुप्य की शक्ति का, जिम्मेदारी वी भावना का, काम वी सूझ-यूझ वा तथा 
नीति और न्याय-भावना का यहाँ नाश क्या है । विधान-सभा के सदस्य तथा 
अन्तरो भी अनेक बार जनता पर बोझ रूप वन गये है। पक्षों के 'लियलो' को 
अधिड्ृत्त रूप से मान्यता नही दी जानी चाहिए । विधान-सभाओ में भत देते 
समय 'छ्विप' (चेतक) के द्वारा हुव॒ नहीं जारी होने चाहिए और मत देने के 
लिए प्रचार भी नहीं होना चाहिए । यदि सरवार वा कोई प्रस्ताव अस्वीजूत 
हो जाय, तो सरबगर के लिए त्याग-पत्न देवा भी लाजिमी नही होना चाहिए। 
समस्त विधान-सभ्ा जी निर्णय करे, उसका वह अमर करे। मेरा खथाल है छि 
ब्रिटिश् नमूने को अपेक्षा यह पद्धति भारत के लिए शायद अधिक अनुजूल 
सिद्ध हो! 
पक्षों के राज्य को 'डेमोत्रेसी' (प्रजातत्र) कहना बदतों ब्याधात है 
प्रजा द्वारा मान्य किया गया पक्षातीत राज्य 'डेमोक्सी! माना जाययानभी 
माना जाय । परन्तु वह सुराज्य कर्यात्‌ सही मानो में जनता का, अल 
लिए जनता दाश चाछित राज्य जवस्य होना चाहिए । 
छ 


सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य 


( बविनोवा ) 
गीता-प्रवचन १)), सजिल्द १॥) 
शिक्षण-विचार शा) 
सर्वोदिय-विचार स्वराज्य-झास्त १) 
कार्यकर्ता-पायेय (| 
त्रिवेणी 9 
साहित्यिको से ॥9) 
भूदाननागा (छह खडो में ) प्रत्येक १॥॥) 
ज्ञानदेव चिन्तनिका ५) 
स्त्री-शवित ॥॥ 
भगवान्‌ के दरवार में ॥) 
गाँव-गाँव में स्वराज्य ) 
सर्वेदिय के आधार ॥| 


एक बतो और नेक बनो ७] 
गाँव के लिए आरौोग्य-्योजना £) 


व्यापारियों का अवाहन ॥) 
ग्रामदान पा) 
शान्तिन्सेना ३) 
मजदूरों से च्ठु 
गुरुवोब शा) 
भाषा वा प्रश्न ]) 
छोकनीति शक 
जय-जगत्‌ 9) 
सर्वोदिय-पात्र ॥|। 
साम्यसूत्र ७] 


( पीरेद्त मममदार ) 
समग्र ग्राम-तवां मी ओर ३॥७ 
शझासनमुया्त समाज वी और ॥) 
नयी तादीम ॥9 


( श्रीहृष्णदात जाजू ) 


सपत्तिदान-यज्ञ ॥) 
व्यवह्मर-शुद्धि (0 । 
अ० भा० चरखान्सव का 
इतिहास 3॥) 
( जे० सी० फुमारप्पा ) 
गाँव आन्दोछून क्‍यों ? शा) 
गराधी-अर्थ-विचार श 
स्थायी समाज-व्यवस्था शा) 
स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग ॥| 


आम-सुधार की एक योजना ॥)) 
( दादा धर्माधिकारी ) 


सर्वोदिय-दर्शन ३) 
साम्ययोग की राह पर भर 
( महात्मा 
सत्य वी खोज १9 
चिंतन के क्षणों में 9 
माता-पिताओं से ॥2 
बारूव सीखता बसे है? 9 
( अन्य लेखक ) 
नक्षत्रों वी छाया में १09 
चलो, चलें मेंगरीठ ॥ं 
भूदान-गगोत्री शा 
भूदान-आरोट्ण ।9 


ग्रामदास ययों ? » था० मझरों १४ 
भूदान-यज्ञ : कया भौर क्यो ?ै १॥॥0) 
शपाई : विशान और पा 7 
सुन्दगपुर थी परादशाहा ॥॥॥॥ 
गो-सेया थी विचारधारा ॥ 


३३१ 


बिनोबा के साथ श् 
ग्राम-स्वराज्य ठा० बग.. ॥5) 


पावन-प्रसण मुदुला मूंदडा ॥) 
खात्रो के बीच ४) 
सर्वोदिय दा इतिहास और शास्त्र ॥) 
सर्वोदिय-सयोजन श्ु 


गाधी एक राजनैतिक अध्ययन ॥|) 
सामाजिक क्राति और भूदान ॥“) 
गाँव का मोकुल अप्पासाहब 9) 
ब्याजनबट्टा के छ 
शोपण-मुक्ति और नवसमाज ॥&)] 


भूदाव-दीपिका च्ु 
भूदात से प्रामदान ) 
पूर्व -बुनियादी ॥) 
सर्वोदिय-भजनावल्लि । 
सत्संग | 
ऋ्रातति की राह पर १) 
प्राति की ओर श् 


समाजवाद से सर्वदिय की ओर | 
गाधीजी क्या चाहते थे? कु 
भूदान-पीषी सुभद्रा गाधी.. 
सर्वोदिय-सम्मेलन-रिपोर्ट, 
काचीपुरम्‌ शु 
सबोदिय-सम्मेलन-रिपोर्ट/लछडी श) 
सर्वोदय-सम्मेजन रिपोर्ट, पढरपुर १] 


घर्मसार शिवाजी भावे ॥| 
स्थितप्रज्-लक्षण 


ष 20 
श्रमनदान डः ) 
अन्तिम झाँकी मनु गाधी शा) 
हिमालय की गोद में ॥9 
ताई की कहानियाँ ) 
दादा का स्मेह-दर्शन 9 
भूदान का लेखा (आँकडों में) |) 
सामूहिक प्रार्थना न्‍) 
धरती के गीत *) 
भूदान-लहरी -) 
भूदान-यजन्गीत न्‍) 
विनोबा-सवाद रा] 
सत्याग्रही शक्ति ॥5) 
जीवन-परिवर्तन (नाटक) || 
पावन-प्रकाश (नाटक) | 
कुलदीप (नाक) ) 


प्राकृतिक चिकित्सा-विधि._ १॥) 
बापू के पत्र 


१0) 
स्मरणाजलि शछु 
मेरा जीवन विकास | 
प्यारे बापू (त्तीन भाग) १ 5) 
बिरकेंद्रित अर्थ-व्यवस्था ॥६) 
त्पोधन-विनोबा श्ण 


किशोरलाल भाई की जीवन- 
साधना. २१ 


शारठा8प #एआ:677088 


वर5 

पाल द९07009055 0 
9676९ 70-00 
प्भी: गा परपीए ठाछ8.._. 2-०० 
कर #. उि0्णातरे ३-०० 

$6९८॥०९ & 5९ 

पि०ए०वं82 ०-5० 
प७एछकपजपलर $9889ए०-5० 


$िज्गाव]-$25४4 3-00 
ए.०08 दे उउ।5 
वैधाउचाण्ा 5७०० 


ए]करागणह छिए 
$भ900:9) 8 7-०० 
(95 उअद्रप्ट्टह!९ उ-09 
ऊ000 था 35 5९७४ 95 
चीट ए/&57 ०-५० 
2 पर ठगाोए 2-00 
है एटाप्रा० ० 52700, & 
$6८3 (फल १-25 
छागा $०ठगाहत ६० 
$527ए०व45 2 0-75 
अ्धाफ्बधधनरआ 0०-30 


7९ 


$्ग्र 989) 8 8५ 
(क्मामफ्ाऋर 


प्रशल [8०००३७ ०० 
(आक.9 7-0 

कस्रफ्गशा एशैफ्ट €ट पव्वी- 

मर००ट्ठार्ब्श "8० ०-35 
छाक्राआंआ वह वआाएक 

एा5९ ० 3#00कंगा ०-१ 
जछ/५ फायर २ 0-5० 
जएए चाल एग49० १०४९० 
खला: श[षिल्ण कठ्राघ07) ३-०० 
जा प्ारल्मा 8ए०7०्फाए 

खात॑ ००४० 08०७ 7-00 
छल्णाग्ाए ०06 एकागराब- 

प७०८ ३-0० 
$9 29] [0 धं।6 ३६५०४ 7-00 
डक 60 का ता 
ऊपणरणा॥ ०-75 

36९८-९०छागड उन्य5 
बैयाए्ल व एम णि 
शिपर्भ 0९एटं०कफफलाध 7-०० 


